सन्‌ वयालीस 
का विद्रोह 


छः 


सन्‌ बयालीस 


का 


विद्रोह 


लेखक 
कह लिप 
श्री गोविन्दसहाय, एम. एल * 
पार्लामेंदरी सेक्रेटरी, सयुक्त श्रांतीय सरकोरें 


भूमिका-लेखक 
श्री जयप्रकाश नारायण 


१६४६ 


नवयुग साहित्य सदन 
इन्दौर 


प्रकाशक 
गोकुलदांस धूत 
नवयुग साहित्य सदत, इन्दोर । 


प्रथम बार : १९४६ 
मूल्य 
साढ़े छः रुपये 


मुद्रक 
अमरचंद्र 
राजहूंस प्रेस, दिल्‍ली । 


लेखक की ऑर से 


मेरी श्र प्रकाशक का यह हादिक अभिलापा थीं कि यह पुस्तक मेरठ- ' 
अधिवेशन से पहले तैयार हो जाय । पर प्रकाशक ओ्ौर-प्रेस.के अ्रपार परिश्रम के 
बाद भी हम उसमें सफल न हो पाए । देहली में यकायक साम्प्रदायिक तना- 
तनी बढ़ने व दगे के फैलने श्रादि के कारणों से तथा दूसरी कठिनाइयों के कारण 
प्रेस अपनी शक्तिभर काम न कर सका और पुस्तक ठीक समय पर तैयार 
न हो सकी । श्राशा है इस वेबसी के लिए पाठक क्षमा करेगे | 

श्रन्त में मे श्री शोभालालजी गुप्त (सहायक सम्पांदक हिन्दुस्तान) 
शोर श्री कृष्णचन्द्र (गीता प्रेस) को धन्यवांद दिये विचा नही रह सकता | श्री 
जोभालालजी ने जिस कार्य-क्षमता तथा लगन से इसकी भाषा इत्यादि को ठीक 
करने में मेरी मदद दी उसके लिए में उनका हृदय से श्राभारी हु । 


कोसिल हाउस, गोविन्दसहाय 
लखनऊ |, 


प्रकाशक की ओर से 


इस पुस्तक में टाइप की खराबी के कारण कई स्थानों पर बहुत्त-सी 
भूलें प्रतीत होंगी । खासकर ए. ई ऊ. ओर अनुस्वार तथा कई श्रन्‍्य मात्राएं 
छपते समय टूठ गई है, इसके कौरण पाठकों को होने वाली असुविधा के लिए 
हम क्षमा-प्रार्थी है । 


भूमिका 

सन्‌ बयालीस को क्रांति इस देश के इतिहास में इस समय तक वही 
स्थान रखती है जो फ्रांस या रूस की क्रांतियों का अपने-अपने देश में है । 
जिस पेसाने पर ४२ की क्रांति हुई थी वह इतिहास में श्रपना सानी नही रखता। 
इतने बडे जन-समुदाय ने दूसरी किसी क्रांति मे भाग नही लिया था। छेकिन 
केवल विस्तार श्रौर विशॉलता ही इस, क्रांति की विश्येषताएँ न थी। सन्‌ ४२ 
ने देश की काया-पलट कर दी, एक नए भारत का निर्माण किया, उसकी राज- 
नीति को एक नई दिशा प्रदान की। स्वतंत्रता की लड़ाई ने पहले वैयवितिक 
हिसा का पथ ग्रहण किया, फिर असहयोग का । बयालीस में लड़ाई ने जन- 
ऋ्राति का रूप लिया। असहयोग के भ्रमोघ अस्त्र के लिए पर्याप्त न॑तिक बल 
की कमी देखकर आजादी के सिपाही जब हतोत्साह हो रहे थे वो ४२ ने 
प्रकस्मात्‌ उन्ते लिए एक नई राह प्रशस्त कर दी | श्रव तक हम ,जेलों को 
भरा करते थे । श्रव देखा गया कि नेतृत्व-हीन, शघ्त्र-हीन जनता ने विद्युत्‌ गति 
से जगह-जगह पर विदेशी राज के श्रष्डों का नाश कर उन पर सहज ही श्रपना 
प्रभुत्व कायम कर लिया। अंग्रेजी राज का क्लिला, जो श्रव तक इत्तना सुदृढ़ 
श्रोर दुर्भेध दीख रहा था, श्रकस्मात्‌ टूटने लगा। कही दीवार दूटी तो कही 
कंगूरा, कही कुछ पाये तो कही मेहराव । जनता ने समझ लिया कि यह बालूकी 
: भीतों का बना हुआ किला है, श्रौर उसने सीख लिया उन भीतों का ढाह देने 
का एक नया तरीका | श्रव भारत में कभी भी क्रांति होगी, जनता की राह 
यही होने वाली है, चाहे थोड़े से चूनें हुए देवत्व के साधक कोई श्रौर ही राह 
पकड़े । सन्‌ बयालीस मेरे लिए तो यही श्रर्थ रखता है । 

लेखक ने अपने “विषय-प्रवेश” मे लिखा है कि “में मानता हु कि 
हर लेखक का अपना एक दृष्टि-कोण और ध्येय होता है ।” उनका भी श्रपना 
एक दृष्टिकोण है, श्रौर वह एक ख़ास नृक्‍ते से विस्फोट को निहारते हैं । उनके 
दृष्टि-कोंण से में हर जगह सहमत तो नही हू, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी 
होती है कि उन्होंने अपने इस मृह्िकिल काम में मानसिक सच्चाई बरती है 
जो एक क्रांति का इतिहास लिखने से अधिक मृदिकल है। 


(ख) 


४२ का क्रांति इस विशाल देश के कोने-कोने में फैली हुई थी । इतनी 
बड़ी घटना का इतिहास इतने थोडे श्रसे में एक व्यक्ति के लिए लिख डालना 
श्रसम्भव है । प्रान्तीयः कांग्रेस कमेटियों ने जो रिपोर्ट तैयार कराई हैं उनमें 
श्रघधिकतर अग्रेजों के दुष्कर्मो का ही रोना रोया गया है । क्रांति का इधिहास 
उनमें कम मिलता हैं | वह इतिहास तो भोग्य रूप से बरसो में ही त॑यार हो 
सकता हैँ और वह भी भिन्न-भिन्न लेखकों के श्रम से । इस समय तो उस 
इतिहास की सब बाते प्रकाशित भी नही की जा सकतीं । मेने अपने एक मित्र 
से सितारा, मिदनापुर श्रीर बलिया जिलो की क्रांतियों का इतिहास एक खास 
दृष्टिकोण श्रौर मतलब से तैयार कराया हुँ । उस प्रयास से मुझे पता चला 
कि “४२ ज॑सी एक ऐतिहासिक घटना कितनी बहुरगी श्लौर वहुएखी होती है, 
श्रौर यह भी, कि जब हम उस घटना के इतने समीप होते है तो उसकी कथा 
रखना और कहना कितना कठिन होता है । 

ऐसी हालत मे प्रस्तुत पुस्तक को देखने से पता चलता है कि वाबू गोविन्द- 
सहाय ने भ्रथक परिश्रम किया है। जो लोग सन्‌ बयालीस को श्राजादी का 
पथ-प्रदर्शक मानते है वह इस पुस्तक का ध्यान से अध्ययन करेंगे शोर भविष्य 


का मार्ग ढूढने में उससे सहायता लेगे। 


जीपखिाए क्काखश आए हक था हो का 


ा 


विषय-सू ची 


१. विषय-अवेश पृष्ठ ३-८ 

९५ विज [पे ८. 

२, वज्ञानिक विश्लेषण &-४५४ 
कऋान्ति-विज्ञान & 
सन्‌ १९४२ से पहले... ः ६१ 
क्रिप्स-मिशन श्र 
तो श्रगस्त सन्‌ १९४२ ६३ 
कांग्रेस का नेतृत्व |. हैंड 
आन्दोलन की लपढटों में हध 

-. युद्धकालीन नेता एवं राष्ट्र के कर्णधार १९ 
काँयक्रम ५९ 
कार्यक्रम किसने दिया २० 
कोई कार्यक्रम क्यों नही दिया गया २१ 
आन्दोलन के तूफानी केन्द्र २२ 
महत्त्वपूर्ण बाते २६ 
व्यर्थ की बहस ह शरद 
अहिसात्मक शिक्षा ३० ' 
खुला विद्रोह ३१ 
अहिसा की शविति रे 
दमन के साधन हि 
कांग्रेस पर सरकार के आरोप है ३६ 
तलपट ; ३७ 
हानि ३९ 
संघर्ष जारी है -. ३९ 


नया नेतृत्व बनाम कांग्रेस हाई कमांड ४० 


टली हनन यिजमकप नकल नल लनन नानक फिलन जन्‍म तन आधिननत अतानननिननभनानओ मे के हे अज+ क्‍>+>+++ ३००००... नल सनक अननज+ ++ज- 8५ 5 मु 
जज लल+ फल जल की मर केक & जलन रनननन >पनन«>> कक के 


३, 


४ (ख) 


तोवे €< 
मनोवज्ञानिक वातावरण 
आ० भा० कांग्रेस कमेटी का अ्रधिवेशन 
सरदार पटेल 
गांधीजी का भाषण 


बम्बई प्रान्त आग की लपटों में 


बम्बई के खुले विद्रोह के सरकारी आंकड़े 


गुजरात प्रान्त 
अहमदाबाद 

तोड-फोड के कार्य 

खेड़ा जिला 

सूरत जिला 

भडोंच जिला 

पंचमहल जिला 

महाराष्ट्र 

पूना में गोली-काण्डों की भरमार 
पूर्वी व पश्चिमी खानदेश 

नासिक 

अहमदनगर 

सितारा 


कर्नाटक 
गांधीजी का सन्देश 


आन्दोलन की गति विधि 
तोड़ग्फोड़ 

वीरतापूर्ण कार्य 
विद्यार्थियों, भर मजदूरों का योग 
श्रान्दोलन की विशेष बातें 
भ्रन्तिम प्रयास 

कुछ श्रांकड़े 

गोली-काण्डों में जन-हानि 
जुल्मो की श्रन्य घटनाएं 
अन्य काये 

डाकखानों की हार्निं 


४६-६६ 
४६ 
श्र 
भरे 


६७-१०८ 


3 ९, 
प्र 
24 
दर 
पछ 
प्ष 
प्‌ 
8६० 
९० 
६१ 
6३ 
६३ 
हर 
६६ 
(5 
€७ 
श्प 

१०३ 
४१०३ 
श्ज्ड 
श्०्डं ५ 
१०५ ह 
१०५ 
१०६ 
१०६ 


१०७, 


(ग) 
युद्ध-सम्बन्धी क्षति 
पुलिस को निहत्था बनाना 


बिहार में खुला विद्रोह 
कुछ श्रांकड़े 

विहार का बलिदान 
आन्दोलन का रूप 
श्रान्दोलन की विद्येषता 
जेलों पर हमला... 
विद्याधियों कां कार्य 
तोड़-फोड़ 

मजदूरों का सहयोग 
चर्खा-संघ पर हमला 

पटना जिला 

मृगेर जिला 

चम्पारन जिला 

शाहाबाद जिला 

गया जिला 

हजारीयाग जिला 

बा० जयप्रकाशनारायण का साहसपूर्ण का्य॑ 
भागलपुर जिला 
मुजफ्फरपुर जिला - । 
पूणिया जिला 
सारन जिला 
रांची जिला 
दरभगा जिला 
मानभूमि जिला 
सिहभूमि जिला 
पलासू 

संथाल परगना 


६, आसाम में आन्दोलन 
एक नजर में 


का 


१०८६ 
श्ण्द 


१०६-१४४ 
१०९ ' 
#ल्ह 
श्श्श 
११२ 
श्१२ 
११३ 
११३ 
११४ 
११६ 
११६ 
१२० 
श्र्र 
१२३ 
१२६ 
३२७ 
द्र८ 
१३९१ 
१३४ 
१३७ 
१३८ 
१४० 
१४० 
१४३ 
१४४ 
(९५ 
१४५ 


१४६--१७० 


१४६ 


* ह (धघ) 


कुछ श्रपूर्व बलिदान 
उत्तरी आासाम 
नोगांव जिला 
दारांग 

कामरूप 

ग्वालपाड़ा जिला 


मुक्‍्तप्रान्त में सन्‌ ४२ का विद्रोह 
जनता एवं सरकार को हुई क्षति का विवरण 
बलिया' 

जनता की सरकार 

पाद्वविक दमन 

कुछ रोमांचकारी कहानियां 
कुछ श्रांकड़े 

गाजीपुर 

दमन के आंकड़े 

ग्राजमगढ़ जिला 

बनारस जिला 

विश्वविद्यालय पर फौजा कब्जा 
इलाहाबाद 

डिप्टी कमिश्नर को कुरवानी 
जीनपुर 

गोरखपुर 

पश्चिमी जिलों मे श्रान्दोलन 
कानपुर 

लखनऊ 

आगरा 

मथुरा 

वृन्दावन 

अलीमढ़ 

मुरादाबाद 


विजनौर 
गढ़वाल 


१२१ 
१५७ 
१६० 
१६३ 
१६७ 
१६६ ४ 
१७१-२१० 
६७१ 
१७५ 
१७८ 
१७९ 
१७९ 
१८१ 
श्ण्र 
१०५ 
श्ष्श्‌ 
१६० 
१६३ 
१९४ 
१९७ 
१€८ 
२०० 
र०२ 
२०२ 
२०३ 
२०३ 
२०४ 
र्०४ड 
२०५ 
२०५ 
"२०५ 
२०६ 


(2 ) 


श्रलमोड़ा शी विद्रोह २०७ 
८, बंगाल ग्रान्त में खुला विद्रोह २११-२३७ 
जन-प्रयास और दमन के आंकड़े २११ 
बंगाल का विद्रोह श्श्र्ः 
मिदनापुर २१४ 
तामलुक और कंटाई के तूफानी केन्द्र २१५ 
राष्ट्रीय सरकार के कार्य २१६ 
विद्युत्‌ वाहिनी सेना २१९ 
ब्रिटिश सरकार के काले कृत्य ॥ २२० है 
भयानक तूफान | २२० 
कण्टाई में गोली-काण्ड २२१ 
कंटाई के कुछ आंकड़े श्श्३े 
- स्त्रियों के साथ बलात्कार र्रडे 
बैलूर घाठ सव डिवीजन २२६ 
कलकत्ता २२६ 
मुशिदाबाद २३१ 
नदिया २३१ 
ढाका २३१ 
तिपरा २३३ 
सिलहट २३३ 
फरीदपुर २३४ 
मेमनसिह र्३े४ 
राजशाही २३४ 
» . दीनापुर र्२५ 
रगपुर २३५ 
जलपाई गुरी २३५ 
दोरजिलिंग २३५ 
बदंमान २३५ 
हावड़ा २२३६ 
हुगली २३६ 
8. मद्रास में विद्रोह श्३८--२४४ 


ग्रांप्र श्२े६ 


(व) 


१०, फेरल भी पीछे न रहा २४५४-२४ ८ 
तामिलनाड २५१ 
जिलों में प्रांदोलन २५३ 
प्रान्दोलन के तुफाती केन्द्र र्प्र्पर्‌ 
: ११, उड़ीसा प्रान्त २५६-२६६ 
कोरापट २६२ 
बालासोर एद्४ड 
कटक २६६ 
पुरा २६८ 
गंजसम , २६८ 
सम्भलपुर | २६६ 
१२, मध्यप्रान्त का कौशल २७०-२८६ 
मराठी मध्यप्रान्त २७१ 
भण्डारा जिला २७१६ 
नागपुर जिला. २७२ 
वर्षा जिला २७६ 
महाकोशल २८६० 
विदर्भ श्पोव 
१३, राजधानी में खून की होली २८७-२६ १ 
१४, अजमेर-मेखाड़ा २६२१-२६ ३ 
१४, सिन्ध प्रान्त २६४-२६८ 
१६, सीमाग्रान्त २६६ 
१७, पंजाब में आन्दोलन ३०२-३०४ 
१८, भारतीय रियासतों का भाग ३०४-३२५ 
मध्यभारत की रियासतें ३०७ 
राजपूताना की रियासतें ३०९ 
उड़ीसा की रियांसतें ३१२ 
काठियावाड़ की रियासते र ३१७ 
बडोदा ३१९; 


मेसूर रियासत ३१९ 


(छ) 


भ्रन्य रियासत ३२५ 


१६, युद्ध और मुख्य राजनीतिक दल ३२६-३३७ 
कांग्रेस ' ३२६ 
मुस्लिम लीग डैर८ 
कांग्रेस समाजवादी पार्टी ३३२ 
कम्युनिस्ट पार्टी ४. देशेद 


हिन्दू महासभा ३३७ 


5 
>> अं, 


>> 


|| 
; रफ्शप्ज्े ४ "/] गो / 
'7.90% 00३0९. शशि | 
५ 


0>-+००क कण ५ हे 9 


न 


30% ,,, बकरा 
4८4८ «४ ०भ: ७३ 02222. ९ 


+ 
झ-अो ० बटन काका 5८ शा की कर ११९५) 
2 7%44%0//22.::/24:. ५ रचा | 





“ज्ारत छोड़ो” 


4 


खचित्रकार-- हिन्दुस्तान के सुप्रसिद्ध कार्टून 


नस्ट श्री दांकर 


५ 


. सन्‌ बयालीस 


का 


विद्रोह 


कह निज ->-+ + 
ल्जिजज- तल बा ० न. +>न 


१ 
3३-७००५३ रे कलर करन कमनयककय 


विषय-प्रवेश 


“हुवा का भोंका जो चलना होता है, चलता ही है, घटनाएं जो होनी 
होती है, होकर ही रहती है । पर हम केवल उनके कारणों का विवेचन 
सात्र करते हे ए 

ह --विक्‍्टर हाय गो 


हो सकता है मेरा यह प्रयास भी ऐसा ही हो । पर इच्छा हुई कि क्यों 
न इस महान्‌ श्रान्दोलन पर, जिसके वेग में लाखों नर औ्रौर नारी, बूढ़े श्रौर 
जवान श्राश्ा, जोश एवं तड़प से यकायक उठे, श्रागे बढ़े श्रौर श्रन्त में कुछ 
पीछे हटते से भी दीख पड़े, कुछ लिखूँ; क्यों न इस अखिल भारतवर्षीय क्रांति 
के, जिसके उन्माद मे होनी वाली श्रनेक मुख्य घटनांश्रों की खबर हर प्रकार 
से दुनिया से छिपाई गई भ्रौर जिसके नेताश्रों को तथा उके उद्देश्य एवं ध्येय 
को हर तरह के बुरे व भट्दे अर्थ पहनाकर दुनिया की श्राखों में घूल झोंकने 
के यहाँ, और बाहर, अनेक असफल प्रयत्न किये गये, ध्येय, नीति, उत्पत्ति- 
काल, विकास, गतिविधि , व्यूह-रचना नारों आदि के सम्बन्ध में निष्पक्ष दृष्टि 
से शोर वैज्ञानिक ढंग पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँ ? 

मेरा विश्वास हैं कि दुनिया के इतिहास में दबे-पिसे व पद-दलित 
लोगों के अ्रनेक सफल व असफल प्रयत्न हुए है; पर सन्‌ १६४२ का “खुला 
विद्रोह' पुराने सब प्रयत्नो से ध्येय, नीति-निपुणता, संगठन, वलिदान, विस्तार 
झौर जनोत्साह श्रादि सभी वातों में कही वढा-चढ़ा हैं। सन्‌ १८५७ का गदर- 
फ्रांसीसी राज्यक्रांति, सन्‌ १६१७ की रूसी लाल क्रांति सभी कितनी ही बातों में 
छसके सामने फीके जान पड़ते है । यह वह महान्‌ प्रयत्न था जिसमें प्राय: सभी 
भारतीय नवयुवकों ने, जिनके हुदय में जरा भी आ्राज़ादी की कसक व तड़ प|बाकी 
थी, किसी-न-किसी रूप में हिस्सा लिया | यह वह सामूहिक प्रयत्न था, जिसकी 
चिनगारी गांव-गांव मे फैल गई । ऐसा लगता था कि सारा राष्टू गहरी नीद से 


ड़ सन्‌ बयालीस का विद्रीह 


जागकर यकायक उठ रहा है । भारत में पंग्रजों के दिन इने-गिने दिख।ई देते थे । 
वास्तव में यह काल इतिहास का एक रोचक काल बन गया हैं। एक 
निह॒त्थे राष्ट्र ने यकायक जागृत होकर श्रपने पैदाइशी हक के लिए प्राणों की 
बाजी लगा दी, जिससे मालूम पड़ता था कि स्व० लोकमान्य तिलक का मंत्र 
'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है” हरेक के कानो में गूज गया हैँ श्रौर 
उस पर सेवाग्राम के सन्‍्त की मृहर लग गई, जो उन्‍हें करो या मरो' का 
श्रादेश दे रहा था। इस प्रकार क्रान्ति के अन्य सभी कारणों की मौजूदगी श्रौर 
गान्धीजी के नेतृत्व ने मिलकर देश मे एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी थी, 
जिससे जनता मे कुछ करने की तीज्र इच्छा पैदा हो गई थी । ये सब वातें 
इतनी तेज़ी से हो रही थी कि श्राश्चय होता था कौन जादू क्रान्ति की यह 
सब सामग्री जुटा रहा हैं । आदमी, औरते, मर्द, बूढे, जवान सब श्रनुभव 
करते थे कि उन्हे श्राग के साथ खेलना होगा; वे श्रनुभव करते थे कि क्रान्ति 
का कोई प्रयत्न करना एक चट्टान से सर तोड़ने के समान होगा । वे यह भी 
जानते थे कि उन्हें उस ब्रिटिश-राज्य से लड़ाई लड़नी होगी, जिसके पास श्राज 
तबाही व बरबादी मचाने के सभी वैज्ञानिक साधन मौजूद हे । उन्हे इस बात 
का भी ज्ञान था कि साम्राज्यशाही एक हृदयहीन शासन-व्यवस्था है जिसमे न 
न्याय होता है, भौर न नियम । जनता तथा गान्धीजी यह भी श्रच्छी तरह जानते 
थे कि वे अंग्रेज़ी साम्राज्य से उस समय लडने की घोषणा कर रहे है जब कि 
भ्रग्रेजो मे य्रोप तथा दूर पूर्व की निरन्तर हारो के कारण एक तीज भुूकलाहट 
पैदा हो गई है और ऐसी स्थिति में, जब कि उनका विरोधी स्वयं कठिनाइयों 
व परेशानियों में है, किसी प्रकार का श्रान्दोलन करना जलते हुए घावों पर 
नमक छिड़कना और उसके गुस्से को श्रौर भी अधिक भड़काना होगा । पर 
यह सब जानते हुए भी भारतवर्ष के हर मर्द-पौरत ने अपने कतंव्य को सर्वोपरि 
समझा । उनके हृदय मे यह प्रइनत उठा कि जब दुनिया भर के लोग श्रपनी- 
भ्रपनी आज़ादी के लिए जीवन-मरण का खेल खेल रहे है, श्राहुतियां दे रहे है, 
बलिदान कर रहे है' श्रौर तरह-तरह के कष्ट श्रौर यातनाये सह रहे है तो 
क्या हम अपने देश की श्राज़ादी के लिए केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें ? 
जनता की इस मनोवृत्ति का पता गान्धीजी के श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के अधिवेशन में दिए गए ८ अगस्त सन्‌ १९४२ वाले भाषण से चलता है । 
उन्होंने कहा--/ईश्वर मुझसे पूछेगी कि जब दुनिया में चारों ओर भअ्रग्ति 
धधक रही थी, कान्ति की लपढठें प्रचण्ड होकर उठ रही थी, हिंसा का 
साम्राज्य था, तो क्यों न तूने मेरे उस महामत्त्र भ्र्थात्‌ छ्वान्ति के पाठ को 


विषय-प्रवेश प्र 


दुनिया के सामने रखा, क्‍यों न अंधेरे में उजांले का सन्देश दिया, श्रसत्य के 
वातावरण में सत्य का नाम लियां ?” यही कारण है कि यद्यपि उपरोक्त 
लड़ाई प्रारम्भ करने का श्रेय ब्रिटिश नौकरशाही को है जिसने यकायक बिजली 
की भाति भारतीय श्राज्षात्रो व श्राकांक्षाओं पर ६ अगस्त के सवेरे से एक 
भयंकर प्रह्मर किया, पर उसका नतीजा यह निकला कि भारतवर्ष की दबी हुई 
श्राकाक्षाओं का विस्फोट सारे देश में हुआ श्औौर उसने श्पन्नी लपटे कोने-कोने 
में फैला दी । जनता की झाशा, उत्साह, तड़प श्रौर कसक के साथ उठी । ब्रिटिश 
नोकरशाही के आ्राक्रमणो से ऐसा 5रतीत हुआ मानों वह सब मोर्चो पर होने 
वाली अपनी हारों की पूर्ति निहत्यी भारतीय जनता की श्राकाक्षात्रो को कुचलकर 
करना चाहती हैँ ओर इस प्रकार खोएहुए सम्मान को पुन: प्राप्त करना चाहते हे दा 
आन्दोलन के परचात्‌ भ्रान्दोलन के विकास, गत्तिविधि तथा साधनों के बारे 
में तरह-तरह की चेमेगोइया हुई । कुछ लोगो ने श्रन्दाज लगाए कि यदि 
काग्रेसा नेता गिरफ्तार न किए जाते तो कया होता ? कोई कहता था कि 
गान्धीजी वायसराय से प्रार्थता करते । दूसरो का कहना था क़ि तब इन बातों 
का समय निकल चुका था, केवल शिष्टाचार के नाते गान्धीजी ऐसा ,प्रयत्न 
करते । पर इस विषय पर बहस करना केवल विमागी कसरत ही हुँ वास्त- 
विक बात तो यह है कि देश में क्रान्ति के सारे कारण अपनी परिपक्व स्थिति 
को पहुँच चुके थे । एक दूरदर्शी नेता की भांति गान्धौजी ने उपयुक्त मनो 
वैज्ञानिक वातावरण तैयार कर दिया था। वह सगठन को सुदृढ़ बनाने की 
वोते सोच रहे थे । जनता को “करो या मरो' का नारा दे चुके थे। खुले 
विद्रोह' की बाते! भी जनता के कानों में गूँज रही थी | इस प्रकार देश में 
ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक मनोवेज्ञानिक मोर्चा बन चुका था | जनता को 
विश्वास हो चला था कि वह शअ्रपनी शान्ति व रक्षा के लिए शअग्रेज़ों के हथि- 
यारो पर निर्भर नहीं रह सकती | जनता यह भी जानती थी कि बावजूद 
श्रनेक सुनहरी बातो के ब्विटिश साम्राज्यशाही भारत को अपने श्राधीन रखने 
'की कल्पना कर रही हैँ । इस प्रकार हर हिन्दुस्तानी के हृदय में घाव था, 
प्रसन्‍्तोष था | ऐसा मालूम पड़ता था मानो हर हिन्दुस्तानी एक ज़िन्दा बम 
(!7ए2 70777) बन गया हैँ जिसमें केवल चिनगारी लगने की देर है ) ठीक 
उसी समय जब उसके नेता उससे छीन लिए गए तो उसके लिए युद्ध प्रारम्भ 
हो गया और यह युद्ध पीड़ित श्रौर श्रत्याचारी, शासक श्रौर शासित, लुटेरे और 
लूटे हुए के बीच प्रारम्भ हुआ । 
सच तो यह है कि यह जनता का सचा युद्ध था। यद्यपि हमने श्रपने 


ध सन्‌ बंयोौलीस का विद्रोह 


सेकड़ो साथियों को सदा के लिए खोया, हमारी माताग्रों श्लौर बहनों का अप- 
मानित व लज्जित किया गया, उन्हें मारा-पीठा गयाश्रौर कही-कही तो उन्हें सैनिको 
तथा नौकरशाही के कल-पुर्जों की पाशविक वृत्ति का शिकार भी होना पड़ा, गाँव 
के गाँव लूटे, वीरान हुए, श्राग की प्रचंड 'लपटों से करोड़ों रुपये की क्षति हुई, 
पर यह सब बलिदान उस ध्येय के सामने क्या है जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे । 
हम जानते हे कि ब्रिटिश नौकरशाही ने करोड़ों रुपया खर्च किया शौर 
भूठी श्राजादी का दिखावा खड़ा करके हम।री न्यायांचित व सच्ची श्रावाजु का 
गला घोठना चाहा श्रौर दूसरे देशो में हम पर तरह-तरह के भूठ भारोप लगाए 
गए । हम विश्वासघाती कहे गए । हमे धुरी-राष्ट्रों का मित्र बतायों गया । 
पाचवे दस्ते का खिताब दिया गया । पीछे से वार करने वालि देशद्रोही बताने 
के भी प्रयत्व किये गये । पर अन्त में दुनिया ने देखा कि सत्य की जीत हुई। 
प्रारम्भ में मित्र राष्ट्रों के जनमत ने हमारे इस कदम पर रोप प्रकट किया । 
पर ज्यो-ज्यों उसे हमारी सच्चाई का पता चलता गया, वेसे ही वेसे जनमत 
हमारी श्रोर बदलने लगा मोर उसी का आज यह नतीजा हैं कि कितने ही 
पीड़ित, दबे व शोषित देश भारत के नेतृत्व से प्रोत्साहन लेकर श्रपना मार्ग 
निश्चित कर रहे हैं । इस आन्दोलन से हमको श्रनेक प्रकार के लाभ हुए 
जिन्हें विस्तार से दूसरी जगह बताऊँगा। यहां तो केवल संकेत रूप में यह बताने 
की चेष्ठा कर रहा हु कि इस शआ्रान्दोलन ने हमे अग्नेजी साम्राज्यशाही के गिरते 
| लड़खड़ाते व बिख रते ढॉँचे का वास्तविक रूप दिखाया हैँ और यह भी दिखाया 
है कि किस प्रकार हम संगठित हिंसा के विरुद्ध संगठित अ्रहिसा से सफल हो 
! सकते हे, श्रधेरे मे उजाले की टिमटिमाती हुई रोशनी छेकर आगे बढ़ सकते 
| हू। इस प्रकार कितने ही लोगों का श्रहिसा की शिक्षा, शवित व साधनों पर 
पहले से कही अधिक विश्वास बढ़ गया है । भ्राज श्रहिसा बहुतों के लिए जीवन 
का एक तत्त्वज्ञान बन गया है । हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी ने यह भ्रनुभव 
किया हूँ कि उनके दुःख मिटने का एक हो मांगे है और वह यह कि ब्रिटिश 
शासन यहा से उठ जाय। यही कारण हैँ कि इस आन्दोलन में सेकड़ों मुसल- 
भानो ने, बावजूद जिन्‍ना साहब के, अपने अन्य भाइयों के साथ भाग लिया । 
में भी उन करोड़ों श्रादमियों मे से एक हू जिन्होंने किसो-त-किसी रूप 
में इस श्रान्दोलन में क्रियात्मक भाग लिया हूँ । बचपन से ही म॒भे इन सब 
बातों के जानने की उत्सुकता रही है और सन्‌ १९३०से तो मैने अपने को आ्राजादी 
की लड़ाई के सनिकों की दुकड़ी मे शामिल कर दिया है | पर इन १२ सालो 
में मुझमे कभी इतना उत्साह,।इतनी शक्ति व स्फूर्ति न थी जितनी सन्‌ १६४ २ 


विषय-प्रवेश ७ 


के इन दिनों में रही । आम 

मेने सन्‌ १९४२ के श्रगस्त मास के इन दिनो मे जनता में जो स्फूर्ति, 
उत्साह, जाश, क्रोध, कुझलाहटठ देखी उतनी पहले कभी नही देखी । मालूम पड़ता 
था कि सारा राष्ट्र गोली से घायल तथा क्रोध से पागल होकर किसी चीजु को 
मिटाने के लिए-उठ रहा हैं; जिसने निरन्तर उसे पीसा है भ्रव वह उसका 
श्रन्त करना चाहता हैँ । उस समय युक्त प्रान्त कै पूर्वी जिले तथा बिहार की 
कुछ जगहों के जोश तथा तड़प से उभरी हुई जनता को देखने का मुझे सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । उन्च दिनों के श्रभूतपूर्व हृदय-विदारक तथा उत्साह पैदा करने वाले 
दृश्यों ने मेरे हृदय मे एक तड़प पैदा कर दी थी कि में इस महान्‌ भ्रान्दोलन पर 
भ्रवश्य कुछ लिखूँ। मेने अ्रनुभव किया कि यद्यपि हिन्दुस्तान में कई सामूहिक 
व व्यक्तिगत आन्दोलन हुए हे, पर उन सबपर सूबेवार व जिलेवार श्रावद्ध 
रूप में बहुत कम साहित्य लिखा गया है। भ्रखिल भारतीय पैमाने पर तो कोई 
भी ऐसा प्रयत्न नही दीख पड़ा । मेरी तीब्र इच्छा हुई कि वयो न विशाल जन- 
समूह के इस महान प्रयत्त पर एक वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा की जाय श्रौर 
सारे प्रान्तो तथा रियासतो में होने वाले इस व्यापक तथा सामूहिक प्रयत्न पर 
प्रकाश डाला जाय । मेने सोचा कि घटनाओ के मुख्य-मुख्य स्थानों में जाकर 
लोगों से मिला जाय और उनके प्रयत्नों की जानकारी प्राप्त की जाय । 
किन्तु में बीच मे ही जेल में बन्द कर दिया गया । पर इस काल मे भी मेने 
अपनी इस तीत्र इच्छा को बनाए रखा श्रौर जेल से छुठने के एक दो माह 
पदचात्‌ ही हिन्दुस्तान के सारे सूवों का दौरा किया और यथासम्भव श्रान्दोलन 
सम्बन्धी आकड़े प्राप्त करते का प्रयत्न किया । निस्सन्‍्देह मुझे इस काये में 
ब्रहुत सी दिवकतो का सामना करना पडा। एक श्रोर सेसर की कठोरता,दमन की 
उग्रता तथा लोगों का इस श्रोर श्रधिक ध्यान न होने के कारण तथा दूसरी 
ओर भ्रमण की असुविध।|, प्रमुख कार्येकर्त्ताश्रों की श्रनुपस्थिति, कांग्रेस के गैर- 
कानूनी होने श्रादि के कारण मेरे लिए यह कहना ठीक न होगा कि मेने इस 
आ्रान्दोलन सम्बन्धी सभी प्रकार के आ्राकडे इकट्ट्र कर लिए हे । पर मंने इस 
दिशा में प्रयत्त अवश्य किया श्रौर उस प्रयत्न के पीछे एक लगन थी जिसने 
निरन्तर दिक्कतों के बावजूद भी मुझे इसमे जुटाए रखा । 

में मानता हूं कि हर छेखक का अपना एक दृष्टिकोण श्रौर ध्येय होता 
है और उसी से प्रोत्साहित होकर वह पुरानी घटवाशों को अपने तरीके से रखने 
का सफल अ्रथवा श्रसफल प्रयत्न करतां हैं । कोई इस बात को स्वीकार करे 
या न करे,पर यह एक नग्न सत्य है । मेरा भी इस पुस्तक के लिखने का अपना 


दर सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


एक ध्येय श्रौर दृष्टिकांण है श्रौर उसी ने मुझे इस कार्य को करने के लिए 
प्रेरित किया है । किर भी मेने इस बात की पूरी कोशिश की है कि श्रपने निजी 
विचारों, रुकान व लगाव को घटनाओं के आंकने तथा उनकी तह में उतरने के 
काम पर हावी न होने दू'। मेने इस आ्रान्दोलन की सारी घटनाओं को पक्षपात 
रहित होकर गंकने श्रौर उन पर प्रकाश डालने का यथाशवित प्रयत्न किया है । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका हैं, मेने इस काल श्रर्थात्‌ १९४२-४४ में 
होने वाला घटनाओं के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
हैं श्र कितनी जगह अपने कुछ साथियों को भेजा है । स्वयं जाकर लोगों से 
बातचीत की है । सरकार ने घटनाश्रो के सभ्बन्ध मे जो ववक्‍तव्य प्रकाशित 
किए हू उन्हे पढा हैं भौर श्रखवारों के पन्‍नो को भी पलटा हैं। फिर भी मेरा 
विश्वास हैँ कि जो शकांकड़ें घटनाओं के वर्णन में दिये गये हैँ वे वास्तवि- 
कता से कुछ कम ही है । मुर्भे यह जानकर कुछ संतोष होता है कि मेने इस 
काम को ऐसे समय में किया है जब कि हमारे पाल उन विभिन्‍न आन्दोलनों के 
बारे मे बहुत कम साहित्य है जो भारत में समय-समय पर हुए है । में अपने 
परिश्रम को सफल समभूँगा यदि ,पाठकगण इस पुस्तक से स्वतंत्रता के इस 
महान श्रान्दोलन के बारे में संगठित रूप में सूबे, जिले तथा मुख्य रियांसतवार 
“कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें और उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि वास्तव में 
५ दस दिशा में किया गया प्रयत्न एक आवश्यक प्रयत्न था श्रौर इस प्रकार संग्रहीत 
/ आंकड़े तथा घटनाओं के वर्णन इस आन्दोलन के समभने में मददगार साबित 
होंगे । हो सकता हैँ यह पुस्तक पाठकों के हृदय में अनेक प्रकार की अ्रच्छी 
कल्पनाएँ तथा अ्रपनी मातृ मूमि के प्रति सर्वेस्व बलिदान करने के भावों को जागृत 
कर सके । श्र्त मे में उन सब साथियों को, जिन्होने मुझे इस कार्य में श्रनेक 
प्रकार से मदद दी हूँ, धन्यवाद दिए बिनां नही रह सकता और साथ ही उन 
साथियों की भी, जिन्होंने इस आन्दोलन में श्रपने बलिदान देकर तथा अनेक 
प्रकार के कष्ट सहकर मेरे हृदय में हमेशा स्फूति को बनाए रखा है और उस , 
ज्योति को जलाए रखा हैँ जिसके कारण मेने श्रनेक कठिनाइयो के होते हुए 
श्री अपने इस प्रयत्न को जारी रखा । साथ ही कांग्रेस के उन नेताओं तथा 
कांग्रेस-कार्य-समिति के उन सदस्यों के प्रति भी में कृतज्ञता प्रकट करता हूँ 
जिनके निरंतर कारावास ने सारे देश मे श्रान्दोलन की अग्नि को एक कसक व 
तड़प के रूप में मेरे तथा अ्रनेक देशवासियों के हृदयों में प्रज्वलित रखा है । 
अन्त में में प्रपने मित्र मिस्टर एन० ए० भंडारी को, जिन्होने मुझे इस 
किताब को पूरा करने में काफी मदद दी है, धन्यवाद देता हूँ । 


$ हि 
$+ २३ 


दे / ऊ 
वेज्ञानिक विश्लेषण 
क्रान्ति-विज्ञान 


विद्रोह यंकायक फूट नही पडते । क्रान्ति फौरन बिजली की तरह साफ 
व नीले आ्रासमान से टूट नही पड़ती । न कोई आ्रान्दोलन जादू की लकड़ी द्वारा 
खड़ा ही किया जा सकता है और न किसी श्रान्दोलन को स्थायी रूप से दमन 
द्वारा दवाया ही जा सकता है । वास्तव में आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोह रौदी हुई 
जनता की दवी आकाक्षाओं के वाह्य रूप होते हैं । 

जिन कारणों से क्रान्ति श्रथवा आन्दोलन का जन्म होता है, उनमे से 
कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है :-- 

१. जनता में बढ़ा हुआ आ्थिक व राजनैतिक श्रसतोष । 

२. राजनंतिक श्ार्काक्षात्रों भौर ग्रभिलांपाओ की वृद्धि,राष्ट्रीय सम्मान 
के भावों की प्रगति तथा मान-अपमान की तड़प । 

३. सरकार की सत्ता व शक्ति से विश्वास का हटना । 

४ जनता में परिवर्तन की तीत्र इच्छा और भविष्य में संघर्ष करने 
की उत्कंठा । 

५, देश के विभिन्‍न वर्गों, पारियों व दलों मे सरकार की उसेक्षापूर्ण 
नीति के प्रति वढता हुआ असपन्तोष और उनमें किसी एक मांग पर मिलकर 
जोर लगाने की इन्न्छा । 

' ६.हाकिसों की उपेक्षापूर्ण, हृदयहीन और दमनकारी नीति तथा जनता 

की उचित न्यायपूर्ण मायो के प्रति सख्त, कर व अन्यायकारी रुख इत्यादि । 
ये सब ऐसे कारण होते हैँ जो-प्रयः सतह के! नीचे अ्रन्दर-ही-अ्रन्दर 
विरोधार्नि सुलगाते रहते हे श्लौर समय पाकर जनता मे स्फूरित हो उठते है । 
मनोवेज्ञानिक दृष्टि से वातावरण: सघषंमय बनता रहता हैँ । ठीक ऐसी ही 


(१० संत वयालीस का विद्रोह 


स्थिति में नेता जनता को उठाता है, कारणों को ठीक रूप से तरतीब देता है 
झ्रौर वेचेनी को आशा में, परेशानी को हरकत में बदलकर संघर्ष के लिए 
वातावरण पैदा कर देता हूँ ॥ क्षणिक कारण नीचे विछी हुई वारूद में छुलगती 
हुई चिनगारी की तरह प्रचण्ड रूप घारण कर श्रान्दोलन,क्रान्ति श्रथवा विद्रोह को 
उम्र रूप दे देते हें । भान्दोलन, संगठित भी हो सकता है श्र श्रसंगठित भी, 
हसात्मक और अहिंसात्मक भी, सफल और श्रसफल भी । ये सब वाते देश की 
स्थिति, संस्कार, नेता के विचार व सगठन-शक्ति, संस्था के प्रभाव व संगठन, 
तारे की उपयोगिता तथा शक्ति इत्यांदि अनेक बातों पर निर्भर होती हैं । फिर 
भी जनतो की ओर से उठा हुआ कोई भी आन्दोलन अपने प्रभाव व ध्येय में 
- सर्वथा विफल नहीं होता । हरेक आन्दोलन से दबी हुई जनता कुछ-न-कुछ 
सीखती ही है । हरेक गश्रान्दोलन जोच, श्राग्ञा, विश्वास, साहस, सगठन, संघर्ष 
करने का प्रवृत्ति आदि अनेक बहुमुखी शक्तियों की वृद्धि करता हुप्ना संघर्ष 
करने तथा सामूहिक रूप से सोचने के लिए बल प्रदान करता है । इस प्रकार 
एक आन्दोलन की विफलता ही श्रागामी आन्दोलन की सफलता की सीढ़ी 
बन जाती है । 

संघर्ष, जदोजहद व खींचातानी के वातावरण मे किसी एक पक्ष का 
दूसरे पर प्रहार कर देना तथा यक्रायक किसी भयंकर घटना का हो जाना, जैसे 
सरकार का श्रकारण जनता पर प्रहार कर देना, दोनों पक्षों में से किसी एक 
का धर्य खो बैठना और उतावले होकर कोई कार्य कर बैठना, दोनों पक्षों 
का निरन्तर कठोर रवेया रखना और इस प्रकार झूठी शान की भावतना पैदा 
कर लेना इत्यादि ऐसी अनेक बाते हो सकती हे, जो चारों तरफ फंली हुई 
वारूद में चिनगारी वनकर भयंकर विस्फोट का कारण वन जाती है। ऐसे 
वातावरण में कोई छोटी-सो घटना भी कभी उग्र रूप घारण कर छेती है और 
विद्रोह, ऋान्‍्ति अथवा वगावत के रूप में बदल जाती हूँ । पर यह सब कुछ 
तभी होता हैँ जब क्रान्ति के स्थायी कारण अपनी परिपक्व स्थिति को पहुँच 
चुकब्ने है । हर आन्दोलन की सफलता के लिए यह जरूरी हैँ वह परिपक्व होने 
के पदचात्‌ उठा हो श्रौर उसके वेग में उठने वाले लोगों का ध्येय उचित व 
न्यायसंगत हो श्रर्थात्‌ उनकी मांगों के पीछे नैतिक बल हों । यदि किसी श्रान्दो- 
लन का आधार न्यायसंगत व नैतिक न होगा तो तेजी से उठने पर भी वह 
अपने ध्येय मे सफल नही हो सकता । अ्रत: हर आन्दोलन के लिए यह आवश्यक 
हैं कि जहां ध्येय अच्छा हो वहां साधन भी श्रच्छे हों। उदाहरण के तौर पर 
हमारे देश में सन्‌ १८५७ का गदर हुआ, पर सावन ठीक न होने के कारण 


वैज्ञानिक विश्लेषण ११ 


हमारी हार हुई श्रीर लगभग ७० वर्ष तक भारतीय जनता सिर न उठा सकी । 
किन्तु कौन जानता हैँ कि युक्तप्रान्त के पूर्वी जिले, विहार प्रान्‍्त तथा सतारा 
जिला वही इलांके हे, जो सन्‌ १८५७ में अ्रन्त समय तक लड़ते रहे भ्रौर सन्‌ 
४२ में भी भ्रान्दोलन के मुख्य तूफानी केन्द्र रहे । सनू १८५७ में इन इलाकों 
की भूमि खून से रगी जाचुकी थी ओर इस कारण इनमें विद्रोह की अग्नि कभी- 
तनन्‍कभी श्रवश्य सुलगनी थी । 
५ #८ के कप 
सन्‌ १६४२ स पहल 
सन्‌ १९१६ व २१ के अ्सहयोग श्रान्दोलन से पहले इसी प्रकार स्थायी 
कारण परिपक्व हो चुके थे | रीछेट कानून, जलियानवाला बाग हत्या-काड तथा 
खिलाफत के मसले ने इस आन्दोलन की विरोधारिन को प्रज्वलित किया । सन्‌ 
१९३० व ३२ के नमक-सत्याग्रह व लगानबन्दी के श्रान्दोलनो से पहले भी 
घटनाओो के जमघट ने एक प्रौढ़ श्रान्दोलच के लिए आ्रावश्यक भूमिका तैयार 
कर दी थी । गान्धी जी की डॉडी यात्रा' और देश भर में होने वाली गिरफ्ता- 
रियो के ताते ने इसे आन्दोलन का रूप दिया । सन्‌ ३२ में सीमा प्रात्त व युक्त- 
प्रान्त में लगानवन्दी भ्रौर सरकारी दमन आन्दोलन के तात्कालिक कारण बने ! 
ठीक इसी प्रकार सन्‌ १६४२ के खुले विद्रोह! से पहले देश मे स्थायी कारण 
अ्रपत्ती परिपक्व श्रवस्था को पहुच चुके थे । जनता की वेचेनी, परेशावी 
और असन्तांष ने उग्र रूप धारण कर लिया था। लड़ाई के नारों के साथ-साथ 
भारतीय आकाक्षायें व आद्याएं भी उभर चुकी थी । उनके साथ श्रव 
शाव्दिक मखौल नही किया जा सकता था। श्राथिक कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही 
थी । खांद्य पदार्थ वाजार से लोप हो रहे थे। चान्दा का सिक्का गायब हो 
रहा था । नोटो की भरमार थी। हांगकाग से ब्रह्मा तक जापानी जीत ने भ्रंग्रेजी 
के प्रति जनता में अविश्वास पैदा कर दिया था और उसे विश्वास होचला था कि 
क्षय अपनी रक्षा के लिए श्रग्नेजा सैनिक शक्ति पर निर्भर नही रहा जा सकता । 
ब्रह्मा से भागे हुए लोगों की करण कहानी व जातीय विट्वेंष की श्रनेक बातो 
ने अग्रेजों के प्रति भयंकर घृणा के भाव पंदा कर दिये थे । अंग्रेज सैनिको द्वारा 
रगूत मे किए गए गअ्रग्निकाड व सम्पत्ति की लूट ने जनता को सचेत कर 
दियाथा श्रीर उसका श्रंग्रेजी चाय व सत्ता परसे बिलकुल विश्वांस उठ गया था। 
पूर्वी बंगाल व आसाम में हवाई अड्डो तथा श्रन्य फौजी कामो केलिए ज़मीनो 
की जब्ती ने घृणा व देष को और भी भड़का दिया था| श्रातक व भय से भरी 
जनता अपने नेताश्रों की ओर देख रही थी । उधर क्रिप्स सिशन की विफ- 


१२ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


लता ने देश के सभी वर्गों में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध श्रविध्वास पैदा कर दिया 
था । लोगों में श्राम चर्चा थी, “यदि श्रग्नेज़ श्रपनी हार के समय ही हमे कुछ 
नही दे सकते, तो जब ये जीत जायंगे तव तो कुछ भी न देंगे ।” इस प्रकार 
देश में निरांक्षा, घृणा, बेचेनी, क्षोभ, श्रविश्वास व श्रसन्तोष |वरावर दिनों-दिन 
बढ रहे थे। भारतीय नौकरज्ञाही उपेक्षा और दमन नीति पर आखरूढ थी। 
उसे अपनी सेनिक शक्ति पर भरोसा था । उसने अमेरिकन, श्रास्ट्रेलियन तथा 
ब्रिटिश सैनिकों को काफी मात्रा में हिन्दुस्तान बुला लिया था । शायद 
ब्रिटिश हाई कमांड दूसरे सोर्चो पर होने वाली हारों की क्षति-पूर्ति हिंदुस्तान 
के राष्ट्रीय श्रान्दोलन फो फुचल कर करना चाहती थी । 
क्रिप्स-मेशन 

सन्‌ १९४२ में जब कि एक ओर जापानी भारत के दरवांज्ञे खटखठा 
रहे थे श्रौर दूसरी श्रोर मुल्क में चारों शोर बेचेनी थी, अ्रव्यवस्था का साम्राज्य 
था, अग्रेजी सरकार की श्रोर से सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक मसविदा लेकर भारतीय 
झ्ाकांक्षाओं की पूति के लिए हिन्दुस्तान श्राये थे । यह वह समय था जब कि 
जापानी फौजे बिजली की तरह आगे बढ़ रही थी श्रोर ब्रिटिश सरकार को इस 
बात काज्ञान हो गया था कि वह श्रपने साम्राज्य को सुरक्षित नही रख सकेगी । 
उसकी समुद्री शक्ति क्षीण होचुकी थी और उसके से निकों का नेतिक बल भी ढांवांडोल 
हो रहा था। पदिचमी मोर्चे पर भी उसे निरन्तर पीछे हटना पड़ रहा था और 
रोम की फौजे सिकन्दरिया के दरवाज़े पर आ खड़ी हुई थी | उधर स्टेलिनग्राड 
की बस्तियां भी आए दिन जर्मत रूसियों के हाथ से छीन रहे थे श्लौर स्टालिन- 
ग्राड का पतन सन्निकट था । ऐसे भीषण समय में भी ब्रिटिश सरकार ने भार- 
तीय श्राकांक्षाओं के साथ मखौल करना ही उपयुक्त समभझा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स 
से, जिन पर भारतीयों का गहरा विश्वास था, कभी भी ऐसी-श्राशा न थी कि 
वह कोई ऐसा मसबिदा पेश करेंगे जिसमे केवल कोरे वायदे हो और वास्तविक 
रूप में भारतीय हाथों में राजसत्ता सीपने के कोई ठोस प्रस्ताव न हो। सर स्टेफर्ड 
क्रिप्स की योजना मिस्टर चचिल, एमरी तथा सर क्रिप्स को मिली हुई भाव- 
ताओों का सार था | जिसमे एक ओर पूर्ण स्वतंत्रता देने का वचन था तो दूसरी 
श्रोर उस वचन को निष्क्रिय तथा निकम्मा बनाने के सारे उलभाव व प्रतिबन्ध 
मोजूद थे। इस प्रकार क्रिप्स-प्रस्ताव ने भारतीय आकांक्षाओं को गहरी चोट 
पहुंचाई श्लोर उसकी विफलता ने जनता मे और भी अधिक क्षोभ,वेचेनी,कू भला- 
हट श्रौर रोष पैदा कर दिया। लोगो को यह विश्वास हो चला था कि श्रंग्रेज 


वैज्ञानिक विस्लेषण १३ 


भारत का तब तक न छोड़ेंगे जब तक कि उनसे अधिक दक्तिशाली ताकत 
उनकी मारकर निकाल न दे । इस प्रकार के विचारों ने देश में अंग्रेजों के 
प्रति गहरा भ्रविश्वास, घृणा व द्वेष पैदा कर दिया था जो श्रप्रत्यक्ष तरीके से 
धुरी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति के रूप मे बदलने लगा था | 

ठीक ऐसे ही समय कई प्रमुख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि 
अगस्त मास में १३ से २३ तारीख तक भयंकर परिवत्तंन होंगे । इसका भी 
लोगों पर जादू जैसा श्रसर पड़ा। जनता ने कहा, अंग्रेज हारे! श्लौर गांधीजी 
ने कहा, अंग्रेजो भारत छोड़ो” । दोनों बात्तों ने गहरा मेल खाया । यह था 
वातावरण श्रगस्त-विद्रोह से पहले, जब कि सड़कों पर, दुकानों पर, रेलों 
पर, चोराहों पर, चारों तरफ लोगों में इसी तरह की बाते चल रही थी । ६ 
अगस्त की नेताओं की गिरफ्तारी ने देश में विछी हुई वारूद में चिनगारी 
लगा दी। जनता पागल हो उठी । उसने कांग्रेस व कांग्रेस नेतांश्रों पर 
हुए प्रहार को श्रपनी श्राशाओ्रों, अभिलाषाडो श्रौर श्राकांक्षाओं पर प्रहार 
ससका । 


नी अगस्त सनू १६४२ 


भारतीय इतिहास में नौ अ्रगस्त एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा । अगस्त 
के अन्य दिनो की तरह इस रोज़ भी बम्बई में एक भंयकर तृफान की आजा 
की जा रही थी। चारों तरफ बादल घिरे हुए थे । तूफान अवदय आया पर 
था वह राजनैतिक । इस तूफान ने भारतीय राजनीति के सारे रूप को ही बदल 
दिया । ब्रिटिश नौकरशाही का श्रपनी पूर्व सगठित योजनानुसार कांग्रेस पर 
विद्युत्‌ श्राक्रमण प्रारम्भ हुआ । यह जापानियों के प्ले हारवर पर किये गये 
कमीने हमले से भी कहीं वढा-चढा था । काग्रेस महासमिति का अधिवेशन ८ 
तारीख के रात के १० बजे समाप्त हुआ्ना । अग्रेजो भारत छोड़ो” का प्रस्ताव पास 
हुआ । गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखने का सकेत किया । उधर ब्रिटिश 
नौकर शाही ने ९ श्रगस्त को सारे देश में श्रपता हमला बोल दियां । कई दिन 
पहले से नेताओ्रों की गिरफ्तारी के वारन्ट हर जिले में भेजे जा चुके थे। पकिल 
सरकुलर द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारो को कुछ हिदायतें दे दी थी 
कि किस प्रकार उन्हे कांग्रेस तथा उसकी मांग के विरुद्ध यहां तथा बाहरी देशों 
में जनमत त॑यार करना चाहिए । यह सब बातें इस वात का सबूत देती है कि 
ब्रिटिश नौकरशाही ने अपने को पहले ही से एक निद्चिचत व पूर्ण संगठित 
झ्ाक्रमण के लिए तैयार कर रखा था । प्रस्ताव के पास होते ही हुकूमत की 


न्‍ँ 


१४ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


सारी नागर क शौर सैनिक मशीनरी हरकत में झ्रागई | कार्य-समिति के सदस्य 
तथा हर सूबे, जिले, शहर श्रौर गांव के कांग्रेसी नेता पकड़ लिए गये। श्रखबारों 
के गले घोंठ दिए गये । आई्डिनेंसों श्रौर 'भारत रक्षा कानून का राज्य स्थापित 
हुआ । इन आरार्डिनेंसों का एक ही अ्रभिष्राय था कि जनता में नेताओं की गिर- 
फ्तारी के विरुद्ध कोई प्रदर्शन न हो । कांग्रेस-संगठन ग्रेर कानूनी करार दे दिया 
गया । कांग्रेस-दफ्तरों पर ताले पड़ गये व उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया 
गया । इस प्रकार सारे देक्ष में श्रद्ध/फौजी कानून स्थापित किया गया । सारा 
ही देश एक बड़ा जेलखाना बन गया श्रौर कांग्रेस तथा जनता पर जबरदस्ती 
संघर्ष लादा गया । स्वभावतः इसकी प्रतिक्रिया हुई। जोण व रोप से परिपूर्ण 
जनता ने विरोध प्रदर्शन किये, सभाये की, हड़ताले की, दफा १४४ को 
तोड़ा श्रौर अंग्रेजो भारत छोड़ो” के नारे से प्रभावित तथा खुले विद्रोह 
की प्रवृत्ति से प्रोत्साहित जनता विभिन्‍त कार्येनक्रमों की तलागण में 
भटकने लगी । 
4 हक 
काग्र स का नतृत्व 
प्रत्येक श्रान्दोलन में एक नेता की श्रावश्यकता होती है, जो उसके रूप 
एवं उसकी गति-विधि को निर्घारित करता है तथा परिस्थितियों के कारण 
इधर-उधर बिखरी हुई जनता की शक्ति को एक निश्चित लक्ष्य की श्रोर 
प्रेरित करता हैं । वह श्राक्रमण करने तथा श्राक्रमण से बचने के ऐसे ढंग 
निकालता हुं जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके । भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही के चंगुल से छुटकारा पाने के प्रयत्न में जनता को सदा 
ही ऐसा नेतृत्व प्रदान करती आई है श्लौर सन्‌ १९४२ के खूले विद्रोह में भी 
वह श्रपने इस कत्तंव्य को पूरा करने में ततिक भी पीछे नहीं रही। सन्‌ १९१४ 
के बांद प्रथम महायुद्ध की घटनाश्रों के कारण जो एक जागृति का काल भ्राया, 
उसमें कांग्रेस ने बड़ी शक्ति हासिल की और वह एक सुसगठित संस्था बन 
गई। देश के सुख-दु:ख में तथा- उसकी श्राथिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
प्रगति में पूरा सहयोग देने के कारण उसने जनता का हृदय जीत लिया हैं भौर 
प्रभाव देश के एक कोने से दूसरे कोमे तक छा गया है । उसने श्रपने 
एवं दूरदशिता के श्राधार पर सामाज्यशाही के जुए को उतार फेंकने 
के लिए अहिंसा, असहयोग एवं सत्याग्रह की एक नूतन कला की सृष्टि की 
है, नवीन दैकनीक ईजाद की है । महात्मा गांधी ने इसे एक ऐसा सुदृढ 
नेतृत्व प्रदान किया है, जो सनू १९२०-२६, १६३०-३१ १६४० व्‌ ४६ के 







|] 


तय 


वज्ञानिक विश्लेषण प्‌ 


विपत्तिपूर्ण एवं नाजुक समय में भी खरा उतरा । इन आन्दोलनों तथा इनसे 
प्राप्त होने वाले फायदों के कारण भारतवासी श्राशावादी हो गये श्रौर उनका 
श्रपने नेताओं तथा अपने लक्ष्य की सफलता में पूरा विद्वास जम गया । 
सन्‌ १९४२ का विपत्तिकाल कांग्रेस नेतृत्व की परीक्षा का समय 
था, जिसमें वह पूरी तरह सफल सिद्ध हुआ है । इतिहास में शायद ही कोई 
एंसा उदाहरण मिले जब कि किसी नेंतृत्व को ऐसे विचित्र एवं नाजुक समय 
का सामना करना पड़ा हो । कांग्रेस नेतृत्व को जिस विपत्ति का सामना करना 
पड़ा, वह स्थानीय या राष्ट्रीय नही थी, वह तो सच्चे अ्रर्थ में विष्ब-व्यापी थी। 
साथ ही विपक्षियों के साधन इतने अ्रधिक थे कि उन्की शक्ति का निर्धारण 
करना आसान न था । छिपाव एवं दग्रावाज़ी की कूटनीति चरम सीमा 
पर पहुंच चुकी थी | युद्ध इतना भयंकर रूप घारण कर चुका था कि साधा- 
रण श्रादमी के लिए यह श्रनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दूसरे ही 
क्षण क्‍या होने वाला है। समस्त संसार छित्न-भिन्‍त हो रहा था । बड़े-बड़े 
राष्ट्र विजेता के चरणों में, नतमस्तक हो रहे थे। हरेक वस्तु पतन के 
कगारों पर खड़ी थी श्रौर समरत संसार एक तूफानी समुद्र के रूप में बदल 
गया था । हु 
ऐसे घोर विपत्तिकाल में कांग्रेस को भारत जैसे महान्‌ देश के ४० 
करोड़ नर-नारियो का नेतृत्व करना था श्रौर वह भी इस ढंग से कि मुसीवतत 
न उठानी पड़े और सफलता भी मिल जाय । एक छोटी सी गलती के कारण 
देश को एक ऐसे खतरे के गड्ढे में जा गिरने का डर था जहां से वह पीढ़ियों तक 
वापिस न निकल पाता । अ्तएवं जब हम इन परिस्थितयों के साथ सन्‌ १६४२- | 
४६ की भयानक घटनाओं की जांच करते हे तो हमें महात्मा गांधी की दूरदर्शिता, | 
बृद्धिमानी एवं अ्रनुभव का पत्ता चल जाता है | वास्तव में महात्मा गाँधी ने बहुत * 
सी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है । जिस राजनैतिक स्थिति को लोग पराजय |] 
की दृष्टि से देखते थे वही आज गौरवपूर्ण जीत दिखाई दे रही है । 
प्रत्येक नेतृत्व में सावधानी, दृढ़ता एवं जोश इन तीन बात्तों की बड़ी 

भावद्यकता होती है । एक बढ़ती हुई विपत्ति की भिन्‍न-भिन्‍न अश्रवस्थाश्रों में 
कभी सावधानी , कभी दृढ़ता श्रौर कभी जोश से काम लेना पड़ता है! सर्वे 
प्रथम सावधानी की जरूरत है | एक योग्य नेता के लिए अपनी तथा विपक्षी 
की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन अनिवाये होता है । उसे अपने द्वारा तथा 
विपक्षी द्वारा श्रपनाएं जाने वाले सभी सम्भव साधनों को पहले से ही सोच कर 
इन्त्रज़्ाम कर लेना पड़ता है और साथ ही इन सब के परिणामों पर विशेष 


१६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


: ध्यान रखना पड़ता है। इसके अ्रतिरिक्त तेजी से फैलते हुए युद्ध के प्रारम्भ काल 
मे ही जनता को किसी बड़े आ्रान्दोलन के लिए खड़ा कर देना अदृरदशिता-पूर्ण 
एवं मसामयिक होता है । यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उस विषम परिस्थिति 
में इन सब बातों को सोच समक कर बडी सावधानी तथा दुढता के साथ शरपने 
कदम रख रहा था । पर लोग इस बात का उस समय समझ न पाये थे । अतः 
कुछ लोग उस पर श्रस्थिरता का और कुछ डरपोकपन का दोषारोपणे करने लगे । 
कुछ इससे ओर आगे बढ़े और उन्होंने उस पर सम्भाव्य क्रान्ति के मौके पर 
दगाबाजी करने का लाछन लगाया । किल्‍्तु बोद की घटनाओं ने उनके इन आरोपों 
को बिल्कुल ग्रलत साबित कर्‌ दिया तथा यह बात भी साफ तौर से प्रकट कर दी 
कि कांग्रेस ने युद्ध के प्रारम्भ काल मे जिस नीति को अपनाया था वह सोलह 
श्रॉने विवेक-पूर्ण थी । 
ज्यो ही परिस्थिति कुछ गम्भीर हुई और आने वाली घटनाओं का चित्र 
सामने श्राया त्यो ही कांग्रेस-नेतृत्व को एक ऐसी सुदुढ तजवीज तैयार करने 
का मौका मिला जिसे वह संकट-काल के अन्त तक श्रपनाता । मलाया, वर्मा भ्रादि 
में स्थान-स्थान पर हार होने के कारण लोगों का विश्वास अंग्रेजों की शक्ति पर 
से हटता जा रहा था। अंग्रेजों की थल, जल एवं हवाई शक्ति को बुरी तरह 
हानि पहुँच चुकी थी । या यों कहिए कि अंग्रेज काफ़ी हद तक परास्त हो चुके 
थे। अत: स्वाभाविक रूप से ही अंग्रेजों का प्रभाव उठ गया था तथा नैतिक 
दृष्टि से भी उनमें शक्ति-क्षीणता, कमीनापन एवं पतन के चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से 
दिखाई पड़ने लग गये थे । इसलिए कांग्रेस-नेतृत्व के लिए विरोध करने तथा 
अपनी मांग दृढतापूर्वक रखने का यह अच्छा मौका था। उसने इस बात्त 
को समभा भौर अपनी मांगे तैयार की तथा देश का समर्थन प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । ज्यों-ज्यों समय के साथ युद्ध भारत की सांमा 
पर पहुँचता गया, त्यों-त्यों कांग्रेस की आवाज तीकन्न होती गई और उसके नेता 
अपने संगठन को दृढ़ करने तथा युद्ध के श्राधार पर जनता को तैयार करने 
का अ्रथक प्रयत्न करते गये । 
इस प्रकार सन्‌ १९४२ का नाजुक समय झा पहुंचा और जापान हांग- 
कांग से इम्फाल तक श्राइ्वर्यजनक गति से बढ आया, जिससे इन प्रदेशों में 
ब्रिटिश शासन-सत्ता बिल्कुल नष्ट होगई। अतएव यह वह मौका था जब कि 
एक ऐसा कदम उठाया जा सकता था जो निह॒त्थे लोगों को भ्रपन पैरों पर खड़े 
होने की इच्छा एवं सामथ्य प्रदान करता और उनको तेजी से छित्न-भिन्‍न होते 
हुए सामाजिक ढांचे के स्थान पर गुक उन्‍्तत समाज का निर्माण करने के लिए 


वैज्ञानिक विष्लेषण ह७ 


जी-घान से प्रयत्न करने को प्रेरित करता । सचमृच यह वह श्रवसर था जिसकी 
भारतवासी सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे; क्योकि निर्देयी एवं श्रत्याचारी म्रिटिश/॥ 
साम्राज्यवाद द्वारा जबरन लादी हुई समाज-व्यवस्था ने उनको पीस दिया था! 
और उनका भ्राथिक, सामाजिक तथा नैतिक पतन हो चला था । श्रतएव वे 
एक ऐसे मौके की बाट में थे जब कि वे श्रपने बन्धनों को तोड फेंकें और एक 
बिलकुल नवीन, उदार एवं उन्नत व्यवस्था की स्थापनी कर सके । 

सन्‌ १९४२ का सुनहला प्रभात शझ्राया । समय के साथ सदा की भांति 
ग्रीष्म एवं पतड़ ऋतुये बारी-बारी से भ्राईं श्रौर हमे बसन्‍्त ऋतु प्रदान करके 
चली गईं | पर इस बार वे देश को बसन्‍्त के साथ एक उपहार और दे 
गयी । वह उपहार था आजादी एवं उन्नति हासिल करने के लिए क्रान्ति का 
सन्देश । ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति के श्रकाट्य नियमों के श्रनुसार 
गुलामी की जंजीरों की कडियां स्वत्त: ही छिन्‍्न-भिन्‍्न होना चाहती है । श्रत- 
एवं भारतवासियों के सामने यह प्रदत था कि वे इस सुझ्रवसर का लाभ उठा 
कर कुछ करेगे या हाथ पर हाथ धरे समय निकाल देंगे। जनता में क्राति की 
एक तीतन्र लालसा दिखाई पड रही थी और लोग बड़ी श्रातुरता से कांग्रेस के 
नेतृप्व की ओर देख रहे थे | वे सोच रहे थे कि कांग्रेस ऐसे मौके पर उनका 
नेतृत्व करेगी या कत्तंव्य पूरा न कर सकने के कारण श्रपना प्रभाव खो 
बैंठेगी । भला कांग्रेस ऐसे अवसर पर कब चूकने लगी ? उसने लोगों को 
सचेत किया, “सगठित एवं नियन्त्रित रूप में श्रागें बढो और गुलामी की 
जंजीरों को तोड़कर फेक दो। अपने-श्रांपको पूर्ण स्वतंत्र समझो भर उसी रूप में 
काम करो । जो भूमि श्रपने हिस्से की है उसे श्रपने श्रधिकार में कर लो और 
यदि कोई शक्ति, चाहे वह जमंन हो, चाहे जापान, चाहे अंग्रेज हो, चाहे श्रौर 
कोई, तुमसे उसको छीनना चाहे तो उसका पूर्ण दृढ़ता से मुकाबला करो ।” 

वास्तव मे जब कोई सेना अपनी इच्छित भूमि को हथियाने के लिए 
बढ़ती हैं तो उसे श्रपनी रक्षा करने के लिए किसी साधन की श्रावश्यकता 
होती है । क्‍या कांग्रेस-नेत॒त्व ने श्रान्दोलन के लिए तैयार जनता को ऐसा 
कोई साधन दिया जिससे वह शत्रु के प्रतिघात को नाकामयाब बनाने में सफल 
हो सके ? क्या उसने जनता,को पीछे हटने का कोई साधन दिया ? हमें इसी 
प्रकार के नाजुक प्रइनों के श्राधार पर कांग्रेस की जाँच करनी चाहिए; क्योंकि 
इससे ही हम उसकी बुद्धि मानी, निपुणता, सावधानी, श्रादरशवादिता, विपत्ति यो 
का सामना करने, की दृढ़ता श्रादि गुणों को जान सकते हूँ । 


र्प् सन्‌ वयात्रोस का विद्रोह 


आन्दोलन की लपटों में 


। 
इस प्रकार देश एक भीषण श्रान्दोलन की लपटों से घिर गयो और 
जैसी कि श्राश्ा की जाती थी, नेता लोग जेल के सीखचों में बन्द कर दिए 
गए । श्रतः जब नेता लोग नही रहे तो हर एक स्त्री-पुरुष पर अपने नेतृत्व की 
जिम्मेवारी झागई और जनता ने अपने विव्वस्त नेताओं के श्रभाव में अपने 
उद्देश्य को प्राप्त करने का सब उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया । मदान्ध 
साम्र|ज्यवाद के निर्देयतापूर्ण दमन ने लोगो के हृदय में तीव्र लगन एवं दृढता 
उत्पन्त कर दी थी कि गारीरिक यातनायें सहन करके भी उन्हें अंग्रेजी शासन 
का मुकाबला करना चाहिए तथा उसे पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । श्रतएव 
जनता ने विपक्षी पर आक्रमण करने के नए साहसपूर्ण तरीके ईजाद किये श्रौर 
उनके आ्राधार पर श्रान्दोलन को चलाया । इस बीच श्राजादी के कुछ नए 
एवं पुराने स॑निक झागे आए और छात्रु पर श्राक्रमण करने के लिए. जनता कापथ- 
प्रदर्शन करने लगे । उन्होने जनता के हृव्य में अ्रधिकार प्राप्त करने की इच्छा 
जाग्रत कर दी श्रौर उसे कार्य रूप में लान का मार्ग भी बता दिया ।श्रतएव 
स्वाभाविक रूप से ही इन नेंताओं को कल्पनातीत ख्याति प्राप्त हुई । वास्तव 
में युद्ध काल से ही दूसरे देशों की परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस में 
एक क्रांतिकारी दल तेयार हो रहा था जो राष्ट्रीय युद्ध-नीति को क्रान्तिकारी 
रूप देना चाहता था । श्रा सुभाषवाब्‌ इस प्रकार की विचार-घारा के प्रतीक 
थे । जब तक वह भारत में रहे, निरन्तर इस नीति को प्रोत्साहन देनें एवं कार्य 
रूप में परिणत करने की कोशिग में लगे रहे । और जब वे देश से बाहर चले 
गये तो वहाँ पर उन्होंने श्रपने इस प्रयत्न को भ्रन्त तक जारी रखा। सिंगापुर 
में प्रसिद्ध आजाद हिन्द फौज का निर्माण कर तथा वर्मा एवं भारत की सीमा 
पर आजाद हिन्द फौज की अंग्रेज़ो के साथ लड़ाइयाँ लड़वाकर श्री सुभाषवाबू 
ने अपनी इसी भावना का परिचय दिया । े 
इधर भारत में भी उस समय बहुत से व्यक्ति सुभाषबाव्‌ की इस 
नीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी उपयुक्त भ्रवसर की बाद देख रहे थे ॥ 
सौभाग्य से १९४२-४३ में भारतीय जनता ने जो क्रांतिकारी प्रयत्न किए 
उनके कारण इन लोगों को अपनी इस नीति का प्रयोग करने का अच्छा 
प्रवमर मिल गया । इस प्रकार पिछले वर्षो की प्रपेक्षा श्रव हम अधिक प्रनुू- 
भवशील हे । जब वातावरण शास्त हो जाय तो हमें इन विभिन्‍न प्रकार की 
घटनाओं एवं प्रगतियों की वैज्ञानिक ढंग पर निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए, 


वैज्ञानिक विष्लेषण १९ 


ताकि राष्ट्रीय ज्ञान-कोप समूद्धिशाली बने झौर हमारे भावी आन्दोलन श्रधिक 
सफल हो सकें | 


युद्धकालीन नेता एवं राष्ट्‌ के कर्णधार 


यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रन्‍न है जिसकी हम अचहेलना नहीं कर 
सकते । एक राष्ट्रीय युद्ध में श्रनेक नायक उत्पन्न हो जाते है श्रौर खूब ख्याति 
प्राप्त करते हे । हाल ही में समाप्त होने वाले महायुद्ध में रोमेल, मोन्‍्टगुमरी, 
मंकग्रार्थ र, टिमोशेन्को श्रादि अनेक जनरलों ने महत्त्वपूर्ण काम किये श्रौर 
स्याति के गिखर पर पहुँचे । परन्तु युद्ध के समाप्त होने झौर सामाजिक श्रवस्था 
के स्वभाविक स्थिति में श्राने पर हमें प्रत्येक व्यवित को सामाजिक, राजनैतिक 
एवं आधिक परिस्थिति के अ्रनुरूप ही स्थान देनो चाहिए । शान्ति-काल में 
किसी युद्धनायक के हाथों मे राष्ट्र की वागडोर सौंप देना बहुत ही घातक होगा, 
वयोकि इससे सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो सकता है । 

सेनिक दृष्टि से भी किसी खास मोर्चे पर समय एवं परिस्थिति के प्रनु- 
रूप काम में लाई जाने वाली भ्रस्थायी नीति का एकांगी महत्त्व ही होता है, 
उसकी सम्पूर्ण युद्धननीति के साथ समता नही की जा सकती; क्योंकि सम्पूर्ण 
युद्ध-नीति में युद्ध की तैयारी, शान्ति-काल की कूटनीति, प्रचार, जाक्रमण करना, 
विपक्षी के श्राक्रमण का मुकाबला करना, समय पड़ने पर पीछे हटना, रसेद 
इकट्ठी करता तथा उसे विभिन्‍न मोर्चो पर भेजना, सैनिक भर्ती, सन्धि करना 
आदि भ्रनेक जटिल समस्याये शामिल हे | इस प्रकार इंग्लेड, रूस, अ्रमेरिका 
आदि देशो में उन जनरलों को, जिन्‍्होने कठिन मोर्चों पर विजय प्राप्त की हैं 
तथा श्राक्रमण करने एवं विपक्षी के श्राक्ररण से बचने के अनेक लाभगप्रद एवं 
सफल तरीके निकाले है, अ्रभावश्यक महत्त्व देना हानिप्रद सिद्ध होगा। 

सच्चे एवं स्थायी हित की दृष्टि से देश की बागडोर उन्ही नेताश्रो के 
हाथ में सौंपनी चाहिए जिनका श्रनुभव परिपक्व हो, जिनको बहुत पुराना तजुर्बा 
हो, जिन्होंने श्रपती ईमानदारी, लगन एव त्याग के ढ्वारा जनता के नेतृत्व का 
अधिकार प्राप्त किया हो तथा जो अपने आद्शों के श्राधार पर एक बड़े श्रौर 
उन्नत राष्ट्र के गौरव के अनुरूप सामाजिक संगठन निर्माण करने की क्षमता 
रख़ते हों । हे हि 


कार्यक्रम 
ऋरध एवं रोप से उन्मत्त और जोश से भरी हुई जनता कुछ करना चाहती 


२० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


थी । उसमें साहस था, जोश था और थी श्रपनें-आपको स्वतंत्र करने की तीत्र 
इच्छा । बढ़ते हुए दमन चक्र तथा दिल दहलाने वाली घटनाभ्रों के रूप में लोग 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही का नंगा नाच देख चुके थे और उधर जेल के सीखचों 
में से उन्हें अपने प्रिय नेता महात्मा गान्धी का 'करो या मरो! का गगन-भेदी 
स्वर सुनाई पड रहा था। 
ग्रान्दोलन को चलाने के लिए उन्हें एक निश्चित कार्यक्रम कौन देगा ? 
क्या नेताओं ने अपने पीछे कोई निश्चित कार्यक्रम छोड़ा है ? यदि नही तो क्यो ? 
कोई कार्यक्रम ज़ पाने की सूरत में उन्हें कया करना हूँ ? इस प्रकार के कितने ही 
प्रइन थे जिन पर जनता के लिए ठंडे दिल से विचार करना श्रावश्यक था ।परन्तु 
जब जनता आन्दोलन प्रारम्भ कर देती है तो वह किसी प्रकार का अ्वरोध 
सहन नहीं कर सकती श्रौर उसके सामने जो भी हथियार श्राता हूँ, चाहे 
वह कितना ही खराब क्‍यों नहो, उसे प्रपने क्रान्तिकारी उपयोग में 
ले आती हूँ । यह एक नियम हैँ । यही बात नेत्ताश्रों की गिरफ्तारी के बाद यहा 
हुई । उस समय देश में यह बात जोरों से फैल चुकी थी कि ब्रिटिश सा म्राज्य- 
वाद के शासन-सुत्र को पंगु बना देना श्रत्यन्त श्राववयक है | इतने ही में भारत- 
मैत्री श्री एल० एस० एमरी ने कांग्रेस को बदनाम करने एवं उस पर दोषा- 
(रोपण करने की नीयत से तोड़-फोड़ का एक कार्यक्रम ब्राडकास्ट किया जिसमें ११ 
| बातें थी । जनता ने इस त्राडकास्ट को अपनी उत्तेजित भावना से देखा और 
| उमके सामने जो भी ब्रिटिश शासन का चिन्ह आया उसे वह नष्ट करने पर तुल 
। गईं । परिणाम-स्वरूप पुलिस थाने जला दिये गए या तहस नहस कर दिये गये, 
| डाकखाने लूट लिए गए, मीलों तक रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गईं, सरकारी 
| रिकार्डे फूक दिये गये श्लौर इसी प्रकार झनेक तरीकों से सरकारी शासन पर 
. प्रहार किया गया झौर उसे काफी क्षति पहुंचाई गई । । 


कार्यक्रम किसने दिया ? 


यह कायक्रम किसने दिया, यह एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न बन गया 
हैं। कुछ लोग इसे एमरी के दिमाग की उपज बताते है। कुछ कहते है धुरी रेडियो 
एवं श्री सुभाष बाबू के ब्राडकास्ट द्वारा जनता ने इसे प्राप्त किया श्र कुछ 
लोग इससे भी श्रांगे बढ़ते हे और वे इसकी ज़िम्मेदारी कांग्रेस के उन नेताग्रों 
पर डाल़तेहै जो प्रथम दौर में गिरफ्तार न किये जा सके भौर जो इस प्रकार कार्ये- 
क्रम बनाने तथा उसका प्रचार केरने को स्वतन्त्र थे । हमारी समभ में ये सब 
बातें व्यर्थ की है । यह वात सभी जानते हूँ कि जब प्रधान नेता गिरफ्तार कर 


वैज्ञानिक विदलेषण श्ेः 


लिये गये तो उनके पीछे देश में एक अत्यन्त क्रान्तिकारा भाव उबाल खा रहे 
थ्रे । बम्बई में लोगों ने 'कौप्तिल आफ एक्शन यानी संघर्ष समिति” की स्थापना 
करके अपने हृदय के इन भावों को दुनिया के सामने व्यक्त कर दिया। यह 
पहली संगठित क्रान्तिकारी संस्था थी और इसमें काँग्रेस के उन्त नेताश्रों 
ने भी, जो गिरफ्तार नही किये जा सके थे, भाग लिया था। इस संस्था के, 
कार्यकर्ताओं ने अपना एक स्वतत्र प्रेस तथा ब्राडकास्ट स्टेशन बना लिया थां, 
जिनके द्वारा ये अपने इधर-उघर बिखरे हुए साथियों एव जनसाधारण को 
प्रान्दोलन चालू रखने के सम्बन्ध में हिंदायतें देते थे । ये लोग तीन बातों पर 
खास जोर देते थे--१. यातायात के साघन नष्ट करना । २. गावो में सरकारी 
सिक्‍के का बहिष्कार कर उसके स्थान पर वस्तु के बदले वस्तु देने की प्रथा की 
स्थापना तथा ३. पुलिस एवं फौज का विरोध । वैसे लोगो को सरकारी सस्थाश्रो, 
जैसे पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकधरों, माल गोदामों, अदालतों भ्रादि पर 
कज्जा करने तथा भिलों, फेक्टरियो, स्कूल-कालेजो आदि में हडताल कराने के 
लिए भी उत्साहित क्रिया जाता था। 


कोई कार्यक्रम क्‍यों नहीं दिया गया ? | 


नेताओं ने जनता को कोई निर्िचत कार्यक्रम नही दिया ? इस सम्बन्ध 
में दो बातें विचार करने की हे। क्या नेता लोग बिना किसी पूर्व चेंतावना के 
गिरफ्तार लिये गये ? या कया कोई निश्चित कार्यक्रम देने के प्रब्न को उन्होने 
उस समय जान बूक कर ठाल दिया था ? 
जो महात्मा गाधा की प्रकृति को जानते हूँ उनके लिए इस प्रइन का उत्तर 
स्पष्ट है । यह समी जानते है कि कोई कार्यक्रम तभा दिया जा सकता है जब 
कि उसे पूरा करने की मशीनरी तैयार हो और उसमें एक निर्देयी विपक्षी के 
हार को सहने की क्षमता हो | उम्त समय जो परिस्थिति थी उप्से यह स्पष्ट 
दिखाई पड़ता था कि ज्यो ही आन्दोलन प्रारम्भ हुआ कि नेता लोग जनता से 
छीन कर जेल के सीखचो में बन्द कर दिये जायगे और इस प्रकार लोगों को 
अपना नेतृत्व स्वयं करता पड़ेगा | ऐसी हालत में यह बिलकुल अनुचित था कि 
बिना क्रिसी नेतृत्व के लोगो को तोड़-फोड़ का क्रा्तिकारी कार्यक्रम दे दिया 
जाता । गान्चीजी को यदि यह विश्वास होता कि वह अपने कार्यक्रम को श्रन्त 
तक कार्यान्वित कर सकेंगे तथा एक अहिंसक आन्दोलन में लोगों का नेतृत्व 
करने के लिए खुले छोड़ दिये जायंगे तो वे एक निश्चित कार्यक्रम श्रवद्य देते, 
क्योकि वे स्वयं ऐसा करना चाहते थे । किन्तु श्रवानक वहु कर कर छिये गये 


डर 


५२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


झभौर उनकी नीति एवं व्यवहार-कुशलता ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया 
कि बह लोगो को शअ्रपनी प्रकृति तथा सामथ्यं के श्रनुरूप स्वयं ही भ्रपना कार्ये- 
क्रम तैयार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें । फीजी दृष्टि से भी उनके लिए 
किसी कार्यक्रव के लिए हुक्म देना बिलकुल अनुचित एवं हानिकर था । हुक्म 
वे ही अफसर दे सकते हैँ जो स्वय घटनास्थल पर सिपाहियो के साथ ऊची-तीची 
स्थिति का सामना करते है एवं उसका निरतर भ्रध्ययन करते है । जब इस बात 
की निश्चितता न हो तो नेता के लिए यही बात शेप रह जाती हैँ कि वह जनता 
को आरास्दोलन के विषय में|साघारण बातें बता दे अर्थात्‌ नारा, चेतावनी श्रादि 
दे दे। कांग्रेस-नेतृत्व ने अपने इस कर्तव्य को पूरा किया श्र ज्यो-ज्यों आंदोलन 
शुरू होने का समय आता गया, नेताग्रों ने बार-बार श्रपने भाषणों द्वारा लोगों 
को इन बातों का ज्ञान कराया तथा भ्रखिल भारतवर्पीय कांग्रेस कमेटी के सामने 
भपण देते हुए ८ श्रगस्त को त्तो महात्मा गाधी ने बिलकुल खुले शब्दों में इन 
बातों का निर्देश कर दिया | 

कोई निश्चित कार्यक्रम न देने का एक और भी मुख्य कारण हैँ । कोई 
भी नेता भ्रान्दोलन के बीच में उत्पन्त होने वाली तमाम सम्भाव्य परिस्थितियों 
का पहले से ही भ्रनुमान नही लगा सकता । श्रतः जब नेता को स्पष्ट दिखाई 
पड़ता हैँ कि परिस्थिति के अ्रनुसार वह अपने हुक्म को बदल सकते के लिए, 
स्वतत्र न होगा तो ऐसी श्रवस्था में पहले से ही अपन्ती सेना को एक निश्चित 
हुक्म दे देना कितना घातक हो सकता हूँ यह सभी जानते हे । ऐसी श्रवस्था में 
युद्धस्थल पर उचित नेतृत्व त कर सकने के कारण नेता पर एक बहुत बड़ी 
नैतिक जिम्मेदारी श्रा जाती है । उस दश्षा में सैनिक एक श्रजीब परिस्थिति 
में पड़ जाते हैं श्लौर पीछे हटना, बगल से आक्रमण करना शप्रादि अ्सम्भव हो 
जाता हैं। इस प्रकार सैनिको का जीवन श्रपने नेता के हाथों में चला जाता है 
जो स्वय अपने निर्देयी चालाक विपक्षी की दया पर ही जीवित रह सकता हूँ। इन 
बातो को सोचते हुए यह स्पष्ट हो जाता हैं कि उस समय की प्रजीब परिस्थिति 
में यदि कोई कार्यक्रम तेयार किया जातां तो वह हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध 
होने के श्रलावा विपक्षी के लिए भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होता और इस प्रकार 
हम दोहरी मार खाते श्रौर पिस जाते । 


आंदोलन के तृफानी केन्द्र 


प्रारम्भ मे सारे देश में हड़तालें, विरोधप्रदर्शन, जुलूस व सभाएं हुईं। 
पर साथ ही साथ - जहाँ-जहाँ भी मिस्टर एमरी की कांग्रेस-प्रोग्राम सम्बन्धी 


लि 


वैज्ञानिक वरिड्लेष ण २ 


घोषणा, सुभषिवाबू्‌ के नाम पर धुरी रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट किया जाने वाला 
प्रोग्राम तथा अखिल भारतीय कांग्रेस के चाम से बाँटे गये पर्चे पहुंचते गए वहा-वहां 
पर सरकारी इमारतो, संस्थाओं तथा सरकारी सत्ता के चिन्हों, जेसे कचहरियो, 
थानो, डाकखानों इत्यादि पर जनता के सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ हुए । पर यह्‌ 
प्रोग्राम केवल उन्हीं इलाकों में श्रधिक फला-फूला और स्वभावतः: अपनाया 
गया जहाँ पर या तो युद्धके विविव दवावों के कारण जनता तग आ चुकी थी 
या ग्राथिक परेशानी वढ चुकी थी या काग्रे्त नेतृत्व का जनता पर गहरा 
प्रभाव था या क्रांति के लिए अन्य उपयुक्त कारण अपनी परिपक्व अवस्था को 
पहुँच चुके थे । उन इलाकों में बह प्रोग्राम तेजी से चला । इसीलिए आन्दोगन 
के तूफानी केन्द्र ग्राप्ताम घाटी के जिले, बंगाल के पश्चिमी जिले, मिदनापुर, ! 
बिहार के उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी इलाके, युक्रततप्रांत के पूर्वी जिले, उड़ीसा में| 
बालासोर जिला, महाराष्ट्र में सतारा, पूर्वी खानदेण, पश्चिमी खानदेश विज्ञेष! 
रूप से रहे | यह प्रश्व किया जा सकता हैं कि आखिर इन्ही इलाको में 
आन्दोलन का तूफान भ्रविक क्यों उठा ? उत्तर बड़ा सरल हैं । वहाँ पर 
शिक्षा का अ्रधिक प्रचार हैँ, गाँव-गाँव में पढ़े-लिखे लोगो की काफी संख्या हैं, 
फोजी मर्ती के ये केन्द्र हे औ्लौर सन्‌ १७५७ के गदर के समय भी थे सब जिले 
अन्त समय तक अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे थें। यहाँ पर वहादुर लोग 
रहने हैं । भौगोलिक दृष्टि से यहाँ के लोग लुक-छिप कर लम्बी लड़ाई लड़ने 
के लिए अधिक समर्थ हैं । यहाँ इस लड़ाई में जनता पर हर प्रकार के बोर 
पड़ चुके थे। अपने युद्ध-प्रयत्तों को सफल बनाने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही 
ने तरह-तरह के प्रतिवन्‍्व लगा रखे थे। चूकि इन इलाकों से काफी अ्रधिक 
संख्या में लोग फौज में भर्ती हो चुके थे, इसलिए उनके भाई व रिइ्तेदार जो 
इन इलाकों में बसते थे, कुछ ऐसा सोचने लगे थे कि श्रव अपने फौजी 
भादयों से मिलने का केवल एक ही उपांय हैं कि हिन्दुस्तान मृकत हो जाय । 
इन बातो के अलावा ये वे इलाके है जहाँ पर कांग्रेम नेतृत्व का जनता पर 
गहरा प्रभाव था । 
इस श्रादोलन का दूसरा विद्येपता यह रही कि इसके तूफानी केन्द्र 
मुख्यतः उन इलाकों में रहे जो जापानी बमवाजी के नज़दाक पड़ते थे । वहां 
की जनता को विव्वाश् हो चला था कि जापानियों के जुल्म भी उन्ही को 
सहने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब मरना ही है-तो भ्रपनी आ्राज़ादी के 
लिए ही क्‍यों न मरें । यही कारण ह कि पुरी, पूर्वी गोदावरी, गस्टूर, कोयम्व- 
टूर, बंगाल में कस्ठाई इत्यादि जितने भी पूर्वी तठ के इलाके हूँ उन सब में 


२४ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


भयंकर विस्फोट हुश्रा । हमारा तात्पर्य यहां पर उन कारणों को बताने का 
नही हैँ जिनकी वजह से यह सब इलाके आ्रान्दोलन के मुख्य केन्द्र बने । केवल 
संकेत रूप से यह बताना दूँ कि क्‍यों इन खास इलाकों में आंदोलन तेजी से 
रहा श्रौर क्यो एक विशेष प्रकार का प्रान्दौलन इन्ही इलाकों में हुआ । 
उपरोक्त कारणों के श्रतिरिवत और भी ऐसे हो कारण थे जो इन इलाकों के 
भांदोलन में सहायक हुएथे । 

तूफ़ान उठा, वेग से बढ़ा शोर श्रन्त में यहाँ तक दीख पड़ा कि 
करोड़ों ने किसी-न-किसी रूप में इसमें सहयोग दिया । पचि-छ: माह वाद 
श्रान्दीलब का सामूहिक रूप खत्म हुम्ना । देश में सैनिक शक्ति स्थापित हुई। 
सरकार की श्रोर से कुछ श्राकढ़े छपे है, उनके श्रनुसारः-- 


पुलिस तथा फोज की गांलियों से मरे व्यक्तियों की संस्या ६४० 
पुलिस तथा फोज की गोलियों से घायल व्यक्तियों की सत्या १,६३० 
कितनी बार गोलियां चलाई गयी श्प 
गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या ६०,२२९ 
नज़रबन्द किए गए व्यक्तियो की सख्या १८,००० 
उन स्थानों की संरुया जहा फोज बुलाई गयी ६० 
उन स्थानों की सख्या जहां हवाई जहाज़ो से वम गिराएं गए 
(पटना, भागलपुर, नदिया, मुगेर,तलकेरा भ्रौर तमलक ) दर 
स्टेशनो की सख्या जो दिसंवर मास तक बरबाद किए गए... ३१८ 
गिराई गयी गाड़ियो की संख्या भ््ह 
तोड़-फोड़ द्वारा रेलवे विभाग की क्षत्ति रु० १८,००,००० 
मोटर लारियों की क्षत्ति रुू० ९,००,००० 
स्टेशन की इमारतो की क्षत्ति रु०८,५०,००० 
स्टेशनों की अन्य सामग्री की क्षति र० ६,५०,००० 
पोस्ट श्राफिसो की संख्या जिन पर हमले किये गये । ९५४ 


नोट-इनमे से ६० पूर्णरूपेण बरबाद किए गए, २५२ बुरी तरह से वरबाद किए 
गए शोर बहुत से गोलीवार द्वारा वरवाद किए गए । 
नकद तथा दूसरी तरह से की गयी क्षति रू० २,००,००० 
कितनी जगह टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काटे गये १२,००० 
उपरोक्त हर्जाने के भ्लावा डाकखानों तथा तारघरों के शझ्ाफिसों में 
१,००,००० रुपए से अधिक का फरनीचर बरबाद कर दिया गया। सेंकड़ों स्कूली 


हर 
है भ. 


वैज्ञानिक विश्लेषण २५ 


इमारतों को वरबाद करने से जो क्षति हुई है, उसकी सख्या भी हज़ारों शद 
लाखों के करीब हूँ । " 

सरकार का यह भी कहना हूँ कि ६० स्थानों पर सेना को बुलाना पढ़ा 
ग्रौर लगभग ५३८ बार पुलिस को भीड़ को छिन्न-सिन्‍्त करने के लिए ६ 
मरतवा हवाई जहाज़ों से भी गोलिया चलानी पड़ी । सरकार द्वारा यह भी 
बताया गया हैं कि जनता ने थानों, डाकखानों, स्ठेशनो, सरकारी इमारतों 
ग्रादि पर सामूहिक प्रहार किये तथा उनको जलाया । 

उपरोक्त आंकड़ो के वावजूद सरकार का कहना हैं कि आनन्‍्दालन के कारण 
उसकी काई खास क्षति नही हुई, किन्तु श्रान्दोलन काल में उसी के सप्लाई डिपाठे- 
मेंट की ओर से एक विज्ञप्ति निकली थी जिसका सार हम नीचे देते हैँ । इसको 
पढ़कर पाठक अनुमान लगा लेंगे कि सरकारी युद्ध-प्रयत्नों पर श्रान्दोलन का 
कितना अ्रधिक प्रभाव पड़ा था। विज्ञप्ति में कहा गया है-- 

“कांग्रेस श्रान्दोलन का प्रभाव कपड़ा मिलो पर बहुत पड़ा हैँ। श्रहमदाबाद 
के करीब ९० प्रतिशत सूत कांतने वालो ने काम छोड़ दिया | मद्रास प्रान्त में 
- बकिघम मिल और करनाटक की कुछ मिले २५ श्रगस्त तक बन्द रही | इससे 
एक करोड़ की जगह केवल ५ लाख गज कपड़ा तैयार हो सका । बड़ौदा, इन्दौर, 
नागपुर तथा देहली की मिलो में भी विभिन्‍न समय तक हड़तालें चलती रही । 
इस प्रकार श्रान्दोलन के प्रथम महीने में कुल मिलाकर करीब ढाई करोड़ गज 
कपड़े का नुकसान हुश्रा । ऊनी कपड़े में भी लगभग इतनी ही हानि हुई ।कैलिको 
मिल तथा मेसर्स हत्यीसिंह एण्ड कम्पन्ती के बन्द हो जाने से सिलाई के काम में 
आने वाला धागा न मिल सकाऔर इस प्रकार सिलाई के काम को काफो धक्का 
पहुचा । लाहौर भ्रादि कई स्थानों में तो बिलकुल भी काम न हो सका, क्योंकि 
वहां पर घागे का स्टाक नही था । 

तम्बोकू के काम में भो काफी हानि हुई श्र इम्पीरियल तम्बाकू 
कम्पना की कलकत्ता,बम्बई, बंगलोर एवं सहा रनपुर की फैक्टरिया निश्चित समय 
पर अ्रपना माल तैयार करके न दे सकी । इतना ही नही, मुगेर की फैक्टरी में 
काफी तोड़-फोड़ किया गयां जिससे व तो सिगरेट बनाने का कागज ही मिल 
सका भौर न छपाई श्रादि का काम ही हो सका । 

कानपुर श्रादि के चमड़े के कारखानों मे प्रान्दोलन के कारण ५० प्रतिशत 
काम कम हुआ । बीजापुर में करीब एक लाख रेलवे सलीपर तथा एक लाख २० 
हजार बांस जलाकर भस्म कर दिये गये | भ्रान्दोलन का वेग इतना भयंकर था 
कि जंगल का काम बन्द करना पड़ा। 


२६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


गहूं तथा गेहूं की बनी चीजें भी आन्दोलन के प्रभाव से न ब्रचसकी | 
सबसे अधिक नुकसान देहली की गणेश-फ्लोर मिलल्‍्स को उठाना पड़ा । आन्दी- 
लतकारी इसकी वकेशाप के तमाम ओजार श्रादि उठाकर ले गये । उन्होने 
श्रन्त के स्टाक को भी हानि पहुंचाई तथा करीब १५० टन अन्च लूट लिया। 
मशीनों आदि को क्षत्ति पहुंचने के कारण लगभग ४००० टन माल कम तैयार 
हुआ ।” 

जनता के श्रपने आंकड़े भी हे, किन्तु नेतात्रों के पकड़े जाने के बाद सारे 
देश के श्रखवार बन्द होगये और जो अश्ववार निकलते थे उन्हें श्रान्दोलन सम्बन्धी 
खबरें छापने का श्रधिकार न था | 

महत्वपूर्ण बातें 

इस आन्दोलन की तीन महत्त्वपूर्ण वातें हे । 

१.आरान्दीलन की ज्वाला देशी रियासतो में फँली । 

ए.विद्यार्थियों का अभूत-पूर्व कार्य, जिन्होंने कांग्रेस नेताश्रों के पच्चात्‌ 
श्रादोलन का नेतृत्व किया । - 

३.किसी जगह हिन्दु-मुश्लिम उत्पात का न होना श्रथवा दूसरे शब्दों 
में मुस्लिम जनता का मिस्टर जिनता की अनेक वमकियों के होते हुए भी 
श्रान्दोलन के प्रति हमदर्दी प्रकट करना । 

सन १६४२ में राष्ट्रीय आ्रान्दोलन का सर्वे प्रथम देशी रियासतों की 
प्रजा के श्रानद!लन के साथ गठबन्बन हुआ । क्रांति की ज्वाला सब वांह्य नुमा- 
यशी वच्चनो को तोड़ती हुई रियासतों में घघकी और आन्दोलन की गतिविधि 
वहाँ पर भी ऐसी ही रही जंसी कि ब्रिटिश भारत में । मध्य भारत की रियासतों 
में आन्दोलन बढ़ी तोवू गति से फैला श्रोर भरतपुर, कोटा, इन्दौर, ग्वालियर, 
रतलाम और बड़ौदा आदि में हड़तालें हुईं,विरोव प्रदर्शन हुए, सरकारी सत्ता 
पर आक्रमण हुए । दक्षिण भारत की रियासतो में भी इसकी लपठे फैली ओर 
विशेषकर मैसूर में तो उसका गति-वधि बहुत ही वढ़ी-चढ़ी रही । यहां पर 
जनता ने सरकारी राज-सत्ता पर प्रहार कर कब्जा करने के सफल व असफल 
प्रयत्न किये । उधर उड़ोसा श्रौर महाराष्ट्र की देशी रियासतो में शोले उठे। 
निस्सन्देह देशी रियासतों में जो श्रान्दोलन हुआ, उसका श्रेय वहां के प्रजा- 
मण्डलों को हैं, जिन्होंने राज्य मे जागृत वर्वेचेनी पंदा कर दी थी और इस कारण 
इस आन्दोलन की वाह्य गति के समाप्त होते ही सारी रियासतों में प्रजामण्डलों 


वैज्ञानिक विश्लेषण २७ 


का संगठन और सम्मात बढ़ा और प्राय: राजाप्रो ने अपने प्रजामण्डलों से किसी- 
न-किसी प्रकार समझ्नौता करने की चेष्टा की | 

र२-जहाँ तक विद्याथियरों का सम्बन्ध हूँ इसमें फोई शक्र नही कि विद्या- 
वियों की एक शक्ति भारताय राष्ट्रीय श्रान्दोलन की एक सब्न्चित शक्ति थी । 
आन्दोलन से पहले विद्य,वियों पर मुख्यतः कम्बुनिस्टो का प्रभाव था, पर ९ भ्गस्त 
को देश में आग लगते ही विद्याथियो ने जिस अपूर्व उत्साह, हिम्मत और वलि- 
दान का परिचय दिया उससे विद्यार्थी-जगत्‌ के प्रति एक महान्‌ सहानुभूति व 
सम्मान पैदा होगया हैँ । हजारो ने काछेज व स्कूल छोड़ दिये और अपनी 
समभ के अनुप्तार आादोचत का नेतृत्व करने का प्रयत्व किया | इन नवसिखिये 
व उत्पाही युवकों से कांग्रेस की अहिंसो नीति का अक्षरण; पालन करने की 
आ्राशा नही की जा सकती थी, क्योंकि न इन्हे कोई ट्रेतिंग थी और न किसी 
झानदोलन की गतिविधि के साथ इनका कोई गहरा सम्बन्ध ही रहा था । 
बम्बई के विद्यार्यी आन्दोलन में सवसे आगे ये और उन्होंने साम्राज्यशाही के 
विजला जैसे तेज आक्रमण का मुकाबला गोलियाँ श्रीर लाठिया खाकर किया । 
अहमदाबाद, शोलापुर व अन्य शहरों में भी विद्याथियों ने ब्रांदोलन में हिस्ता 
लिया । विद्याथियों में लगी हुई यह श्राग चारों श्रोर फैली और युक्तप्रात, 
मध्यत्रांव, आसाम आदि सब जगह के विद्याथियो ने इस आंदोलन में सेकड़ो 
की तादाद में हिस्सा लिया | घूलिया जिले के नन्‍्दावाज्ार श्रौर खैर जिले के 
विद्यार्थियों के ऊपर जो अमानुषिक श्रत्याचार हुए उसकी श्रपत्ती एक हृदय- 
विदारक कहानी हैँ । युक्‍तप्रांत में केवल बनारस डिवीजन में ३२ हजार 
विद्यार्थियों ने सारे पूर्वी जिलों में एक नवजीवन व स्फूर्ति पंदा कर दी 
-थी | वें सब इत जिलो में फंल गये और वहाँ के आन्दोलन का नेतृत्व 
ग्रहण किया | ५ 

३. यद्यपि एक प्रकार से उस समय हिन्दुस्तान में भ्ाग्ल-मुस्लिम गुद्ठु 
बन गया था और एसा मालूम पड़ता था कि मिस्टर जिन्मा ने कांग्रेस आंदो- 
लन को कुचलने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही के साथ कोई पड़्यत्र कर रखा 
है, क्योकि कुछ दिन पहले उन्होने इस बात की घोषणा की थी कि यदि 
कांग्रेस ने कोई श्रान्दोलन शुरू किया तो देश भर में गृहयुद्ध हो जांयगा, 
आपसी झगड़े व उत्पात होगे । ९ अगस्त को जब देश मर में दबी-पिसी 
जनता ने श्रग्नेजी नौकरशाही व साम्राज्यवाद के विरुद्ध खुली बग्मावत्त को तो 
उस काल में एक भी जगह साम्प्रदोयिक झगड़ा न हुझ्ला | बल्कि इसके विपरीत 


श्द सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


हजारों मुसलमानों ने खुले रूप से इस आ्रांदोलन में यत्न-तत्र हिस्सा लिया । 
सयुक्‍त प्रान्त के पूर्वी जिलों में, विहार में विशेषतः पूणिया जिले मे, बंगाल के 
चटगाव श्रादि जिलों में मुसलमानों ने इस विद्रोह में हाथ बटाया और इस 
प्रकार दुनिया ने देखा कि भारत की मुस्लिम जनता भी साम्राज्यशाही के 
उतनी ही विरुद्ध है जितनी कि हिन्दू । यह दुर्भाग्य की बात थी कि मुस्लिम- 
नेता जनता की सरकार विरोधी भावना को ठीक तरीके से जाग्रत व संगठित 
नहाँ करना चाहते थे । 
6 
व्यर्थ की बहस 

ब्रिटिश प्रचार विभाग ने दुतिया के सामने इस बात का भरपूर प्रचार 
किया कि कांग्रेसी नेताश्रों की इस आन्दोलन को चलाने की एक संगठित योजना 
थी और उसमें हिंसो व तोड़फोड़ भी शामिल हैँ । इसलिए देश में जो उत्पात 
हुए, सम्पत्ति का विनाश हुझ्ना, हिंसात्मक काण्ड हुए, उनका उत्तरदायित्व 
कांग्रेत पर हूँ । दुर्भाग्य से कुछ थके, पस्त कांग्रेसी भी इस प्रचार के शिकार वन 
गए श्रौर उन्होने जनता के इस सामूहिक आ्रान्दोलन को कांग्रेसी आन्दीलन न कह- 
कर कुछ दिलचले, बहके नोजवानों का ऊठपटांग प्रयत्न बताने की चेष्टा की श्रौर 
जनता की शभ्रोर से जो हिंसात्मक कार्य हुए थे उनका निन्‍्दा करनी शुरू कर दी । 
वास्तव में यह घातक दृष्टिकोण है, हालांकि हमारा विश्वास है कि हिंसा 
तथा गुप्त कार्य, चाहे वे किसी भी रूप में किये जायं, एक सामूहिक आन्दोलन 
व प्रयत्न की प्रगतिके लिए घातक होते हूँ । यदि वे न होते तो श्रान्दोलन को भ्रौर 
भी शक्ति मिलती । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जो जनता संकड़ों की 
तादाद में उठी, उसने श्राम हिसात्मक प्रयत्न किये । वास्तव में जनता के प्रयत्न 
कांग्रेस की पुरानी शिक्षा के भ्रनुसार ही थे। यह दूसरी बात है कि यत्र-तत्न गोलियो 
की बौछारों व लाठियों के.प्रहारों से पीड़ित जनता ने ढेले श्रादि. फेके हों और 
किसी जगह श्रावेश में श्राकर क्रोेधित जनसमूह हिंत्ात्मक कार्य करने के लिए 
तैयार हो गया हो , श्रसंगठित हिंसा कर बंठा हो । पर जहां तक श्रान्दोलन के 
रूप का ताल्‍्लुक हैँ, हम ऐसे इक्के-दुक्क्े काडों से उसे हिसात्मक रूप नहीं दे 
सकते । जनता की ओर से जितने सामूहिक प्रयत्न हुए उनको जानने से पता 
चलता है कि हर जगह लोग कांग्रेसी नेताओ्नों के नारे व जय बोलकर भागे 
बढ़ते थे और अधिकांश जगहों पर उनकी मांग यही थी कि ब्रव से सरकारी 
कर्मचारी काग्रेसी हुकूमत को माने । उनके हुदय में प्रारम्भ में हिसात्मक भावना 
नही थी । 


वैज्ञानिक विश्लेषण २६ 


हमें इसी काल में शुद्ध अहिसात्मक प्रयत्नों के अनेक ऐसे गौरवपूर्ण 
उदाहरण मिलते हे जिनमें लोगों ने सामूहिक रूप से भ्रहिसात्मक रहने का परि- 
चय दिया हैँ | यहाँ तक कि आावेशपूर्ण व बहुसंस्यक जनता ने भी सरकारी कर्म- 
चारियीं पर हाथ नही उठाया । श्रासाम घाटी में जहां पर २० लाख से श्रधिक 
लोगों ने सरकारी कानूनों को खुले रूप से तोड़ा तथा अदालतों थानो व डॉक- 
खानों श्रादि पर सामूहिक प्रहार किये, बलिदान, त्याग श्रौर अहिंसा के ऐसे अनेक 
उदाहरण मिनते हें। बिहार और युकत-प्रान्त के पूर्वी जिलों में ऐसी श्रनेक 
घटनाये हुई हैँ । कर्नाटक में जहां पर आन्दोलन अत्यन्त ही संगठित रूप में चल 
रहा था, हजारों सुसंगठित नवयुवकों ने हिस्सा लिया और एक भी सरकारी 
नौकर नहीं मारा गया | 


अवश्य ही जनता की श्रोर से कितनी ही जगह हिसात्मक काण्ड भी हुए 
है, पर उनकी संख्या उन घटनाश्रों के सामने फीकी पड़जाती हे जो कि देश भर 
में अ्रहिसात्मक प्रयत्तों की साक्षी है । सैकड़ो जगह जन समूह पर दस-दस मिनट 
के बाद गोलियां चलाई गईं । इन गोलियों के प्रहार से जनता पीछे हटी, भ्रपने 
मरे व जुर्मी लोगो को उठाकर ले गई और थोड़े समय बाद वह गोलियों का 
मुकाबला करने के लिए फिर श्रागे बढ़ती देखी गई। इन घदनांभों से पता 
चलता हैँ कि आन्दोलन का वास्तविक रूप श्रहिसात्मक था और जनता के अन्दर 
” पिछले श्रान्दोलनो द्वारा प्राप्त अनृभव भ्रौर संगठन काम कर रहा था | यद्यपि 
जनता के संगठित रूप से हिसा करने के सारे कारण मौजूद थे और उसकी 
तादाद सरकारी कर्मचारियों के मुकाबिले में कई गुना अधिक थी, फिर भी 
जितनी हिंसा हुई वह बहुत कम थी। जनता को जिस परिस्थिति का सामना 
करना पड़ रहा था, उसे देखते हुए तो कही अ्रधिक हिंसा की आशा की जाती 
थी | जनता में जोश था, तडप थी और कुछ करने की महान्‌ अभिलाषा थी । 
उसके नेता:छिन चुके थे। उस पर एक बज प्रहार करने का प्रयत्न किया जा 
रहा था । चारों ओर से उसे घोड़ों की टापों, गोलियों की बौछारों और लादियों 
के प्रहारों से दबाने के संगठित प्रयत्न किये जारहे थे । 

लाखों इस तूफान के वेग में उठे, भ्रागे बढ़े और जीवन-मरण के खेल 
खेले । इतना विशाल सामूहिक विद्रोह होते हुए भी सुना जाता है कुछ थोड़े 
इने गिने सरकारी भ्रफसर मरे श्रीर घायल हुए । केवल यही इस बात का सबृत , 
है कि श्रान्दोलन का रूप वास्तविक रूप में अहिसात्मक था और यह काँग्रेस के 
पिछले श्रान्दोलनो द्वारा दी गई देनिंग व शिक्षा का ही फल था | 


३० सन्‌ बयालीक्ष का विद्रोह 


निस्सन्देह सरकारी दमन का चक्र जब जनता को रौंदता ही गया 
ता श्रान्दोलन का रूप सतह से हटकर सतह से नीचे चला गया श्रोर पश्चिमी 
क्रान्तियों के नियमों से प्रभावित सैकडों कार्यकर्ताश्रों ने समझा कि सम्पत्ति को 
क्षति पहुँचाना हिसा नही है, वह भ्रह्ििता की परिभाषा में श्रा सकता हैं ) इस 
तरह से गृप्त श्रान्दोलन, गुरिला-युद्ध व तोड़-फोड़ इत्यादि विचारों का जन्म 
हुआ । कुछ दिलचले नौ जवान सशस्त्र क्रान्ति की वात सोचने लगे । किन्तु 
यह सब श्रान्दोलन का बहुत छोटा-सा रूप था श्रौर सरकारी प्रचार विभाग ने 
इ से केवल इसलिए बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया कि वह निहत्यी जनता पर अपने 
द्वारा का गई हिंसा के लिए कोई बहाना दूढ़ सके । जहाँ तक इन इवके-दुबके 
भ्रसगठित हिसात्मक कार्यो की जिम्मेदारी का ताल्लुक हूँ, ब्रिटिश सरकार एक 
भी ऐसी वात पेण नही कर पाई जिसके द्वारा कांग्रेसी नेताश्रों पर अ्रभियोग 
लगाया जा सके । सच तो यह हैँ कि उस जमाने में कौन था जो कांग्रेस के 
पक्ष को रखता और सरकारी श्रभियोगों का उत्तर देता । 


अहिंसात्मक शिक्षा 
ज़नता को केवल तीन ही प्रकार से किसी सरकार के विरुद्ध संगठित 
किया जां सकता हैं । 
- संगठित सामूहिक अहिसा । 
२. संगठित हिंसा । 
३. असंगठित हिंसा । 
देश के सासक्ृतिक विचार, श्रन्दरूती हालात, जनता की मनोवृत्ति तथा 
प्रन्य कई कारणों से हमारे देश में ग्रांधी जी के नेतृत्व ने जनता को संगठित 
सामूहिक श्रहिसा की कला का सिखाया श्रौर गांधी जी ने कई श्रान्दोलनों 
द्वारा जनता को अरहिसात्मक युद्ध की शिक्षा दी । इस प्रकार राजनीति में एक 
नये भस्त्र का प्रयोग हुआ, जिसके द्वारा निहत्यी तथा निस्सहाय जनता संग- 
ठित हिंसा का विरोध कर सकती थी। इन श्रान्दोलनों ने भारत की पिटी, 
पिसी, बिखरी, असंगठित जनता में आशा, उत्साह, बलिदान और संगठत 
इत्यादि श्रनेक वातें पैदा की | साथ ही यह भी दिखाया कि सामूहिक अहिंसा 
द्वारा कभी जनता की हार नही हो सकती । इन श्रान्दोलनों के विभिन्‍न रूप 
रहे । कभी कुछ चुने हुए कानून तोड़ गये तो कभी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया 
गया । पर हर आन्दोलन के पद्चात्‌ कांग्रेस अधिक बलशाली तथा संगठित 
निकली ! खुला विद्रोह इस संगठित अहिसात्मक आन्दोलन का एक स्वाभाविक 


वैज्ञानिक विश्लेषण ३६ 


न 


नतीजा था | जो शिक्षा सन्‌ १९२० में दी गई थी, जिस वीज को सन्‌ १६२० 
में बोया गया था उसका स्वांभाविक नतीजा यह होना था एक रोज 
खुले रूप से संगठित अहिसा के हास्त्र द्वारा जनता ब्रिटिश साम्राज्यशाही के 
विरुद्ध विद्रोह करे । पर यह वात सर्वथा गलत और अमाननीय है कि गांधीजी 
तथा कांग्रेस का नेतृत्वसंगठित हिंसात्मक श्रांदोलन चाहता था । हां, यह वात ठोक 
हो सकती हैँ कि वह जनता का खुला विद्रोह चाहता था । यह दूसरी बात है 
कि वह इसका नेतृत्व न कर'सका और उसे अपने ढंग पर न चला सका । 
जहाँ तक संगठित हिंसा का ताललुक हैं उसके लिए न तो हमारे देश में सब 
सांवन ही मौजूद हे और न व्यावहारिक दृष्टि से हम उस पर अमल ही कर 
सकते है । आज संगठित हिंसा के रूप में जब कि सरकार के पास लड़ाई के 
सारे साधन रेल, तार कलें तथा हथियार बनाने के कल-कारखाने इत्यादि 
मौजूद है, हिंसा की बातें करता कोरी कपोल कल्पना ही होगी । इसलिए 
गांधीजी ने शस्त्रों द्वारा संगठित प्रयत्न करने की वात कभी भी नही सोची | 
उन्हों ने सेव ही गुप्त संगठन तथा ग्रुप्त कार्य करने का विरोध किया ! प्रतः 

प्राज यह कहना कि गांधीजी तथा कांग्रेस का नेतृत्व संगठित हिसा चाहता धा, 
उन्हें वदनाम करने का श्रच्छा साधन हो सक्ता है, पर जिस आदमी को जरा 
भी भ्रक्‍्ल है वह स्वयं सोच सकता है कि जब गांधीजी तथा कांग्रेस के दूसरे 
नेताश्रों ने सद्रेव श्रहिसा दादा हर प्रकार से जीत ही पाई हैं तो वह किस 
ग्रावेश व तजुबें की बिना पर हिंसात्मक साधन के लिए लोगों को प्रोत्साहित 
करते श्लौर जब कि वे स्वयं देख रहे थे कि समस्त छोटे-छोटे राष्ट्र हिसात्मक 

साधनों की कमी के कारण श्रपने बड़े व अधिक सुसंगठित प्रतिद्वन्दा के विरुद्ध 
हारते हा जा रहे हे । सच तो यह है कि हमारे पास हिंसा के कुछ भी साधन 

न थे श्र इसलिए हम उनसे काम लेने की कल्पना भी न कर सकते थे । 

जहाँ तक असंगठित हिंसा का ताल्लूक है, कोई भी नेता उसका सम- 

थेन नहीं कर सकता । यह दूसरी बांत है कि कहीं-कहीं प्रावेश तथा जोश कें 

वशीभूत होकर जनता इधर-उधर भ्रसंगठित हिंसा कर बेठी हो । पर कोई भी 

नेता उसे अ्रच्छा नहीं कह सकता । फिर उसकी जिम्मेदारी श्रधिकतर उन 

लोगों पर है जिन्होंने जनता पर प्रहार किये, उसके भावों को रौंदा और उसके 

प्यारे ध्येय च आदर्श को सदेव के लिए मिटाना चाहा । 

खुला विद्रोह 
हमारा विश्व स हैं कि सन १६४२ का खुला विद्वोह पिछले सभी श्रादि- 


हरे सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


लनों से ध्येय, युद्धनीति, संगठन, आंकार, विस्तार इत्यादि की दृष्टि से भिन्‍न 
था | इसे श्रहिसात्मक सत्याग्रह का एक प्रन्तिम रूप ही समभना चाहिए । 
ध्येय:--इसका ध्येय पृक श्रोर ता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था भ्ौर 
दूसरी श्रोर अ्रपने देश को जापानी श्राक्रमण से बचाना था; साथ हो इस युद्ध 
को जनता जहा तक हो जनता के वास्तविक युद्ध में बदलना था। 
युद्धनीति:---इसकी युद्ध नीति यह थी कि यदि सम्भव हो तो बिना जनता 
को युद्ध की भ्राग में ढकैले हुए ब्रिटिश सरकार से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता स्वी- 
कार करा ली जाय भ्रौर युद्धकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाय । 
दूसरी ओर सारे भित्र राष्ट्रों में विशेषकर अ्रमरीका में भारतीय आजादी व 
श्राकांक्षाश्रों के प्रति एक प्रवल जनमत तैयार किया जाय और भारतीय प्रदन 
को भ्रस्तर्राष्ट्रीय प्रइन बनाने की चेप्टा की जाय | साथ ही सारी दुनिया के दबे, 
पिसे तथा गुलाम लोगों का साम्राज्यशाही के विरुद्ध मोरचा तैयार किया 
जाय यदि इस महान्‌ उद्देश्य के लिए एक सामूहिक संगठित प्रयत्न तथा आन्दो- 
लन की श्रावश्यकता हो तो उसके लिएजनता को मनो वैज्ञानिक तथा संगठित 
दृष्टि तैयार किया जाय श्रौर देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाय । 
नाराः--हस श्रान्दोलन का नारा था “अ्रंग्रजो भौरत छोड़ो” जो स्वाभाविक 
दृष्टि से उस समय जनता के हृदय की पुकार थी । स्वयं जनता ऐसा कह रही 
थी और जमाना भी चाहता था | इस नारे ने जनता में एक विशेष प्रकार की 
स्फूर्ति व जीवन पैदा कर दिया श्रौर भारतीय प्रइन को एक नया रूप, 
जीवन व धारणा प्रदान की । 
तश्वज्ञान:--इस श्रान्दोलन का मन्तव्य था कि प्रत्येक सरकार जनता 
से सत्ता प्राप्त करती है । जो सरकार श्रपने इस नैतिक आ्राधार को खो बँठती 
है श्रीर केवल पशुबल द्वारा जनता पर हुकूमत करती है उस सरकार के प्रति 
विद्रोह करना जनता का एक स्वाभाविक हक है ।* ब्रिटिश सरकार ने श्रपनी 
कार्रवाइयों द्वारा जनता पर से श्रपना नैतिक प्रभाव खो दिया था। उसने बिता 
जनता की इच्छा के देश को लडाई में फॉंक दिया था भर वह श्रपने युद्ध-प्रयांस को 
सफल बनाने के लिए मनमाने तरीकों से काम ले रही थी । इस प्रकार उसने 
भारत पर जापानी श्राक्रमण की दावत दी थी । श्रतः श्रान्दोलन की धारणा थी 
कि ऐसी सरकार के विरुद्ध बग़ावत करना श्रौर उसकी सत्ता पर अधिकार 
करना जनता का कतेंव्य है ॥ 'खुली बगावत” का भ्रर्थ है जनता का सरकार पर 
चौतरफा प्रहार करना, अपने को श्राज़ाद समभना तथा उसके किसी भी कानून 


वैज्ञानिक विस्लेषण क्३े 


को अपने पर बन्धन न मानना । । ' 
श्रव तक जो आन्दोलन कांग्रेस ने किये थे उसमें कुछ चुने हुए कानूनों 

को तोड़ा जाता था, क्योंकि जनता में “खुले विद्रोह” ,की मनोवृत्ति पैदा करने 

का ध्येय न था | इसलिए इस आ्रान्दोलन का रूप पिछले सभी « आन्दोलन से 


भिन्‍त था । यद्यपि इसका मन्तव्य बड़ा सीधा और सरल था, पर इसका रूप 
बड़ा ही उग्र और व्यापक था । 


अहिंसा की शक्ति 

सन्‌ १६४२ के खुले विद्रोह! से हमने वहत से मधुर व कटु 
भ्रनुभव प्राप्त किये | उसने एक श्रोर सिद्ध किया कि सरकार की संगठित 
हिंसा का इक्के-दुक्‍्के छिपे गुरिला प्रयत्नों से मुकाबला नही किया जा सकता | 
जिस समय कांग्रेस ने भारत में खुले विद्रोह” की दुन्दुमी वजाई, दुनिया के 
हालात ही निराले थे | अंग्रेज साम्राज्यशाही पहले कभी भी सँनिक दृष्टि 
से इतनी संगठित नहीं थी | रोजाना हिसा के नय-तये हथियारों की ईजादे 
हो रही थी । यूरोप के कितने ही रोष्ट्र जर्मनी की संगठित हिंसा का शिकार 
बन चुके थे कौर उन्हें-ग्रपनी मुक्ति की किसी प्रकार भी झाशा न थी। जर्मनी 
और जापान के गआरागे बिना शर्त आत्म-समर्पण करनां होगा, अतः मिन्र-राप्ट्र 
धुरी राष्ट्रो के मृकाविले में संगठित हिंसा के श्त्रों को दिनों-दिन बढ़ा रहे 
थे । ठीक उन्ही घटनाओं के सांये मे ८ श्रगस्त को एक पतले दुबले निहत्थे 
सरदार ने निहत्ये हिन्दुस्तानियों को 'खुले विद्रोह” का पांठ पढ़ाया और इस 
आशा से पढाया कि चारों तरफ फेली हुई संगठित हिंसा के बीच केवल उसका 
ग्रहिसा-शस्त्र ही सफल हो सकता हैं। यद्यपि जनता ने अपने नेता की बातों 
पर पूर्णतया भ्रमल नही किया, पर यह केवल अहिसात्मक साधनों का ही फूल 
है कि उस श्ररिति-परीक्षा में कांग्रेस पहले से कही श्रधिक शवितशाली, प्रभाव- 
शाली व सम्मानित होकर निकली श्रौर श्रंग्रेज साम्राज्यशाही के प्रवल आक्रमण 
की शर्त्रित शीघ्र ही नष्ठ हो गई । कांग्रेस ने श्रात्म-समर्पण नही किया । अपने 
प्रस्ताव को श्राज तक वापस नही लिया, पर ब्रिटिश साम्राज्यशाही को कांग्रेस 
नेताञ्रों को छोड़ना पड़ा, कांग्रेस से समभीता करता पड़ा श्रथवां दूसरे शब्दों 
में बिना शर्त हिन्दुस्तान में आ्त्म-समर्पण किया श्रौर हिसात्मक लड़ाई के दूसरे 
मोर्चो पर अपने प्रतिद्वन्द्दी से आत्म-समर्पण कराया । इससे केवल हम यही नतीजा 
निकाल सकते है कि अहिंसा की अपनी महान्‌ शक्ति है जिसमें हार के लिए 
कोई गुंजाइश नहीं और जिसमें लड़ाई अपने प्रतिद्वन्द्दी के हथियारों के विरुद्ध 


३४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


प्रात्मिक बल से मन, हृदय व मस्तिष्क के ज़रिए होती हैँ । इस प्रकार की 
लड़ाई का फंसला हथियारो के वार, तेजी व तबाही से नहीं किया जा सकता, 
बल्कि अपने ध्येय एवं कार्य की उच्चता, महानता श्रोर नैतिकता से किया 
जाता है।. * 
दमन के साधन 

सन्‌ १६ १९ से सन्‌ १९४२ तक राष्ट्रीय श्रान्दोलनों की गतिविधि के 
साथ-साथ दमन के साधन भी बदलते रहे हे ) हर प्रान्दोलन ने जहाँ जनता 
को कुछ शवित दी, वहीं सरकार ने भी उसे दबाने, उसे कावू में रखने, कुचलने 
के साधनों में तर वकी की और इस प्रकार दमन के साधन तथा आन्दोलन की 
दक्ति अपने-अपने तरीके से बढत ही गये | सन्‌ १६९१६ व २१ की 'गान्ची की 
आ्रान्वी' को नौकरशाही ने विशेषतः १४४ दफा द्वरा काबू कर लिया था, यद्यपि 
कही-कहीं आ्रातंक फैलाने के लिए उसे फौजी कानून भी घोषित करना पड़ा था सन्‌ 
१९३० में जनता ने कुछ विश्ञेप चुने हुए कानून तोड़े । नौकरशांही ने विशेषत: लोगों 
को जेलों में भेजने, छोटे-छोटे हल्कों में लाठी चार्ज करने, अखबारों पर पावन्दी 
लगाने इत्यादि तरीकों को श्रपनाया | सन्‌ १६३२ में देश्‌ में लगानबन्दी के रूप 
में कुछ विशेष कानून तोडे गये। नौकरशाही ने पकड“-धकडढ, घुड़सवारों द्वारा 
मार-पीट, बड़े पैमाने पर लाठी चाजं, सामूहिक जूर्माने इत्यादि शस्त्रों को 
विशेष तः अपनाया । सन्‌ १९४२ में देश ने खुला विद्रोह किया । नौकरशाही ने 
सारे देश में शान्ति स्थापित करने के लिए श्र्द्ध फ़रैजी कानून का ऐलान कर 
दिया श्रौर व्यापक रूप से गोलियों की वौछारों से आन्दोलन का स्वागत्त किया । 
इस प्रकार हर श्रान्दोलन की शक्ति के विकास के साथ उसके दवाने के साधन 
भी व्यापक श्रौर कठोर बरते गये । 

सन्‌ १६४२ में सरकारी दमन-साधनों को हम मिस्टर नियोगी एम० 
एल० ए० के कयनानुसार निम्नलिखित भागों में बांठ सकते है:--- 

१.श्राम तोर पर जनता में पुलिस द्वारा आतंक बैठाने के प्रयत्वत करना 
तथा खुले रूप से जनता को लूटना, उनके घरों में श्राय लगाना तथा मारपीट 
करना । इस प्रकार के काम विशेषतः विहार, युक्त प्रांत के पूर्वी जिलों, मध्य 
प्रान्त और आसाम की घाटी के जिलों में हुए । 

२. जनता के समूहों तथा व्यक्तियों पर बिना किसी कारण ऊटपटांग 
तरीके से गोलियां चलाना । ५८ 

३. निहत्थी, निर्दोष जनता प्र संगठित रूप से ग्रोलियां चलाता झोर 


वैज्ञानिक विद्लेषण ३५ 


है 


इस प्रकार जिन लांगों ने उत्पात किया था उनको कोई विशेष हानि न पहुंचा- 

“ कर उन इलाकों की समस्त जनता के हृदय में श्रातंक जमाना । इस प्रकार 
की घटनाएं देहली, कलकत्ता, आसाम प्रान्त की घाटी और युक्त प्रान्त के पूर्वी 
जिलों में विशेषत: हुई है । 

४. असंगठित समूहों पर बिना किसी इत्तिला के गोलियां चलाना । 
प्रपरिवित लोगों द्वारा जहां-कहीं भी कर्प्यू आर्डर की थोडी-सी अ्रवहेलना 
हुईं, वहां उन पर निर्देयता पूर्वक गोलियां चलाना । इस प्रकार की घटनाएं 
देहली तथा उन सब स्थानों में हुई जहां श्रान्दोलन का रूप व्यापक और 
उग्र था । ] 

५ छोटे बच्चो के खुले,रूप से कोडे लगवाना व उन्हे बे-रहमी से पीटना 
और प्रतिष्ठित श्रादमियो तक को जनता के सामने अपमानित करना, जैसे गलियों 
को साफ करवाना कांग्रेसी झंडों का जलवाना इत्यादि । 

६. जनता के सामने कांग्रेस वालों के घरों को जलानां और फौज के 
द्वारा औरतों का सतीत्व नष्ट कराना । सवर्ण हिन्दुओं को श्रछृत कहलाने वाली 
फौजी टुकड़ियों के सेनिकों से अपमोनित कराना। ऐसी घटनाएं मध्यप्रान्त, 
आसाम ओर विहार मे श्रधिक हुई । 

मिस्टर नियोगी ने केन्द्रीय असेम्बली में भाषण देते हुए कितनी ही घटनाओं 
का वर्णन किया जिससे सरकारी दमन के निर्देयता-पुर्ण काडो की कूलक मिल 
सकती हैँ | अपने भाषण के दौरान में राज्य-परिषद्‌ के एक सदस्य और मृज- 
फ्फरपुर जिले के राष्ट्रीय युद्ध मोचे के एक नेता की बातों का हवाला देते हुए 
मिस्टर नियोगी ने बताया कि सैनिकों और पुलिस के सिपाहियो को खुला छोड़ 
दिया गया । उन्होने वहाँ मनमाने ढंग से निहत्थी जनता को लूटा, सम्पत्ति 
को नष्ट किया, गांवों को जलाया, रुपया ऐठा श्र पकड़ लेने की धमकियां दी। 
उन्होंने यह भी बताया कि वहां मेने अपनी श्रांखो से देखा कि बाजार की सारी 
मालदार दूकानें लूटी गई । गाव के गाव सैनिको व पुलिसों द्वारा जलाये गये । 
में इन घटताग्रो को तथा इन दृश्यों को जीवन-पर्यन्त चही भूल सकता ।” 
उन्होंने श्रागे गाजीपुर जिले के एक श्रानरेरी मजिस्ट्रेट द्वारा युक्‍तप्रान्त की 
सरकार को भेजें गये एक नोटिस का जिक्र करते हुए, जिसमे जुमीदार ने 
सरकार से श्रपने गाँव में सेनिको द्वारा की गई बरबादी का हरजाना मांगा 
था, बताया “चार यूरोपियन सिपाही १५० देशी सिपाहियो के साथ रायफलों 
द्वारा सुसज्जित होकर २४ अगध्त को उसके गाँव मे आये और उस गाँव के 
सारे झादमियों को गाँव छोड़ने का हुक्म दिया श्रौर थोड़ी देर वाद उन्होंने 


३६ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


पारी औरतों को घरों से बाहर निकलने का श्रादेश दिया और घम्रकाया कि 
जो बाहर नही श्रायगा उसको गोली मार दी जायगी । उसके पश्चात्‌ उन 
सिपाहियो ने उन सब श्रौरतों के ज्ञेवरो को छीव लिया और उनके घरो पर 
प्राक्मण किया झौर जितना भी जेवर, रुपया और सामान था सव पर कब्जा 
किया । इन सिपाहियों ने मेरे किसानो के २० घरों में श्राग लगा दी और 
इस प्रकार गांव के सब लोगो को राइफल की नोकों से घमकाया श्रौर डर 
दिखाया, उन्हे रोने श्रौर चीखुने तक को मना किया गया ।” 

उपरोक्त एक आंध उदाहरणों के हारा केवल यह बताने का चेष्टा की 
गई हुँ कि देश-भर में नौकरशाही के दमन-चक्र द्वारा निर्दोष और निहत्थी 
जनता पर हर प्रकार से श्रत्याचार हुए । श्रावश्यकता पड़ने पर श्रासमान से 
मशीनगन का भी प्रयोग किया गया । इस सब दमन का एक श्रभिप्राय था । 
जनता की उभरती हुई श्रावाज का फौरन गला घोट दिया जाय, उसकी 
सामूहिक शक्ति को तोड़ा जाय और उसके हृदय मे श्रातंक बेठाया जाय । 


_ वीक! 
कांग्र स पर सरकार के आरोप 

इंस किताब मे सरकारी दमन-कांडों पर कोई विशेष जोर नही दिया गया हूँ, 
क्योकि पुस्तक लिखने का मुख्य ध्येय जनता के कार्यो पर प्रकाश डालना है । 
केवल मिसाल के तौर पर कुछ सरकारी दमन के साधनों को बताने की चेष्टा 
की गई है । आदोलन के थोड़े दिनों पश्चात्‌ सरकार ने एक पुस्तक छापी; 
जिसमे कांग्रेस को उन तमाम उत्पातों, हिंसा तथा तोड़-फोड़ के कार्यो का दोषी 
ठहराते हुए दुनिया को यह बताने की चेष्ठा की गई कि हिन्दुस्तान में जो 
कुछ उत्पात हुआ, जाने व धन की क्षति हुई, जनता को कष्ट पहुंचा उस सब 
की जिम्मेवारा कांग्रेस पर है । जहाँ उस किताब में एक ओर यह सब कुछ 
दिखाने की चेष्टो को गई हैँ वहाँ दुनिया को यह भी दिखाने का अ्रसफल प्रयत्न 
किया गया हूँ कि भ्रान्दोलन व्यापक नही था। उसने मिन्र-राष्ट्र को युद्धअ्रयास 
में कोई खास क्षति नही पहुँचाई । यह दोनो बाते जब एक ही किताब में पढने 
को मिलती हे तो कुछ श्राइचर्य-सा होता है; क्योकि एक ओर तो सरकार ने 
कांग्रेस को सारे आन्दोलन का जिम्मेदार ठहराने के लिए श्रान्दोलसल की गति- 
विधि का बड़े ही उम्र, तीन्र व व्यापक ढग से प्रकट किया दूसरी ओर दूसरे 
देशों की जनता व सरकार को श्राँखो मे धूल फोकने के लिए इस आन्दोलन की 
गति को कम व थोड़ी बताने का असफल प्रयत्व किया हैं। सरकारी प्रचार- 
विभाग कुछ भी कहे, पर यह डंके की चोट कहा जा सकता है कि सन्‌ 


वैज्ञानिक विश्लेषण ३७ 


१९४२ का “खुला विप्रीह' ध्येय, राजनीति, निपुणता, व्यूहनरचना तथा श्रांकार, 
विस्तार, त्याग, बलिदान, संगठन, जनात्साह, श्रादि की दृष्टि से कही बढ़ा-चढ़ा 
था| सन्‌ १८५७ का गदर, फ्रांसीसी राजक्रान्ति, रूस की लाल क्रान्ति सभी कई 
बातो में इसके सामने फीकी जान पड़ती हे । 


तलपद 
| हर महान्‌ श्रान्दोलन के बाद प्रतिक्रमा-काल भाता है।इस काल में 

नेता व कार्यकर्ता भ्रानदोलन-काल में होने वाली घटनाओ, अपने द्वारा की गई 
गलतियों एवं हानि-लाभों को प्रांकने का प्रयत्त करते है, ताकि उस आन्दोलन को 
तजुटियों व गलतियों से लाभ उठाकर आने वाले आन्दोलन में उन्हे न होने दे। 
हर आन्दोलन के लिए यह श्रनिवार्य काल हैं और यह इसी प्रकार श्रातां है 
जिस तरह रात के बाद दिन तथा कार्य के बाद थकान । हमारे सारे आन्दोलन 
१६१९, २१, १९३० व १९३२, १९४० व ४२ के परचांत्‌ ऐसा काल श्राया 
कि उसकी सत्तह पर शान्ति दिखाई दी, आन्दोलन का वाह्य रूप धीमा दिखाई 
देने लगा और नौकरशाही ने समझता कि श्रव उन्होंने आन्दोलन को दवा लिया 
हैँ । पर हुआ इसके विपरीत अपने हर आन्दोलन का प्रोग्राम नारा व युद्ध-नीति 
रहते है । इसका अर्थ यह हैं कि गान्धीजी ने समय, जनता की दशबित, देश की 
बाह्य स्थिति व असहनीय हालत सब को पूरे तरीके से श्राककर समयानृसार 
आ्रान्दोलन के लिए, ध्यय, प्रोग्राम व नारे जनता को दिये । जनता उठी, श्रागे 
बढी ओर थकान से पस्त होकर क्षणिक काल के लिए पीछे हटी। किन्तु हर 
एक आन्दोलन ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जनता को क्रान्ति की कला की 
शिक्षा दा हैँ । इसी प्रकार सन्‌ १९४२ ने भी हमें श्रमूल्य सबक 
सिखाये हूं । ः 

ह आन्दोलन की शिक्षायें 

१. हमे इस बात का अनुभव हुआ है कि यद्यपि जनता में ऋरान्तिकारी 
मनोवृत्ति पेदा होगई है श्र देश में काफी क्रान्तिकारी शक्ति उत्पन्न हो चुकी 
हैं, पर हमारा सगठन ऐसा बिखर। हुआ हैँ कि हम शक्ति का पूर्णतया प्रयोग 
करने के लिए मजूबृत व सुदुढ नही हैँ । श्रत. कांग्रेस को अपना संगठन व्यापक, 
सरल श्र सुदृढ़ बनाना चाहिए, ताकि क्रान्ति-काल में वह लम्बे अरे तक कायम 
रह सके और जनता पर इसका नियंत्रण रहे । 

२. इस आन्दोलन में हमने अनुभव किया कि हमारे शभ्रहििसा व हिंसा के 
प्रदन पर मिले-जुले विचार हे] अपनी इस अनिश्चित मानसिक एछियिति के कारण 


च्च 


कैद सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


हमे दोनों शस्त्रों के दुष्परिणाम तो भोगने पड़ते हे, पर न तो हम जनता 
को पूर्णतः श्रहििसा के लिए तैयार कर पाते हे झर न संगठित हिंसा के लिए 
ही | और इस प्रकार असंगठित अ्रहिसा श्रौर सुसंगठित हिंसा दोनो का नुकसान 
होता हैं । इस श्रान्दोलन ने हमें बताया कि अ्रसंगठित भ्ाहिसा व सुसंगठित हिंसा 
से भारत कभी सफल नही हो सकता, श्रतः उसे अपनाना जान-बूककर कुए में 
गोते लगाना हैं। इस कारण हमें संगठित अहिसा की श्रोर अधिक प्रयत्न करना 
चाहिए । ल्‍ 

३. इस श्रान्दोलन के पदचात्‌ काग्रेस-जन तथा सभी राजनीतिक विषयों 
पर सोचने वाले लोग इस बात्त पर एकमत्त हे क्रिश्रव कांग्रेस के संगठन को 
बदलती हुई हालत के मुताबिक नये ढंग से चलाना होगा और उसकी चुनियाद 
किसी दाझ्षनिक आधार पर होनी चाहिए । 

४. काग्रेस-जन, विशेषकर साधारण कांग्रेसजन इस बात को अ्रनुभव 
करने लगे है कि कांग्रेस में अ्न्दछती श्रापस्री मेल व परस्पर गहरी जानकारी 
होना श्रावश्यक है । 

५, गान्वी जी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताश्रों का अधिक विश्वास बढ़ 


रहा हैँ । 
लाभ 


१, सन्‌ १९४२ के खुले विद्रोह! ने ठीक वही किया जो नाटक से पहले 
रिहर्सल ( पूर्व तैयारी ) द्वारा पूरा होता हैं । इस आन्दोलन ने जनता को 
खुले विद्रोह की कला तथा शक्ति छीनने की नीति का ज्ञान कराया। 

२. इसने भारतवर्ष के सारे दवे-पिसे गुलाम लोगों का नेतृत्व किया। श्रतः 
झ्राज इस आन्दोलन के कारण भारतवर्ष सारे एविया के दबे हुए राष्ट्रों का 
मार्ग-प्रदर्शन करता हैं । इधर पश्चिम में अरव एक ओर.खुले रूप से 'अंग्रेजो 
निकल जाझ्रो” का नारा उठा रहा है तो दूसरी तरफ मलाया, जावा, सुमात्रा, 
इंडोचीन, चीन आदि सारे सुदूरवर्ती पूर्वीय देश हमसे “अंग्रेजों निकल जाओ! 
का नारा सुनकर अपने-अपने यहां साम्राज्यगाही के विरुद्ध संघपं कर रहे हैं 

रे. इस आन्दोलन ने भारत का सम्मान यहां और बाहरी देशों में काफी 
बढ़ा दिया हूँ श्रोर स्वयं ब्रिटिश जनता में विचारों के आधार पर दो वर्ग पैदा 
कर दिये हूँ । प्रगतिणील वर्ग श्रपने यहां की जनता को यह बताने की चेष्टां 
कर रहा है कि स्वतंत्र भारत दमारे लिए शक्तिशाली और अच्छा मित्र हो 
सकता है झौर दूसरी ओर साम्राज्यशाही विचारों के लोग वही पुराने साधन 
व मार्ग अपनाने का स्वप्न देख रहे हूँ । 


' वैज्ञानिक विश्लेषण ह& 


४. इस आ्रान्दोलन ने जनता को अंग्रेजी शासन-व्यवस्था, उसकी शविति 
व उसके संगठन कां ज्ञान कराया और यह भी बताया कि कितनी कम शक्ति 
से हम करोड़ों भारतीयों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को लादे हुए है । 

५. इस “खुले विद्रोह' ने जनता को एक ऐसा नारा दिया जो सदा ही 
उसके हृदय में एक कसक झौर तड़प बनाये रखेंग। शौर जिसके कारण उसमें 
एक नया जीवन और स्फूर्ति पैदा हो गई है । 

हानि 

जहां तक हमारी क्षति का सम्बन्ध है उसे केवल शारीरिक क्षति, 
भौतिक नुकसान, जैसे माल, सामग्री, रुपया-पैसा भ्रादि का नुकसान तथा मान- 
सिक यातनाओं के रूप में समझ “सकते हैं। जैसे लोग जेलों में गये, कष्ड भोगे, 
सामूहिक व व्यक्तिगत जुर्माने दिये, गाँवों में श्राग लगी, हजारों खानदान वीरान 
हुए श्रौर तरह-तरह के भ्रमानुषिक अत्याचार हुए । पर हम इस क्षति का 
यूरोप में होने वाली क्षति, कष्ट तथा यातनाम्रों से मुकावला करते है तो यह 
सब उसके सामने बड़ी फीकी दिखाई पड़ती है ! इस महायुद्ध में लाखो मारे 
गये, घायल हुए भ्रौर करोड़ों की सम्पत्ति का नाश हुआ । कुछ देश स्वतंत्र 
रह सके तो कुछ पराघीन होगये । किन्तु हमारे यहां ता इसके विलकुल 
विपरीत हुआ । नौकरशाही को मुह की खानी पड़ी । अ्रन्त में उम्तको श्रपने 
दमन के सारे ही साधन निरर्थक दिखाई दिये । उसने स्वयं अपने प्रहार को 
वापस लिया । काग्रेसी नेत। छोड़े गये और कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा । 
इसका बहुत कुछ श्रेय हमारे नारे और युद्ध-वीति को है । 

| विकि प ्ज 
संघष जारी है 

श्राज केद्ध में भ्रस्थाया राष्ट्रीय सरकार कायम हो चुकी है श्ौर 
श्रधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डल कायम हैं। साधारण आदमी सोचते 

हैं कि शायद भारत को स्वराज्य मिल गया | श्रव पंग्रेज हुकूमत व कांग्रेस के 
बीच कोई संघर्थ वांकी नहीं रहा । पर वास्तव में बात इसके विपरीत हैँ । 
ब्ूटिश सामाज्यवाद जौर भारतीय राष्ट्रवाद में तब तक संघषे जारी रहेगा 
जब तक या तो ब्रिठिश साम्राज्यञाही अल्त-व्यस्त न हो जाय और ब्रिटिश 
जनमत इस बात को स्वीकार न कर ले कि दूसरो को गुलाम रखना कोई 
फायदे की चीज नही हैँ, वल्कि इसके विपरीत उसके लिए बहुत बड़ी कामत 
देनी पड़ती हैँ । युद्ध होते हैँ, अरबों व करोड़ों की सम्पत्ति का नाश होता हैं 
भर देश की बहुमूल्य शक्ति यानी नौजवानों के खून की श्राहुति देनी पड़ती 


४० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


जे 


है । श्रत: इस प्रकार की श्राथिक व सामाजिक व्यवस्था को नष्ट ही कर देना 
चाहिए, जिसके कारण न तो अपने देश को लाभहोता है; वल्कि दूसरे देशों को 
गलाम बनाने और उनका पतन करने का श्रभिश्नाप व्यर्थ में लगता हूं । युद्ध 
यद्यपि एक कठोर साधन है पर उसके द्वारा कौमो को अनेक सबक भी मिलते 
है । उसी के द्वारा जीवन के दृष्टिकोण तथा विंचारों में भारी उधल-पुथल 
होती है और युद्ध-काल में श्रनेक लोग राष्ट्रीयता का नशा पीकर एक दूसरे 
की जान के भरते होते है, मरते श्रौर मारते हे । और वाद में जब वह नशा 
कुछ फीका पड़ जाता है तो उन्हें उसकी श्रसली उत्पत्ति, कारण तथा उसकी 
निरथथंकता का पता चलता है। प्रत्येक साम्राज्यशाही राष्ट्र में भी एक भयंकर 
क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और उस देश के लोग स्वयं श्रपने साम्रोज्य को 
भ्रपने कन्धे से उतार फेंकने का प्रयत्त करते हैं । यही कारण है कि यद्यपि 
युद्ध-काल में ब्रिटिश जनता ने चचिल को श्रपना नेता स्वीकार किया, पर युद्ध 
के बाद उन्हें श्रपने कन्धे से उत्तार फेंकना ही मुनासिव समझा, क्योंकि उसने 
प्रनुभव किया कि जो नेता यद्ध-काल में जिता सकता है, श्रावद्यक नही कि 
दांति-काल का भी वही नेता हो । साम्राज्यवाद का विनाण एक श्रोर युद्धों के 
द्वारा होता हैं, दूसरी श्रोर उसके गृह में स्वयं विद्रोह श्रौर वगावत प्रारम्भ 
होती हैं और ठीक इसी काल में दवे-पिसे राष्ट्रों के लोग करोड़ों की तादाद 
में उसके विरुद्ध विद्रोह करते हे । हम श्राज उस स्थिति में से गुजर रहे हैं और 
हमें विद्वास हैं कि संघर्ष तव तक जारी रहेगा जब तक बिटिण जनमत भाई- 
चारे तथा एक-दूसरे राष्ट्र की बरावरी के सिद्धांत को स्वीकार न कर छेगा। 
इतिहास हमारी तरफहै, घटनाएं हमें मदद दे रही हे । साम्राज्यशाही ढांचा 
अपने निरन्तर प्रतिस्पध त्मिक कारणों से टट रहा है। उसके विरुद्ध यहां भ्रौर 
बाहर चारों श्रोर मनोवैज्ञानिक वातावरण तेयार है और श्रन्त में जैसा कि 
सघर्ष का नियम हूँ, संघर्ष श्रपने श्रन्तिम काल में केवल नीति, विचार, घार- 
णाओं व मानसिक शक्ति पर निर्भर रहता हैं । इस कारण हम यह कह सकते 
है कि इस दृष्टि से भी नैतिक पक्ष हमारा ही दृढ़ है । न्याय, नैतिकता, 
इतिहास, विचारों की प्रगति, दुनिया का जनमत सभी हमारी ओर हैँ। शभ्रतः 
हमारी विजय अ्रवश्य होगी । 


नया नेतृत्व बनाम कांग्रेस हाई कमाण्ड 


हर शआ्रान्दोलन की प्रतिक्रिया होती हैं । यह एक अनिवार्य कोल हैं । 
उस काल में तरह-तरह के प्रश्व व पेचीदगियाँ पैदा हो जातो है । अन्दरूनी और 


्‌ि 


है 


वैज्ञानिक विश्लेषण ४१ 


बाहरी दोनों ही श्रोर से नेतृत्व के ऊपर दबाव बढ जाता है। जनता में निराशा 
फैलती हैँ। साथी कार्यकर्ता हताञश होकर व्यर्थ की समालोचनाएं करने लगते 
है | कुछ उग्रदल वाले दूसरा नेतृत्व स्थापित करने की चर्चा करने लगते हैँ । 
संगठन शिथिल हो जांता है। इस प्रकार इस काल में नेतृत्व को एक ओर 
जनता की निराशा को आ॥आशां में बदलना होता है; हार को जीत का 
रूप देना होता है, दूसरी श्रोर विरोधी शक्ति से वचाव करना होता हैं और 
श्रानें वाले आन्दोलन के लिए नई नीति, कला और . कार्यक्रम सोचने पड़ते 
हैं। हमारा राष्ट्रीय नेंतृत्व जिसे हम कांग्रेस हाई कमांड के नाम से सम्बोधित 
करते है कई वार इस प्ननिवारय काल में से होकर गुजरा है। जठ 
कितने ही राजनीति के पंडित इस प्रकार की घोषणा करने लगे थे कि श्रव इस 
नेतृत्व के पुन' शवित में आने की कोई झराशा न रही और दूसरी ओर कुछ मन- 
चले उम्रवादी कार्यकर्ता नई नीति व नए प्रोग्राम की बातें करने लगे थे, तब भी 
हमने पिछले २६ सालों मे-देखा कि हर श्रॉन्दोलन के पश्चात्‌ कांग्रेस हाई कमान्‍्ड 
अधिक शक्तिशाली श्ौर सम्मानित होकर निकला । 

सन्‌ १९४२ के श्रान्दोलन के पश्चात्‌ देश में एक श्रजीव बहस प्रारम्भ 
हुई शौर उस वहस के परिणाम- स्वरूप नए नेतृत्व की बात जोर पकड़ती रही । 
सन्‌ १९४२ में तोड-फोड़ के जो अनेक संगठित व श्रसंगठित कार्य हुए श्रौर 
जिनमें काफी लोगों ने भाग लिया, उन्हें कांग्रेस हाई कमान्‍्ड ने अपनाने से इन्कार 
कर दिया । स्वभावतः दूसरे लोगों ने जो नई कला, नई नीति व नए प्रोग्राम 
की वात करते है; उन कार्यो को भ्रपनाया और इस प्रकार हिन्दुस्तान के 
राष्ट्रीय आन्दोलन में दो स्पष्ट विचार-बाराश्रों के चिह्न दृष्टिगोचर हुए । ग्राज 
देश के सामने दो विंचार-वाराएं स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती हैं । इन दोनों के 
झपने तरीके है । अतः झव हमारे लिए यह प्रदत केवल कल्पना और बहस का 
नही है, वल्कि एक जीवित प्रइन है और उसका उत्तर हमें स्पष्टतः देना है । 
प्रदन हैं कि यदि समभौते की मौजूदा बातें जो श्राजजल हो रही है, श्रसफल हो 


' गईं या टूठ गईं भ्रौर ब्रिटिश साम्राज्यशांही ने समझौते द्वारा सत्ता सौपने की 


नीति को छोड़ दिया तो कांग्रेस नेतृत्व क्या करेगा ? यदि उसने आन्दोलन छेड़ा 
तो वह किस प्रकार का होगा और उस का क्या प्रोग्राम होगा अभ्रथवा वह सन्‌ 
१९४२ की तरह जनता को बिना किसी प्रोग्राम के फिर छोड़ देगा । 

आज नये नेतृत्व ने, जो हमारे सामने है, अपने ढंग से मौजूदा स्थिति का 
विश्लेषण किया है । उसका कहना है कि श्राज देश में कऋान्तिकारी वेचेनी है 
समाज का हर तबका सरकार के विरुद्ध उठ रहा है। आन्दोलन के लिए इससे 


डर सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


बढ़कर उपयुक्त समय दूसरा नही हो सकता । एक श्रोर ब्रिटिद्य साम्राज्य कम- 
जोर हो चुका है तथा दूसरी श्लोर उसका भीतरी ढाँचा निकम्मा हो चुका हैं । इस 
लिए भ्राज उससे कोई समझौता न करके उसके विरुद्ध एक सामूहिक क्रान्तिकारी 
आन्दोलन शुरू कर दिया जाय । यदि यह आन्दोलन शुरू न किया गया तो 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही, जो इस समय केवल समय कां लाम उठाकर सममभौीता 
करने के लिए मजबूर हुई है, पुनः अपने को मज़बूत कर लेगी और बाद में 
राष्ट्रीय आन्दोलन को क्षीण करने का प्रयत्न करेगी और उपयुक्त समय पर प्रहार 
भी करेगी । भ्रत: समय की दृष्टि से, नीति के खयाल से मौजूदा समय क्रान्ति 
करने का समय हूँ | इस समय साम्राज्यवादी ढांचे को अस्त व्यस्त करके शविति 
छीनी जा सकती है भ्रौर भ्रपना राज्य स्थापित किया जा सकता है । 

इस नेतृत्व का अपना प्रोग्राम है। उसका कहना हैँ कि जेल जाने के 
प्रोग्राम में श्रव कुछ रोचकता नही रह गई और हमारा राष्ट्रीय श्रानदोलस उस 
सीढ़ी को पार कर चुका है । अब आन्दोलन करने का समय नही हँ; क्योंकि 
आज समाज के सारे ही वर्ग, क्या मजदूर, क्या किसान, क्‍या मध्यम श्रेणी के 
लोग, क्या उच्च श्रेणी के लोग ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध है । उनमें 
विद्रोह करने की शक्ति जोर मार रही है । अ्रत: इस समय हमारे “लिए आव- 
बइ्यक हैं कि शक्ति छीनने की कला श्रौर तरीकों की जनता को शिक्षा दी जाय । 
सन्‌ १९४२ के आन्दोलन ने तो रिहर्सल का काम किया हूँ । आने वाला श्रान्दो- 
लन हमे शक्ति छीनने श्रौर साम्राज्यशाही सत्ता को नष्ठ कर जनता का 
ग्राधिपत्य स्थापित करने से प्रारम्भ करना चाहिए | 

उनके प्रोग्राम के आक्रमणात्मक और रक्षात्मक दोनों पहलू हे । भ्राक्न- 
मणात्मक प्रोग्राम हारा नये नेता जनता को गाँव, जिले और सूवेबार दरत्ों 
में संगठित करना चाहते हे श्लौर फिर इन सब सूबों को एक मिल भारतोय 
संगठन के रूप में | उनका कहना हैं कि यह दस्ते सरकारी सत्ता पर प्रहार 
करें | गांव की जनता को ग्राम पंचायतों के रूप में संगठित किया जाय । 
एक झोर जनता में, जिसमें श्राकृमण करने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, शक्ति 
पैदा की जाय और दूसरी ओर इस शक्ति को कायम रखने के लिए सैमिक- 
बल को बढ़ाया जाय | ब्रिटिश नोकरशाही की राज्य-व्यवस्था को प्रस्त-व्यस्त 
करने के लिए तोड़-फोड़ के कार्यों को व्यापक रूप से चलाया जाय | रेल, तार, 
सड़कें, पुल इत्यादि को नष्ट कर दिया जाय । इस प्रोग्राम को चलाने के लिए 
यह लोग गुप्त साधनों मे विश्वास करते हे और इन लोगो का खयाल है कि 
हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन भव इस श्रवस्था को पहुँच गया हैँ कि जब सरकारी 


वैज्ञानिक विइलेषण ४३ 


फौज व पुलिस के लोग हमारे साथ श्रा जायंगे और इस प्रकार जनता का 
श्रांदोलन अवश्य ही सफल होगा । यह लोग अ्रहिसा भौर हिसा की बातों में 
नही पड़ते । भ्रतः जिस साधन से उन्हे सफलता मिलती हो उसको द्वी श्रपनाने में 
उनका विद्वास हैँ । इस प्रकार के नए नेतृत्व को श्रान्दोलन-काल में काफी सफ- 
लता भी मिली है । यह सफलता यद्यपि ध्येय तक पहुंचने की दृष्टि से नहीं 
के बराबर हूँ, पर इस प्रकार के गुप्त आदोलन का एक रोचक तरीका होता 
हैँ । एक शक्तिशाली दुश्मन को श्राँखों से अपने को बचाना, इधर-उधर छिप- 
कर सी० आाई० डी० की श्रांखो में घूल फोकता, गुप्त प्रेस चलाना इत्यादि 
ऐसी श्रमेक रोचक बाते हे जो नवयुवकों को खास तोर पर बड़ी श्रपील करता 
हे। इस प्रोग्राम के नेताओं से स्पष्ठत: पूछा जाय कि इस नई युद्ध-कला द्वारा 
जनता में कुर्बानी करने की कितनी शक्तित पैदा हुई और किस प्रकार उनके 
' साधनों द्वारा प्रान्दोलन ने व्यापक रूप घारण करके अपनी गतिविधि को 
शक्तिशाली बनाया तो वह कुछ अधिक नही कह सकते । 

कांग्रेस हाई कमाण्ड का स्थिति-विर्लेषंण इस से विभिन्‍न हैँ । उनका 
कहना है कि देश्ष में क्रान्ति के लिए न तो उपयृकत मनोवैज्ञानिक तैयारी ही हैं 
शौर न सगठन ही । निस्सदेह जनता में बेचैनी व परेशानी है। ६ सालों मे जनता 
काफी तकलीफो मे होकर गुजरी है। श्राज कांग्रेस मंत्रि मंडलों के स्थापित हो जाने 
तथा ब्रिठिश शवित के क्षीण हो जाने के कारण जनता के विभिन्‍न वर्गों में चीखनें- 
चिल्लाने तथा अपने दुखों को जोर से कहने की शक्ति बढ गई है। उस शक्ति के 
प्राधार पर हम यह अश्रवश्य कह सकते है कि जनता क्रांति चाहती है। पर 
उसकी अन्तरात्मा इस समय कुछ काल तक शान्ति चाहती है । वह अपने कष्टों 
का निवारण चाहती है । दूसरे हाई कमाण्ड का विश्वास हैँ कि यदि ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही घोखा करेगी तो वह साहस से मुकाबला करने को तैयार है । 
उसके लिए झ्रावश्यक है कि कुछ काल तक ब्रिटिश नौकरशाही की शासन-व्यवस्था 
पर, जिसका जाल गांव-गांव में फैला हुआ है, कब्जा करके अपने को श्रन्दर-ही- 
ग्रन्दर और सुदुढ़ कर लिया जाय ताकि समय पड़ने पर इस शक्ति का प्रयोग 
प्रान्दोलन की गतिविधि को बढाने में किया जा सके । इस काल में दुनिया की 
प्रन्य सरकारों के साथ अपने स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित करके देश के सम्मान 
को बढाया जा सकेगा । 

हमारे नेताग्रों का विश्वास हैँ कि इस नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यशाही में उतनी भी शक्ति न रह पायगी कि वह किसी दूसरे झाक्रमण की 
कल्पना कर सके । इसलिए कांग्रेस हाई कमाड ने आज शांति और सुलह की 


“४४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


नीति को अपनाया हैँ। उसका विश्वास है कि इस तरह हम बहुत थीड़े समय 
में भ्रपने ध्येय के नजुदीक पहुंच सकेंगे । * 
तोड़-फोड़, गुप्त कार्य तथा गुरिला मोर्चेबन्दी श्रादि के बारे में कांग्रेस 
हाई कमाड का कहना हूँ कि इन तरीक़ो से हम भाजादी के नजुदीक नहीं पहुंच 
सकते, बल्कि यह सब सावन किसी भी सामूहिक आन्दोलन की गतिविधि के लिए 
घातक है । अतः एक ओर सामूहिक श्रान्दोलन करना जिसमें लाखों-करोड़ों 
आदमी साहस, घर्य व जोश के साथ जुट सकें, खुलकर बलिदान कर सके श्रौर 
दूसरी ओर गुप्त साधनों की बातें सोचना एक साथ विभिन्‍न प्रकार की दो कल्प- 
तायें करना हूँ । काग्रेस हाई कभाण्ड की यह भी राय हूँ कि जनता की शोर 
से की हुई कोई भी हिसा सरकार की सगठित हिसा को प्रोत्साहन देती 
दे और इस प्रकार उसे निहत्यी जनता के विरुद्ध सगठित हिंसा करने 
का मौका मिल जाता हूँ। हिंसा का सीधा नियम यह हैं कि जिसके पास 
श्रधिक शक्ति होती है वही जीतेगा । भरत: यह नेतृत्व उस शत्तरंज पर खेलना 
नही चाहता जिस पर उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके मोहरों से ही उसे मात 
मिल सकती हैं। इसलिए वह हिसा का विरोधी है और वह समझता है कि 
तोड़फोड़ के कार्यों से इतता अधिक लाभ नही हो सकता जितना कि नुकसान | 
श्रन्त में उसका यह भी कहना हूँ कि तार, पुल इत्यादि जनता के पैसे से ही बने 
है, इसलिए उन्का नाश करना भ्रपता नुकसान करना हैँ । इसके विपरीत यह 
कही श्रच्छा हैं कि जनता सामूहिक रूप में लगानबन्दी कर दे श्ौर सरकारी 
नियमों को न मानकर श्रपता संगठन स्थापित कर ले । यदि आन्दोलन का 
सामूहिक रूप कायम है श्लौर जनता उसमें शरीक है तो तोड़-फोड के कार्यों की 
आवश्यकता ही नही । इस प्रकार यह नेतृत्व इस्‌ प्रोग्राम से सहमत नही है । 
किसी नये नेतृत्व का प्रश्न तभी उठता है जब या तो पुराने नेतृत्व से 

अनेक पराजयों के कारण जनता ऊब उठी हो या उससे श्रधिक शअ्रच्छा नेतृत्व 
पैदा हो गया हो, जिसकी जड़े समाज के अन्दर जम गई हो। जब हम इस प्रश्न 
को इस दृष्टि से देखते है तो मालूम पड़ता है कि वर्तमान कांग्रेस हाई कमांड 
आज पहले से श्रधिक सम्मानित व शक्तिशाली हूँ | श्राज उसे जनता का अटूट 
प्रेम ओर विद्वास प्राप्त है | नेतृत्व का यह कत्तंव्य हैं कि वह अपने सैनिको को 
पराजय की स्थिति से निकालकर जीत की स्थिति में रख दे । क्या आष्टी, 
चिमूर, सितारा, मिदनापुर, युक्‍त-प्रान्त के पूर्वी जिलों झ्रादि के भ्रपने सैनिकों को, 
जिन्हें ब्रिटिश नौकरश्षाही ने लम्बी-लम्बी और मौत तक की सजाएं दी थी, इस 

ने वह वही छुड़ा लिया ? इस प्रकार इस नेतृत्व ने सन्‌ १९४२ की हार को 


वैज्ञानिक विइलेष ण | है. &4 


ग्राज एक ऐसी जीत में बदल दिया कि ब्रिठिश साम्राज्यशाही को उन्त नेताश्रों 
के साथ,जिनको वह छोड़ने को तैयार न थी, बात करना नही चाहती थी, सम- 
झौता करने तथा अपने ही हाथों से शक्ति देने के लिए मजब्रहोना पड़ा। श्रतः 
इस नेतृत्व की शक्ति क्षीण होने का प्र॑ंइन तो उठता ही नही। दूसरा प्रश्न यह 
है कि क्या नये नेतृत्व ने समाज के अन्दर अपना इतना गहरा प्रभाव व लगाव 
पैदा कर लिया है कि समांज उसकीओर आकर्षित हो जाय श्रर्थात्‌ उसे अ्रपनी 
ग्राशाओं और आकाक्षाश्रों का केन्द्र समझे । अभी तो ऐसा हुआ नही हैँ । इसके 
अलावा युद्ध-काल मे जोनेता होते हे जुरूरी नही कि वही शान्ति-काल में भी हो । 
इस कारण हमारा विश्वास है कि देश की बागडोरमौजूदा काग्रेस हाई कमाड के 
हाथ में रहेगी और यदि देश को नये आन्दोलन के लिए विवश होता भी पड़ा 
तो अगला आन्दोलन गान्धीवादी नेतृत्व मे ही होग। । 


के 
मनोवज्ञानिक वातावरण 
अखिल भारतीय कांग्र स कमेटी का अधिवेशन 


“परन्तु इससे क्‍या हुआ ? यह युद्ध भारत ने तो शुरूकिया नहीहै ।” 

“भाई, इसे में जानता हूँ । श्रवश्य ही उन्होंने हमारे नेताओं से परा- 
मर्श किये बिना ही भारत को युद्धम्रस्त घोषित कर दिया श्रौर इस प्रकार वे 
हमारे जन, घन शौर साधनों का उपयोग कर रहे हे । किन्तु वे आखिर 
स्वाधीनता व प्रजातंत्रके लिए ही तो यह युद्ध लड़ रहे हूँ ।” 

“स्वाधीनता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बिलकुल भझूठ। यह कहो 
कि अपने साम्राज्य और बेईमानी से प्राप्त दूसरे लाभों की रक्षा के लिए यह 
युद्ध लड़ा जो रहा हूं । चाहे हमारे देश के वीर युद्ध में जायं याव जाय, 
परन्तु इस वार सांम्राज्यवादियों की कुशल नही हैँ । उनके ग्रह बुरे हैँ । क्‍या 
तुमने बच्चू सूर की भविष्यवाणी के बारे में कुछ नही सुना ? उनका कहना 
है कि १३ श्रगस्त से २३ अगस्त तक का समय श्रग्नेजो के लिए बहुत कठिन 
हैं । उनका पतन अवश्यम्भावी हैँ ।” 

“हाँ; लक्षण तो कुछ ऐसे ही है, परन्तु हम ग्रहों के भरोसे क्यो बंठे 
रहे ? रूस व चीन की तरह हम भी क्‍यों ने अपने परो पर खड़े हो जाय॑ं ? 
अपनी स्वाधीनता के लिए हम भिक्षा नही माँग सकते । उसके लिए तो लड़ना 
पड़ेगो श्ौर हमें ऐसा करना ही चाहिए । यही उपयुक्त समय है ।” 

“तुम ठीक कहते हो । सरकार राजी-खुशी कभी कुछ नहीं देती । 
स्वाधीनता कभी उपहार के रूप में नहीं दी जाती । जिस स्वांघीतता और 
प्रजातन्त्र के लिए श्रग्रेज श्राज लड़ने का दावा कर रहे हे, हमारे नेताओं ने 
भी वही चीज़ उनसे माँगी थी, परन्तु मिला क्या ? पहली बार लार्ड लिन- 

लियगो द्वार। एक परामझांदात्री असेम्बली, दूसरी बार एमरी की अगस्त- 
' घोषणा झोर तीसरी श्र अ्रन्तिम बार सारे ब्रिठिश मत्रिमण्डल का उपहार- 


मनोवैज्ञानिक वातावरण ४७ 


क्रिप्स-प्रस्ताव । हमने माँगी थी रोटी, परन्तु मिले हमें पत्थर, वह भी एक 
नही तीन ।” 

“इसीलिए श्रव गांधीजी ने उनसे भारत से चले जाने के लिए कहा हैं । 
हम लोग भी उनसे भ्रव उकता गये हे । जितनी जल्दी वे इस देश से चले 
जाय॑ उतना ही अच्छा हूँ । लेकिन जब तक उन्हें भगाया नही जायगा तब 
तक वे टलने वाले जीव नही है ।” 

“बसे तो में राजन॑तिक बातो को कम समभता हूँ, परन्तु एक बात 
जरूर जानता हूँ । वह यह कि गांधीजी को ईदवरीय-प्रेरणा है । वे भविष्य 
की बातों को जान सकते हे और उनका>्यह कहना है कि यह अन्तिम संग्राम 
होगा श्रौर उसे श्रन्त तक लड़ा जायगा । जो कुछ वे कहते हे वह होकर ही 
रहेगा । गाधीजी भअंग्रेजो के लिए वंसे ही हे जैसे कृप्ण कंस के लिए थे । 
अंग्रेजों का प्रन्त निश्चित हैं ।” 

“चारो ओर यह श्रफवाह फंली हुई है कि इस बार गांधीजी एक 
ऐसा नया कार्यक्रम रखने वाले हं जिससे देखते-देखते सारी सरकारी व्यवस्था 
पंगू हो जायगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जायगी । ९ ता० के बाद 
रेलगाड़ियाँ, मोटर बस, टेलीफोन इत्यादि कार्य करना बंद कर देंगे ।” 

“क्या तुम नहीं जानते कि कांग्रेस के नेतांगण वम्बई में जमा हो रहे 
हैँ ? देखना है, ये लोग वहां क्या निश्चय करते हूँ । यह एक महत्त्वपूर्ण अधि- 
वेशन होगा । हमारी दृष्टि उसी श्रोर लगी हैं । कमर बांधकर तेयार रहना - 
चाहिए | यदि इस समय न लड़े तो फिर पभ्राग की लपटे हम को घेर लेंगी ।” 

“भाई, गाधीजी महात्मा से कहीं अ्रधिक एक राजनी तिन्नञ है । वे जानते 
हैं कि यदि इस वार हम न लड़े तो मृत्यु,नाश और नैतिक प्रध:पतन हमारा स्वा- 
गत करने के लिए तैयार हे । हमें एक वीर के सदृद्द मरना चाहिए । गांधीजी 
की मान्यता हैं कि चाहे अग्रेज हो चाहे जापानी, भारत को स्वाधीनता के 
शत्रुओं से लड़ना ही चाहिए ।” 

रेलगाड़ियो, मदिरालयों, बाजारों तथा चौराहों श्रादि में लोग इसी 
प्रकार की बातें करते हुए पाये जाते थे। वातावरण आातंकपूर्ण था । इस सन- 
सनी के कारणों को ढूंढ़ निकालना कुछ कठिन नही । भारत की भूमि पर 
पहला बम गिरने और श्षत्र के भारत की सीमा तक पहुँचने से भी बहुत पहले 
से देश में घोर भय फैल गया था । लोगों ने बड़े-बड़े नगरो को छोड़कर दूसरे 
स्थानों की ओर भागना शुरू कर दिया था । इसका कारण था। प्रथम तो 
कई पीढ़ियों से अंग्रेजी गासन में रहुते-रहते लोग नपुंसक हो गये थे श्रौर उनम्‌ 


ड्द सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


किसी भी प्ातंक का मुकाबला करने की अधिक शक्ति न रह गई थी । दूसरे 
भ्नन्‍्य देशों से युद्ध के श्रारम्भ में भयंकर तबाही के जो समाचार प्राप्त हुए, 
उनसे उनका रहा-सहा साहस भी जाता रहा । ऐसे वातावरण में अश्रगस्त की 
८ वी तांरीख को कांग्रेस-कार्य-समिति के प्रस्ताव पर श्रपना श्रन्तिम निर्णय देने 
के लिए श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बम्बई में श्रधिवेशन हुआ । उसमें 
श्रग्मेजो से भारत छोड़कर चले जाने के लिए केवल इसलिए नही कहा गया 
था कि भारतवासियों की स्वाधीनता की मांग पूरी हो जाय, वल्कि उस समय 
यह भारत श्र मिचराप्ट्रों की सुरक्षा के लिए भी प्राववयक था । लोगो का 
विचार था कि श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह अधिवेशन कांग्रेस भोर 
भारत के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना होगी शोर उसका प्रभाव संसार 
के इतिहास पर भो पड सकता हैं । इसलिए सारे विध्व का इस अधिवेशन की 
श्रोर उत्सुकतापृर्वक देखना श्राश्चर्य की वात न थी | ब्रंग्रेज श्र पश्रमेरिकन पतन्न- 
प्रतिनिधियों के प्रतिरिक्त चीन और रूस के पत्र-प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित 
थे । ५० विदेशी पत्रकारों सहित कुल ३५० पत्र-प्रतिनिधरि-पास बांट गये थे। 
देखने में यह वेठक वाधिक अश्रधिवेशन के समान ही भव्य थी, परन्तु महत्त्व 
श्रौर जनता के उत्साह की दृष्टि से गह उससे भी कही श्रघिक बढ़ी-चढी थी । 
ग्रधिवेशन के श्रारम्भ होने से लगभग एक सप्ताह पहले से कांग्रेस-भवन में 
बड़ी चहल-पहल मची हुई थी। श्रखिल भारतीत कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, 
 भ्रतिथियों, दर्शको व कार्यकर्ताओं का तांता-सा लगा हुआ था । कर्मचारी, कार्य- 
कर्ता, स्वयंसेवक भ्रादि बड़ी उमंग श्नौर जोश से श्रादेश देने शलौर उन्हे पूरा करने 
के लिए इधर-उधर दोड़ते हुए दिखलाई दे रहे थे । लोगों के 'मुंड-के-भुड 
प्रवेश-टिकट पाने के लिए इच्छुक थे । परन्तु कोशिश करने पर भी टिकटों 
की बढ़ती हुई मांध को पूरा नही किया जा सका । बहुत से निराजण होकर 
लौट गये । कुछ लोगो ने स्थिति का लाभ उठाते हुए निजी त्तौर से १० रुपये 
के टिकट को १००० तक में बेच डाला । इस अधिवेशन के लिए एक लारू 
रुपये की लागत से गवालिया ठेक मँदान में बहुत बड़ा पंडाल खड़ा किया 
गया था । 

३५००० वर्ग फीट पडाल का हर इंच जनता से खचाखच भर गया था। 
हजारों श्रादमी पंडाल के बाहर उत्सुकता से राष्ट्रीय पालियामेंट की कारेवाई 
को सुनने के लिए एक-दूसरे से चिपटे खड़े थे। लगभग ३००० स्वयंसेवक, 
बजिनमे २०० के करीब सेविकाएं भी थी, दशकों, अतिथियों तथा कांग्रेस-सदस्यों 

' की स्वागत तथा इंतज्ञाम करने में संलग्न थे। चारो तरफ तिरंगे भंडे सारे दृश्य 


मनोबेज्ञानिक वातावरण ४९ 


को मनोहारी बना रहे थे। अधिवेशन शुरू होने से ठीक पहले एक घटना 
श्राइचर्यजनक तरीके से देखने मे आई । उसका श्रभी तक मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव 
हैं। उसने वहा पर एकत्र समस्त जनता पर अपनी छाप डाली । वह घढना यह 
थी कि एक हवाई जहांज कांग्रेस पंडाल के ऊपर अधिवेशन शुरू होने से कुछ 
मिनट पहले उड़ा । पता नही उसका क्या तात्पयं था। हो सकता हैं कि उसके 
द्वारा ब्रिटिश-शक्ति का प्रदर्शन किया गया होया अ्रखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी को इस बात की चेतावनी दी गई हो कि यदि उसने सरकार को चुनौती 
देने वाला प्रस्ताव स्वीकार किया तो उसका श्रच्छा परिणाम न होगा । शायद 
बह आगे चलकर बिहार में की गई हवाई गोलाबारी की पूर्व-सुचना थी । 

ठीक २॥ बजे “वन्देमातरम्‌” गान के साथ श्रधिवेशन प्रारम्भ हुआ। । देश 
के सम्मानित नेता मंच पर बैठे थे। इन बहादुर नेताओो को, जिनका सारा 
जीवन देश की स्ववन्न॒ता की लड़ाई में कठा था , देखकर साधारण शआदमियों 
में उत्साह पैदा होता था। वे उनकी ओर उत्सुकता, श्रद्धा, विश्वास और चाह 
की दृष्टि से देख रहे थे। राष्ट्रीय नारो की गगनभेदी ध्वनि के साथ राष्ट्रपति 
मौलाना अ्बुल कलाम झ्राजाद मंच पर आकर बैठे । कुर्सी पर बेठे-बेठे उन्होंने 
बोलना शुरू किया | उनको सुनकर कौन था जो यह कह सकता कि वह उनसे 
श्रधिक भारत की रक्षा के लिए उत्सुक है। उन्होने बारदोली प्रस्ताव के पहले 
के हालात और युद्ध के प्रति काग्रेस के रवैये पर प्रकाश डाला । उनके मुह से 
शब्द निकल रहे थे श्रौर श्रोताओं पर एक ग्रजीव प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने 
अधिवेशन से दो भाषण दिये--एक प्रारम्भ मे श्र दूसरा श्रधिवेशन की 
कारेवाई समाप्त करते हुए । दोनों भाषण लोगों को बहुत दिनों तक याद 
रहेगे । 

, ६ भगस्त वाला प्रस्ताव, जो 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के नाम से मशहूर 
है, ५० जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और सरदार पटेल ने उसका समर्थन 
किया । प्रस्ताव पर अग्रेजी मे बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा-- प्रस्ताव कोई धमकी 
नही हैं । यह तो एक निमंत्रण हैं । इसके हारा हमने बताया है कि हथ क्‍या 
चाहते है। हमने सहयोग का हाथ आगे बढाया है। किन्तु उत्तके पीछे एक साफ 
इशारा भी हे कि यदि कुछ बातें न हुई तो परिणाम क्या हो सकता है । यह 
स्वतंत्र भारत के सहयोग का दावतनामा हैं| किसी दूसरी शर्तें पर हमारा सह- 
योग नही हो सकता । उसके अलावा हमारा प्रस्ताव केवल संघर्ष और खडाई 
का वादा करता है ।” 

श्रागे चलकर पं ० नेहरू ने कहा---“दूसरे देशो में रहने वाले हमारे कुछ 


ह 


५० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


दोस्तों का खयाल है कि हम गलती कर रहे हैं । पर में ऐसा नहीं कहता कि 
ने गलतफहमी में हैं; क्योंकि जिस खास वातावरण में वे लोग रहे है, उसमें वह 
प्रौर कुछ सोच नहीं सकते । छेकिन में इस बोत की घोषणा करता हूँ कि हम 
अपनी धारणा में निश्चित हे । उसके बारे में किसी को गलतफहमी नही होनी 
चाहिए । हम एक समृद्र-त्तट पर खड़े हुए है और यदि जरूरत हो तो गोता 
लगाने के लिए भी तंयार है ।” 
आगे चलकर पं० नेहरू ने वताया---“जब यह प्रस्ताव पास हो जायगा 
तो यह केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का फैसला न होगा, बल्कि उसके 
हारा समस्त भारत की दबी हुई आवाज, धारणा तथा इच्छा का पतिनिधित्व 
होगा । इतना ही नहीं, में तो यहां तक कह सकता हूं फि उसके द्वारा हम समस्त 
संसार की दबी हुई जनता फी श्रावाज्‌ का प्रतिनिधित्व कर सकोंगे। श्रगर ब्रिटेन 
इस प्रस्ताव फो मंजूर करेगा शौर उसके मुताबिक कार्य करेगा तो भारत में 
तथा सारी दुनिया में एक आवचर्यजनक तब्दीली देखने को मिलेगी। उससे 
सारी लड़ाई का नकशा व रूप ही बदल जायगा श्रौर युद्ध फे बीच एक कान्ति- 
कारी परिवर्तेन पेदा हो जायगा ।” 
नेहरू जी ने वताया-“यह लड़ाई केवल लड़ाई ही नही हैँ, बल्कि उससे 
कही श्रधिक महत्त्व रखती है। इस युद्ध की गोद में आने वाली भयंकर क्रांति छिपी 
हैं जो सारे संसार को ढक्न छेगी। युद्ध हो सकता है समाप्त हो जाय और यह भी हो 
सकता हैं कि कुछभोर वक्त तक चन्ञता रहे । लेकिन तब तक शान्ति नही हो सकती 
जब तक दुनिया के पराघीन देश श्राजाद नही हो जाते । बड़े दुर्भाग्य की बात 
हैं कि पिछली लड़ाई से युद्ध के नेताञ्रों ने कुछ नही सीखा श्रौर न उन्होंने युद्ध 
द्वारा होने वाली क्रान्ति को ही समझा । वर्तमान युद्ध के नेता भी इस युद्ध को 
पुराने ढंग से चला रहे हे श्लौर सोचते हे कि हम भ्रधिक जहाज और हवाई 
जहाज बनाकर लड़ाई जीत लेंगे। हो सकता हैँ कि उनकी अवस्था में में भी यही 
करता । पर में यह कहे बिना नही रह सकता कि ये नेता जनता की भावनाश्रों के 
ग्राधार को नही समभ रहे हें । जब तक ये उसे नही जानेगे, उन्हे सफलता नही 
होगी, हालांकि मुझे श्राश्ा है कि यह कुछ सबक सीखेंगे और यह भी आशा है 
कि इसमे अधिक देरी न होगी ।” 
चचिल तथा उनके जैसे अ्रन्य श्रग्नेजों की आलोचना करते हुए प० नेहरू 
ने कहा कि मिस्टर चर्चिल एंग्लो-सेक्षन जातीय श्राधिपत्य की दृष्टि से सोचते 
है। मे अंग्रेजों और अमरीकन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि संसार मे 
इन जातियों के अलावा श्र भी जातियां रहती हे जो इस जातीय भेद-माव च्‌ 


सनोवैज्ञानिक वातावरण ५१ 


- आ्राधिपत्य का बरदाइत नही कर सकेगी । मित्र-राष्ट्रों के ध्येय की ओर सकेत 
करते हुए पडित जी ने कहा---' अभी तक उनके ध्येय नकारात्मक दृष्टि से 
केवल इसलिए ठीक हे कि जर्मनी और जापान इनसे भी बुरे हे । लेकिन 
यदि भारत स्वृतन्त्र कर दिया जाय तो उससे लड़ाई का रूप|बदल जायगा और 
मित्र राष्ट्रों का ध्येय व्यवहारत भी ठीक हो जायगां। उसका नाजी लोगो पर 
भी प्रभावपड़ेगा और जो उनकी मदद कर रहे हे उन पर भी एक गहरा और जवर- 
दस्त नैतिक प्रभाव पड़ेगा । मुफ्े,प्रफसोस है कि इंग्लैण्ड श्रौर अमेरिकन लोग 
इस प्रइन पर संकीर्ण दृष्टि से सोच रहे है और उनके ध्यान मे यह बात अ्रभी 
तक नही श्राई कि भौरत की आजादी का इस लड़ाई से क्या सम्बन्ध हैं ।” कुछ 
'जोश मेंञझाते हुए पं० जवाहरलाल ने कहा कि “कुछ लोग हमें धमकी दे रहे हे, 
लेकिन वे नही जानते कि ऐसे नाजुक भोफे पर धमकी का और भी भयंकर 
परिणाम हो सकता है और यह उनके लिए भी घातक हो सकता है। मे तो 
भारतीय लोगों से श्रपील करूगा किवेइस संद्यय, धमकी व तनातनी के वातावरण 
में भ्पने सच्चे ध्येय श्रौर धारणा को न भूल जाय॑, वे भारत की श्रांजादी के 
लिए ही नहीं, वल्कि समस्त दुनिया के लोगो की प्राजादी श्रीर विशेषकर रूस 
ब चीन की आज़ादी फे लिए लड़ रहे हे । में एक राष्ट्रदादी हूँ और मुझे इसका 
गर्व है, लेकिन में एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के चंगुल मे नही फंस सकता। हमें 
अपने मे श्रत्तर्राप्ट्रीय भावना पेदा करती हैं ।” 
झ्रागे चलकर प० नेहरू ने कहा-- हमारे रास्ते में बहुत-सी कठि- 
नाइया हूँ | उन श्रग्नेज़ो श्रोर श्रमेरिकनों से, जो यह समभते हे कि हम गलती 
कर रहे हे, मे यह कहँगा कि यह हमारी परेशानी है श्रोर उसे हम ही ठोक कर 
सकते हू । हम अ्रग्नेजो और अमरीकतनों से कही अधिक जानते है कि गूलामी 
क्या चीज है; वयोकि हम उसके अभिशापों को सहन कर रहे है । श्राखिर युद्ध 
में जापात ने भारत'पर आक्रमण किया तो हमे ही कठोर कुर्बानी और तकलीफे 
बरदाइत करनी होगी । हमें ही प्राग की लपढों में झुलसना होगा । श्रब तो हम 
आग में कूद पड़े है, या तो सफल होकर निकलेंगे या उसी में जलकर भस्म 
हो जायगे । जहा तक हिन्दू-मुस्लिम का ब्रइन हैँ, मेने सि० जिन्‍ना से जाकर 
बातचीत की और पूछा कि मुस्लिम लीग क्या चाहती हे। मेंते उनसे पत्र 
लिखकर भी पूछा, लेकिन मुझे कोई भी उत्तर नही मिला। मिस्टर जिन्‍ना 
का रवेया वही है जो नांजी जरममन्ती और फासिस्ट इटली का हुँ। छेक्नि फिर 
भी 'बम्बई कॉनिकल हमसे यह कहता नहीं थका है कि मुस्लिम लीग से 
कांग्रेस को फैसला कर लेना चाहिए। में 'बम्बई क्रानिकल' के सम्पादक से 


५२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


पूछना चाहता हूं कि उनका इस पुराने तार को बजाने से क्‍या तात्पर्य हैं? जब 
कि कांग्रेस ने हर समय मुस्लिम लीग के पास सुलह की पेशकश की, हमारे 
सामने दरवाज़ा बन्द कर दिया गया और फिर उलटा हमारे ऊपर इलजाम 
लगाया गया । श्राखिर हम कब तक ऐसा भ्रपमान सहते रहेंगे ? /(करतल ध्वनि ) 


सरदार पटेल 

इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सरदार पटेल खड़े हुए, णिन्‍्होने 
एक सीधी श्रौर स्पष्ठ वफ्ततृता द्वारा समस्त जनता में विजली-सी पैदा कर दी । 
उनके शब्दों में बल था, निश्चित धारणा थी, स्पष्टता थी, और था जनता की 
भावचा का प्रदर्शन । उन्होंने वही कहा जो जनता चाहती थी, प्रनुभव 
करतो थी व किसी के द्वारा सुनना चाहती थी । यही कारण था कि उनकी 
वक्‍तृता के दौरान में उत्साह से भरी हुई जनता ने बार-बार करतल-ध्वनि 
द्वारा अपने भावों का परिचय दिया । निस्सन्देह उनकी वबतृता मे कुछ श्रप्रिय 
लगने वाले व तीखे वार भी थे। किन्तु यह एक ऐसे सरदार की ववतुता थी 
जो मरते हुए लोगों में भी जीवन पैदा कर सकते हूँ। सरदार ने कहा, 
“सरकार चाहती है कि हम उसमें श्रौर उसके हथियारों में विश्वास करें। 
एया हम उन्हीं हथियारों का विश्वास करें, जिन्होंने वर्मा और मलजाया 
के लोगों की रक्षा की ? दया हम ऐसे ही भाग्य का स्वागत करें जो उनका 
हुआ ? वह उन देशों से भाग खड़ी हुई श्रोर. वहाँ फे लोगो को जापानियों के 
रहमो-करम पर छोड़ दिया । कौन जानता हैँ कि वह हमें उसी तरह नप्ठ और 
तबाह करके यहाँ से नहीं चली जायगी । हम वादों पर फैसे विश्वास फरें जब 
कि घोखों फा तांता लगा हुश्रा है ।” 

इस प्रस्ताव में बहुत-सी तरमीमें पेज हुईं, जिनमें मुख्य वह थी जो 
कम्युनिस्टों ने पेश की थी । 

प्रस्ताव तथा संशोधनों पर मत लेने से पहले मौलाना श्राजाद ने बताया 
कि किस प्रकार कांग्रेस बराबर दो साल से हिन्दू-मुस्लिम मेल का प्रयत्न कर 
रही है । लेकिन यह केवल एक-तरफा प्रयत्न रहा हैं। दूसरी पार्टी ने जरा 
भी हमारे बढ़े हुए हाथ की न तो सराहना की और न अपनी ओर से क्रिया- 
त्मक कदम ही उठाया। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, उसका रवेया विलकुल 
साफ हूँ। उसका दरवाजा सदा सबके लिए खुला हुआ है । इसलिए कॉमग्रेस 
फो कुछ कहने की क्‍या जुरूरत है ? जो लोग हिन्दू-मस्लिम फैसले की बातें 
कहकर शोर-गुल मचा रहे है, अच्छा होता कि वे लोग का दरवाजा खटखदाते, 
जो हमारे लिए न फेवल बन्द कर दिया गया है, बल्कि जिसमे कीलें 


मनोवैज्ञानिक वातावरंण श्र 


ठोंक दी गई हैं ।” इसके बाद मोलाना आजूद ने प्रस्ताव व संशोधनों पर मत 
,लिये । केवल कम्युनिस्टो द्वारा पेश हुए संशोधन के पक्ष में १२ मत आये 
श्रौर गेष संशोधन या तो वापस ले लिये गए या गिर गए । इस प्रकार महान्‌ 
करतल ध्वनि के बीच ८ अगस्त सन्‌ १९४२ का वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास 
हुआ । ठीक उसके पश्चात्‌ महांत्मा गांधी ने २॥ घंदे तक श्रग्रेजी आर हिन्दु- 
स्‍्तानी में एक ओजपूर्ण तथा सारगरभित भाषण दिया जिसका दर्शंकां व सदस्यों 
पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा । पूरे ढाई घदे तक एक अश्रजीव सन्नाटा रहा । 
उस समय महात्मा गांधी की वाणी से तिकला हुआ एक-एक शब्द मालूम पड़ता 
था लोगों के हृदयो व स्तायु-मण्डल पर अपना प्रभाव डाल रहा है । जिस 
समय गाघी जी बोल रहे थे तो मालूम देता था कि उनके जुरिए सारा राष्ट्र 
अपने हृदय को खोलकर रख रहा है । 
गांधीजी का भाषण 
सबसे पहले गाधीजी ने उन लोगों को, जिन्होंने बड़ी दिलेरी व॑ 
हिम्मत के साथ इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी राय दी थी, बधाई दी । वे यह 
जानते थे कि प्रस्ताव बहुमत से पास होगा, फिर भी उन्होने अपने विचारों व 
विश्वासो का प्रदर्शन किया । इस प्रकार गांधीजी ने कहा कि उन्होंने उस 
उसूल की रक्षा की हैं जो वह ५० साल से बराबर सबके सामने रखते रहे हे । 
भ्रागे चलकर हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कम्युनिस्ट 
भाइयों का ध्याव मौलाना श्राजाद व पं० जवाहरलाल नेहरू के भाषणों की 
ओर दिलाया कि किस प्रकार काग्रेस ने एकता के प्रयत्त किये हु और 
कहा, “एक जमाना था जब मुसलमान कहते थे कि हिन्दुस्तान हमारा 
, मुल्क हैं। उस समय वे नाटक नही करते थे । वे हमारे साथ लड़े थे | खिला- 
फत में शरीक हुए थे। उनके साथ में बरसों रहा । लोग कहते हे कि मे भोला 
हू । पर इसके मानी यह थोड़े ही हे कि में यह मान लेता हू । पर में सुन छेता 
हूं । मु्े धोखेवाज्‌ बनने के वजाय भोला कहलाना श्रच्छा लगता है । मेरा 
तो यह स्वभाव है, कि जब तक कोई चीज सामने नहीं श्राती, में ऐंतबार कर 
लेता हू । यह चीज प्रस्ताव में भरी हूं । मुसलमान और हिन्दू भी कहते हे कि 
, हिन्दू-मुस्लिम एकता होची चाहिए। दूसरी सभी कौमो का भी दत्तिहांद 
होना चाहिए । होता हैँ, तो श्रच्छा ही हे । कुछ लोग मृझसे श्राकर 
कहते हैं कि तू जब तक जिन्दा हूँ, तभी तक यह बनेगा । छेकिन मेरा 
हृदय इसे कबूल नहीं करता । जिसे मेरा दिल कबूल नही करता 
उसमे ,मुझे रस नद्ी हूँ । में तो जब छोटा वच्चा था, तब से इस चाज फो 


डी कक 
ह _ ५ 


044 सन्‌ बयौलीस का विद्रा्ह 


जानता था। मदरसे में हिन्दू, मुसलमान और पारसी सब थे । उनसे 
मैने दोस्ती की थी । में जानता था कि यदि हम हिन्दुस्तान में अमन से रहना 
चाहते है, तो पडीसी के फ़र्ज का भली-भांति पालन करना चाहिए | श्रफ़िका 
भी गया तो मुसलमानों का काम छेकर गया कौर सबका दिल हरण कर 
लिया । जो मेरे उसूलो के मुखालिफ थे,उन्होंने भी मुझ पर विश्वास किया | वे 
जानते थे, कि यह जो बात कहेगा, वह न्याय की ही होगी | वहाँ से श्राया, सो 
भी हारकर मही शआ्राया । सबको रोते हुए छोड़कर श्राया । यहां भी वही चीज 
मेरे सामने पंदा हो गई | बड़ा काम किया, तो मुसलमानों के लिए भी किया । 
उससमय मुझे कोई दुश्मन नही मानता था। खिलाफत मे मेने क्‍या स्वार्थीपन 
किया ? में गाय की पूजा करता हूं । हम एक हूँ, तो सिर्फ इन्सान ही नही जीव- 
मात्र एक है | सब खुदा के बन्दे है । इसकी फिलासफी श्राज में समभाना नहीं 
नाहता । वे दोनो भाई ओर मौलाना बारी मेरी गवाही दे सकते है कि मेने गाय 
के बारे में कया कहा था । मंने कहा था कि गाय को बचाने के लिए में सौदा 
करना नही चाहता। भ्रगर श्राप स्वतन्त रूप से ऐसा करेंगे, तो श्रच्छा होगा । 
मे तो मुसलमानों के साथ खाना भी स्रा लेता हु । लोग उस जमाने में इसे 
प्रच्छा नही मानते थे । प्रव तो सब जान गये कि यह तो भंगी के साथ भी खा 
लेता हैं। लेकिन उन दिनो मौलाना बारी ने कहा कि में श्रापको श्रपने यहां 
नही खिलाऊगा। उस समय यह उनके लिए बड़ी शराफत की बात थी । बड़ी 
तगी से मकान में रहते थे । उनके पास कोई महल थोड़ ही पड़ा था ? फिरंगी 
महल के एक कोने में रहते थे । मेरे लिए ब्राह्मण रखते थे । शराफत के साथ 
शराफत चलती थी । यह सब में सबको सुनाना चाहता हु। जिन्‍ना साहव को 
भी । वे भी तो कांग्रेसी थे। भले ही श्राज बिगड़ गये तो कया हुआ ? भाई तो 
है। खुदा उनको बड़ी उमर दे । वे तब याद करेगे कि गावी ने कभी घोखा 
नही दिया, भूठी वात नही को । प्राज वे या मुसलमान नाराज हे, तो मे क्‍या 
करूँ | मारना चाहें तो मार भी सकते हे। मेरे पास क्या है, मेरी गर्दन तो उनकी 
गोद में पडी है । और कोई मेरे गले मे छुरी भी मार दे, तो बुरा भी नही लग 
सकता | में बुरा क्यो मान” ? वह कोई सच्चे गाधी को थोड़े ही मारना चाहते 
है, वह तो उस गाधी को मारना चाहते हैँ जिसे वह बुरा मानते है । तो में तो 
वही श्रादमी हू। इस बात को गूसलमान न भूले । गालियां देना चाहे तो 
दे । इससे मुभे ईजा नही पहुचती । इस्लाम को में जानता हूं ।वह तो कहता 
है दुश्मन को भी गालियां देना बुरा है | मुहम्मद साहब भी यही कहते थे। वे 
दुश्मन को अपनाते थे । उसके साथ नेकी करते थे । श्रगर मुसलमान इस्लाम के 


है । 


गनौवजानिक वातावरण ५४ 


है तो जो यादमी खुदां को हाजिर नाजिर कहकर कोई बात कहता है, तो उस. 
पर विश्वास करना चाहिए । जो गालियां देते है, वे तो गोलियाँ चलाते हैं। वे 
गोलियों से मेरा खातमा कर दे, तो भी मुझ पर असर नहीं कर सकते । पर 
इस्लाम का क्या ? वे बारह आदमी है । उन्हें मौलाना साहब ने कितना सम- 
भझाया, पर उन पर कोई प्रभाव नही हुआ | पर इसकी कोई बात नहीं । जहां 
हमारी फिलासफी की बात हो, वहां दोस्ती इस्तेमाल न की जाय । श्रापको जो 
सही लगे, सो ही करें । कोई काम मेरे लिए नही, इस्लाम की भलाई के 
लिए करे हूँ | 

अगर पाकिस्तान सही चीज है, तो वह जिन्‍मा साहब की जेब से पडा 
ही है । हर मुसलमान की जेब में पड़ा हैं। पर अगर वह सही चीज नही है, तो 
उसे कौन हजम कर सकता हूँ | तकबरी से तो खुदा भी भागता है कोई क्या 
जाने कि जिन्‍मा क्‍या चाहते हे । जितता साहब बड़े नाराज होते हुँ। एक बार 
उन्होंने लिखा, 'मेरे खत पढ़कर आपको बहुत दुःख होता होगा । श्रापको मेरी 
बात बहुत चुभती होगी | पर म॑ क्‍या करूं ? जो दिल में है, सो कहता हू । में 
उन्हे इसके लिए मुवारकब्रादी देता हूं। लेकिन श्राप जो उस चीज को नहीं 
मानते, उनसे में कहता हूं कि श्रापको जो वात सही मालूम हो, वही करें। सबकी 
राह न देखे । अरब में करोड़ों लोग पड़े थे। लाखों थे उनमे श्रकेले। उनमें अकेले 
पेगम्बर साहब की क्‍या बिसात थी ? पर उन्होंनें कभी ऐसा नही कहा कि जब 
मेरे साथ करोड़ों होगे तभी इस्लाम जारी करूँगा | में श्राससे कहता हूं, जिसे 
सही न मानें, उसे कबूल न करे ; राजाजी से भी मेने यही कहा । वे कहते थे 
कि दे दो । दे देंगे तो वे मांगेगे नही । मेरी शरांकत होगी। पर में इस चीज को 
ठीक नही मानता । में तो जिन्‍मा साहब से भी कहता हू कि जो महज आपको 
मनाने के लिए बात करते हे, उसे श्राप कभी कबूल न करे । मेरे पास कई 
मुसलमाव आते हू । वे कहते हे,पाकिस्तान बुरी चीज हूँ । पर दे दो । पर पीछे 
इसका नतीजा क्‍या होगा ? यह बुरी बात है । श्रोर जब तक उसे में बुरा मानता 
, हु, साथ न दूगा। पर इसके मानी क्या हे ? समभ ले हम मुसलमानों को दबा 
कर कोई बात नही करना चाहते । इस तरह विश्वास कैसे हो सकता है ? वह 
प्रहिसा से हा होगां। इसलिए कहता हूं कि जो हक की वात है, उसे मान ले । 
यह में काग्रेस का तरफ से कहता हूँ | पच भी बना सकते हे । पर उनमे भी 
हमारा एतबार तो होता चाहिए । उसे भी नही मानेंगे, तो श्रापकी जबरदस्ती 
नही तो क्या है ? उसे कोई कंसे मानेंगा ? एक जिन्दा चीज के टुकड़े करेंगे ? जिन्दा 
बीज को मारकर क्या लेगे ? हां, हम यह कहते हूँ कि कोई किसी को मजबूर 


५६ पन्‌ बयाक्षीस का विद्रोह 


नहीं कर सकता । लड़ाई करके ले सकते हे । मुंजे ता खुल्लम-खुल्ला कहते है, 
ऐसा हिन्दू में नही हूं । कांग्रेस ऐसे हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नही करती । श्रगर 
ग्राप कांग्रेस का एतवार नही करते, तो आपके हिद्दुस्तान के नसीब में झगड़े ही 
भगड़े है । पर यह ठीक रास्ता नही हूँ | श्रगर मुझसे खुदा ठांक बोल रहा है, 
तो आ्राप इससे मुझे जिन्दा नही पाएंगे । भ्रगर च्रीज सही नहीं है तो तलवार के 
बल पर लेगे, यह कहना क्‍या ठीक है ? मुहम्म साहत ने यह तरीका नहीं बताया । 
मेने बहुत ववत लिया । सारी रात भर सोचता रहा । पर तन्दुरुस्‍ती की 
भी फिक्र रखनी पड़ती हैँ | डॉक्टरों ने भी फरमाया कि सम्हलकर काम करा। 
पर जो चीज खुदा ने दे दी है, उसे तो उसके लिए खर्च करना ही हैं। और 
श्रभी तो जवान चन रही है | पहले तो में हिन्दू-मुसलमानो की बात करता हूं । 
हम एक बन जाय, सही माने से मान ले, दिल में कोई परदा नहीं रखें और 
हिन्दुस्तान को विदेशी कब्जे से छुड़ाने के लिए यत्न करे। पाकिस्तान भी तो 
श्राखिर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा हूँ । इसलिए पहली बात यही हुँ कि हिन्दु- 
स्तान के लिए लड़ें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाव होगे । छः: 
महीने तो बड़ी वात है । श्राज रात को भी ले सकते है । पर एक बात याद 
रख । हिन्दू-मूसलमाव एकता तो चाहिए । पर अगर नहीं मिलती, तो भी 
प्राजादी तो लेनी ही हूँ । 
पर हम यह समझकर नहीं ले कि अकेले हिन्दुओं के लिए लेना हैं | पंतीस 
करोड़ के लिए लेना हूँ । हक की वात हूँ । जिन्ना साहब कहते हुँ कि मुस्लिम 
राज होगा । मौलाना साहव की ऑफर का यह मतलब नही की मुस्लिम राज 
होगा। हां जाय तो उसकी भी परवा नहीं । पर जा हमने ऑफर की सी जिन्ना 
सोहव की मुसलमानों की बादशाहत के लिए नही की । वह ता हिन्दू मुसलमान 
पारसी वर्गरा सबकी होगी | मेरा लड़का मुसलमान हो गया, तो उसका होम- 
लेष्ट कहां होगा ? श्र अब तो वह आर्य समाजी है। उसकी हालत क्या होगी ? 
उसका कीन-सा मुल्क होगा, उसे कहां रखेगे ? वह श्रपने बाप को थोड़े ही भूल 
गया हैं । उसकी मा ने खत लिखा । वह पवकी हिन्दू हैं । राम को मानती हैं । 
पर उसका खुदां तो भोला हैं| श्रनपढ श्रोरत हैं । पर उसका खुदा उसकी सुन 
लेता है । उसका नाम लिख लेता हैं | ऐसा वेवकूफ खुदा हे, सो उसने लिखा 
कि मेरा लड़का मुसलमान हो गया, इसकी मुझे शिकायत नही | पर वह शरांव 
पीता है, उसे श्राप कैसे वरदाइत करते हे ? उसका लड़का खतरा उठाकर भी 
मुसलमानों के बीच यह देखने के लिए गया कि उसके बाप ने शराब और 
'व्यभिजार दोनो में से एक भी छोड़ा या नही | पर उसने एक भी नहां छोड़ा । 


नि 
/ः 


मनोवैज्ञानिक वातावरण श्र्७ 


पर मेने उससे सबक लिया । इस चीज को समझसब जाय॑ | इस लड़ाई में जितने 
हिन्दू है, उतने ही मूसलमान भी झा सकते है । मुसलमानों को कांग्रेस के दफ्तर 
में कौन-सी रुकावट हैँ । वह तो बड़ा डेमोक्रेटिक आरगेनाइजेशन है ।'इसलिए 
पहला सबक यह हुँ कि आप जो लड़ते है, सिर्फ हिन्दुओं के लिए नही लडते । 
सब माइनोरिटोज के लिए लड़ते है। मुसलमान भी लड़े | सबके लिए लडे । 
आ्रापस में जरा भी नही लड़ना चाहिए । किसी हिन्दू ने मुसलमान को मांर डाला 
या किसी मुसलमान ने हिन्दू को मार डाला यह में नही सुनता चाहता । हिन्दू 
मुसलमान एक दूसरे के लिए श्रपती जान दे दे । यह मसला सबका हैं। भगड़े 
के मौके हर वक्‍त श्रानें वाले हें। इसलिए कहता हूँ, सब्र करे। कोई एक 
मारे तो आप दो न मारे । मूसलमान भी ऐसा ही करें। कोई तलचार चलाता 
हैं, तो श्रपनी गर्दन उसके हाथ में रख दे । मेरी हिदायत सबके लिए हूँ । क्योंकि 
यह ३४७४ 5६७४४|८ कैसे चलेगा, सो बता रहा हूं । यह छोटी-से-छोटी 
जते है । हैँ 
पकल 'साहव का फर्मान पढें । उसे छापकर मेने सरकार की खिदमत की 
है । 'हरिजन' में दे नही सकता था। श्रापको पता चल जायगा कि सरकार कंसे 
चलती हैँ । पर उसका रास्ता टेढ़ा हैँ | श्रापका सीधा है । आप आंखे मूँदकर 
भी उस पर चल सकते हे । यही सत्याग्रह का रास्ता है । _ 
कोई कहते हे, यह जल्दी होगी । तैयारी की जरूरत है । जितनी मुसाफरी 
मेने की, उत्तनी किसी ने नही की जो जिन्दा है। में लोगों को जानता हू, मेरा 
तो दिल उनके पास है। श्रौर तैयारी का क्‍या करूं ? मेरी तैयारी कच्ची, में 
कच्चा और मेरा लदकर भी कच्चा | पर हमला आगया तो क्‍या करूँ ? अ्रव 
तैयारी कर लें | खुदा क्या कहेगा ? वह तमाचा नही मारेगा ? क्‍या वह यह 
नही कहेगा कि तुकको मंने जो खजाना दिया, उसे तो निकाल देता । बाकी तो 
पीछे में था ही । में सिर्फ हिन्दुस्तीन के लिए.नही लडता। यों तो मेरे पास 
बहुत-सी लड़ाइयां पड़ी थी । पहले कहते थे, परेशान नही करेगे | पर अ्रब ऐसे 
कब तक बैठेंगे ? वे बारह भाई जूभते हे, तब में क्यों नही जूकू ? आप मेरे दिल 
को समक सकते हैं । 
अब क्या करना हूँ, वह सुना दूं। आपने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया । 
'पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नही हुई | श्राप मेरे मातहत होगये | अभी तो 
वाइसराय से मिन्नत करूँगा । समय तो देना होगा, उस बींच भापको क्‍या 
करना हैं । । 
मौलाना साहब ने पूछा कि तब तक कोई कार्यक्रम ता 


५ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


तो बताइए । मेंने कहा, चरखा है | मौलाना साहव निराश द्ोगये | मेने कहा 
चौवीस घण्टे काम करना हैँ, तो छुछ तो चाहिए । इसलिए चरखा बताया । 
श्रौर भी कहता हूं । तब मौलाना खुश होगये | श्रव सुनाता हूं, सव क्‍या कर 
सकते हूँ । 

श्राप मान ले, कि हम आजाद बन गये । श्राजादी के माने क्‍या हैं ? 
गुलाम की जंजीरे तो छूटी । उसके दिल से तो छूटी | भत्र वह तदबीर करता 
है। भ्रपने मालिक से कहता है, मेने गुलामी छोड़ दी। लेकिन श्राप से नहीं 
डरूंगा | श्राप जिन्दा रखना चाहते हे, तो जिन्दा रखें। बाप मुझे खुराक देते 
थे। पर वह तो मेरी ही पंदा की हुई थी । 

श्रव वीच में समझौता नही हूँ । में नमक की सुविधाये या दाराबबन्दी 
लेने को नहीं जा रहा हूं | में तो एक ही चीज लेने जा रहा हूं श्राजादी । नही 
देना है, तो कत्ल करें | में वह गांधी नहीं, जो बीच में कुछ चीज छेकर श्रा 
जाय । झ्रापको ठो में एक मन्त्र देता हूँ, 'करेंगे या मरेंगे ।' जेल को भूल जाय॑ । 
आप सुबह शाम यही कहें, कि खाता हू , पीता हुं, सांस लेता हूं, तो गुलामी की 
जंजीर तोड़ने के लिए। जो मरना जानते हूँ उन्ही ने जीने की कला जानी 
है। श्राज से तय करें कि आजादी लेनी हैँ | नही लेनी है तो मरेगे । श्राजादी 
डरपोकों के लिए नही । जिनमें करने की ताकत हूँ, वही जिन्दा रह सकते हैँ । 
हम चीटियां नही । हम हाथी से भी बड़े हे, हम शेर है । 

पहले तो मेरे सामने प्रखवार हूं। वेया तो सरकार की आ्रावाज हूँ 
श्रोर अवर हमारी आवाज है, तो दवकर काम करते है । पर वह जंजीर से छंट 
जाय॑ं । आजादी के लिए सबक्रो वुलाता हु । आप तो इस मैदान में झाजाय॑ । 
श्रपती कलम मुझे दे दें। श्रगर यह भय हो कि सरकार छापेखाने ले लेगी । तो 
मे इतना ही कहता हूं कि अखबार बन्द कर दें | खामखाहु जमानत न दे । अगर 
देना चाहे तो दे दे। पर कलम को न रोके । वह भी बहादुरी का काम है | 
मे क्या किया ? इतना बड़ा कारखाना चलता था | सबको बन्द कर दिया । 
और अभब फिर नया प्रेप्न पैदा हो गया। फिर मेने ता श्रापको एक मध्यम मार्गे 
बताया । अखीरी चोज आपके सामने नही रखी। एलान कर दे कि श्रव 
स्टेन्डिग कमेटी को छोड़ देंगे | सिफे आ्राजाद हिन्दुस्तान की सरकार को ही 
मानेंगे। भ्रगर भाप बहुत दूर नहीं जा सकते, तो कहे श्रापकी चीज भी देगे 
प्र काग्रेत की भी देगे । अगर वरदाइत नही कर सकते, तो नही करना है । 

आजादी श्रा रही है, और इसके लिए राजा लोगों से तो में वह भी नही 


भनोवैज्ञानिक बीतावरंणें धर 


माँगता । उनसे कहता हूं कि मे आपका खँरख्वाह हूं । काठियावाड़ का हूं । मेरे 
पिता तीन जगह दीवान रहे । ओपका नमक खाया | में नमकहराम कभी नहीं 
हुआ। आपके सामने एक नमकहलाल मिन्नत करता हैँ। श्रव तक श्राप सल्तनत्त 
के रहे । उससे सत्ता पाई । पैसे लिये । पैसे तो पिताजी ने भी पाये । पर उच्होंने 
पोलिटिकल एजेन्ट से लड़ाई की । एक दिन हवालात में भी रहे । उनका में 
लड़का हूं । मेरे जिन्दा रहते आप कुछ काम करेंगे तो भ्रापके लिए जगह 
है । मेरे पीछ करेंगे तो भी जवाहरलाल नहीं मानेंगे | वह तो कहता हैँ राजा 
लोग, पूंजीपत्ति, जमींदार किसी के लिए भव जगह नही हैं। वह वो प्लान्ड एको- 
नामी वाला है । उसकी बहुत-सी बाते पी जाता हूं । वह तो उड़ने वाला आदमी 
हैँ । चाहेगा तो हवाई जहाज में बैठकर चीन भी चला जायगा | पर मेरे पास 
तो सबके लिए जगह है । एक मंत्र है, तुझे कोई चीज अपनाना है, तो पहले 
खुदा को दे दे, उसको छोड़ दे । हिन्दुस्तान में इतने लोग है। में तो इन्हीं की 
मारफत खुदा को पहचानता हूं । वही खुदा है । अगर वह नहीं है तो में दूसरे 
खुदा को नही जानता । इसी तरह राजा लोग भी प्रजा से कह दें, राज भापकी 
ही मिलकियत है। तब राजाओं को किसी बात की कमी न रहेगी । प्रजा उन्हें 
दोनों हाथों से देगी | वह राजा रहेगा। वंश-परम्परा नहीं। वंश-परम्परा भी 
रहेगी अगर वे दुनिया की सेवा करते रहेंगे । इसलिए राजाश्रों से कहना चाहता 
हूँ कि श्राप गुलामी में न रहे । रहना है, तो हिन्दुस्त।नियों की सल्तनत्त में रहें । 
पोलिटिकल डिपार्टमेंट को लिख दें कि खल्कत उठ गई तो हम कहां रहे । 
चक्रवर्ती तो मातहत राजाओं को वचाता है। जिसको राजा उठाते हैँ, वह 
चक्रवर्ती नही । इसलिए कह दीजिए कि हम त्ो रैयत के होगये । वह बैठा- 
एगी तो बेठेगे। हम उसका साथ देंगे। इसमें कोई कानूनी कठियाई नही। राजाओो 
के लिए कोई कानून नहीं । पोलिठिकल डिपार्ठेमेंट की जवानी बातो को ही 
मानें तो में क्या करूं ? यह तो श्राप दावा नही कर सकते कि हम अलग है । 
अगर आप रैयत के साथ रहेंगे, तो आप उसके सरदार रहेगे । 

राजाओं से इस तरह सांफ-ताफ कह दें । और इतने पर वे मारें तो 

मर जाय॑ । तेरह हों तो तेरह । कोई बात छिपाकर नही करनी हैँ । इस लड़ाई 

में गुप्तता तो हैं ही नही । 

प्रव जज वगरह से । वे भी श्रभी कुछ न करें। श्राज ही इस्तीफा न 

दें। 'रोक ले | पर प्रपत्ती आजादी कायम रखें । कह दें, मे तो कांग्रेस का 
श्रादमी हूँ । रानाडे ने यही किया था । सिर्फ एक मर्यादा का पालन करूँगा । 
न्‍्थायासन पर न कांग्रेस का हूं न सरकार का | आ्राज्ञाद । कोई कौनून नही जो 


६० सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


मभे यह कहने से मना करे । रानांडे जब तक जिन्दा थे ऐसा ही करते थे। 
कांग्रेस में बरावर जाते थे, पर भाग नही लिया । समाज-सेवा-संघ पंदा कर 
दिया। उस जमाने में यह कम नहीं था । श्राज भी जज ऐसा कर सकते है । गुप्त 
हिंदायते निकले, उनको न माने । कह दें कि हम तो कांग्रेस के श्रादमी हैं । 
यह सरकार को मंजूर हो, तो रहे नही तो निकल जाय॑ । 

श्रव सिपाही ! वे इतना तो कह दे कि श्रव तक तो हमने अपने दिल की 
बात छिपा कर रखी, पर श्रव तो हम कहते हँ कि हम कांग्रेस के है । 

कई सिपाही मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास भी झाये, मौलाना 
साहब के पास श्राये, और अलीभाइयो के पास भी आये थे | सिपाही नही बड़े-बड़े 
ग्रफसर भी । पर हम उनको रोकते रहे । पर अब वे एलान कर दें कि हम 
पेट के लिए काम करते है, पर श्रादमी तो कांग्रेस के है । श्राप हमारे ही लोगों 
पर गालां-लाठी चलाने की बात कहेगे, तो नही मानेंगे । अपने दुश्मन पर 
चला देंगे । इतना कह देंगे तो बहुत बड़ी श्राबोहवा पैदा हो जायगी है । कितने 
ही ऐरोप्लेन आये, हमे परवाह वही । 

इसी तरह से प्रोफेसर और विद्यार्थी । उनको भी श्राज तो खीचना 
नही चाहता । वे भी इतना तो कह दें कि हम तो कांग्रेस के है। प्रोफेसर भी 
कह दे।वे ता उस्तांद हें। पर काम तो हमारा ही करते हू । मेरी भी एक 
गाना सिखाने वाली उस्ताद थी। वायोलिव सिखाती थी । कितनी मुहब्बत से वह 
'सिखाती थी। नौकर की तरह काम करती थी। में तो दावा 56७7४७॥78॥ 
बनने जा रहा था। उसका ठीक-ठीक अर्थ बताने वाला शब्द तो मेरे पास 
हैं ही नही | वाशिगटन आयरलिंग ने इसकी ठीक परिभाषा लिखी है। सो वह 
मुझे इंग्लिश जेटिलमेन बनाने के लिए वायोलिन सिखाती थी। जो फीस लेती 
थी उसका पूरा बदला देती थी। इसी तरह प्रोफेसर भी सिखाते हे ।उनसे हम 
कह दें, कि आप सल्तनत के है, या हमारे । हमारे हैं, तो श्रच्छा है । मकान 
खाली करने की आज जरूरत चही, इनमे से जिनको निकालना चोहूंगा, निका- 
लूँगा | हवाई बात नहीं करता । 

मेरे दिल में तो कहने को बहुत है। पर सब में ब्राहर कर सकूं, इतना 
समय नही है। मुझे अभी थोड़ा अंग्रेज़ी मे भी बोलना बाकी है । रात हो गई 
हैं, बहुत देर होगई है, फिर भी इत्तवी जान्ति से, इतने ध्यान से आपने मुझे 
सुना इसके लिए में श्रापको धन्यवाद देता हूं । सच्चे सिपाही ऐसा ही करते हे। 

बाईस वर्ष तक बोलने-लिखने मे मेने संयम रखा है, ताकत इकट्ठी की 
हैं । जा भ्रपनी ताकत हमेशा खचे नही करता वह ब्रह्मचारी--पाकदामन-कहा 


मनोवैज्ञानिक वातावरण ६६ 


जाता है । वह हमेशा जीभ पर कावू (संयम) रखकर दवी जवान से योलेगा। 
जिन्दगी भर मेरा प्रयत्न इस दिशा में रहा है, फिर भी आज इतमे सारे लोगों 
को इतनी रात तक रोक रखकर--आपके ऊपर जबवर्दस्ती करके भी--मुझे 
श्रापकों आज जो कहना चाहिए था, वह कह दिया । उसका मुझ्ेपण्चात्ताप नहीं 
हैं । आपकी मार्फत सारे हिन्दुस्तान को कह दिया । 

इसके बाद अंग्रेजी भाषा मे बोलते हुए गांधीजी ने बताया कि जिनकी 
सेवा के लिए अभी आपने मुझे नियुक्त किया, उनके सामने मेरे अ्रन्तर के 
मंन्धन को वाहर उद्देलने में मेने श्रापक्ा बहुत समय ले लिया है । मुझे नेता- 
गिरी बख्छझी गई--फौजी परिभाषा में मुक्के सेनापति पद दिया गया, पर में इस 
दृष्टि से नहीं देखता। भेरे पास अपना सेनापति पद चलाने के लिए प्रेम के 
ग्रलावा दुसरा शस्त्र नही हैं। जिस लकड़ी के सहारे में चलता हूँ उसे तो आप 
आसानी से तोड़कर फेंक सकते है, ऐसी है । ऐसे अपज्भ आदमी को जब ऐसी 
लड़ाई का बोझा उठाने के लिए आमन्त्रित किया जाय तो इसमें उसके लिए 
पौरुष अनुभव करने जैसा कया हैं? मेरा यह बोका आप तभी हल्का कर 
सकते हैँ जब कि में आपके सेनापति के रूप में नहीं वल्कि श्रापके नम्न सेवक 
की तरह खड़ा रहूं । जो सेवा में सबप्ते चढ़कर हो वह समान दरजे के सेवकों 
में अगृआ्ना सेवक है, इतना ही इसका भ्रर्थ॑ हूँ । 

इसलिए पहली सीढी पर ही में आपसे क्या-क्या श्रपेक्षा रखता हें 
इस बावत अपने मन के उदगार मेने अ्रत्र तक आपके सामने रखे | ध्यान रहे 
कि आज भी अभी लड़ाई शुरू नही हुई है । अभी भी मुझे शरिस्ते मुजब अनेक 
विधियां करनी पड़ेंगी । जो बोका मुझ पर श्ाया है, सच ही वह असह्म है । 
मूझे ऐसों के सामने जाकर विनय-प्रार्थना करनी हे जिनका आज मुझ पर 
विश्वास नही हूँ । दुनिया भर के अनेक मित्रो के श्रागे भी आज में श्रपनी साख 
खो बंठा हूं । मेरी समझदारी पर, वल्कि मेरी प्रामाणिकता पर भी उनके मन्त मे 
जड़ खड़ी हो गई है । मेरी समझदारी की कीमत कम आंकी जाय, इसका 
मुझे दुख नही है, पर मेरी नीयत के बारे में शद्धा उठाई जाय, यह तो मेरे 
लिए दारुणं आघात है । लेकिन आज तो यही स्थिति हूँ । 

ऐसे प्रसंग आदमी की जिन्दगी में झाते है, पर सत्य के शोघक के लिए 
जिसे डर या पाखण्ड के बिना मानव जाति अ्रथवा देश की यथाशक्ति सेवा करनी 
हैं, उसे तो यह सब सहने ही पड़ते है । पचास वर्ष की श्रपनी णोध में शुद्ध सेवा 
का इससे दूसरा रास्ता मेने नही जाना। मैने मानव जाति की,सा ज्ञाज्य की एक से 
अधिक प्रसंगो पर यथाशक्ति सेवा वजाई है और में ऐसा कह सकता हू ,कि कही 


झ२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


भी अपने किसी निजी स्वार्थ श्रववा बदले की श्राणा से मेने कोई राम नहीं 
किया । लाई लिस्लियगों के साथ मेरी मित्रता है, जो उनके झओहदे की सीमा 
को भी लांघ गई है । अपनी लड़की के साथ भी उन्होंने मेरा परिचय कराया | 
उनकी लड़की और जमाई दोनों सेरी तरफ आकपित हुए । उनके जामाता ए. डी. 
सी० है श्रोर वे महादेव के खास मित्र बन गए है । इनकी लटकी श्रानाकारिणी 
श्रौर सबको प्रिय लगने वाली है । इन सब पवित्र व्यक्तिगत सम्बन्धों का उल्लेख 
में इसलिए कर रहा हुं कि लाई लिन्लियगों श्र मेरे बीच जो व्यविनगत प्रेम 
सम्बन्ध हैं, उसका श्रापको पता चल जाय । और ऐसा होने पर भी नम्नता 
पृ्व॑ंक जाहिर करता हूं कि यदि कभी ऐसे लाई लिस्लिययो के सामने, साम्राज्य 
के प्रतिनिधि कप में, मरणान्त लड़ाई छेटना मेरे नसीब में लिखा होगा तो यह 
व्यक्तिगन प्रेम-सम्बन्ध रत्ती भर भी बीच में नही श्राएगा । में सल्तनत के पशु- 
बल का सामना करोड़ों भारतीयों की मूक-णवित से करेंगा, जिन्‍्हीनि लड़ाई के 
लिए उपयुक्त श्रहिसा के सिवाय और कोई मर्यादा नहीं रखी होगी। मेरे लिए 
ग्रत्यन्त कठिन काम होगा कि जिनके साथ मेरा ऐसा घरोपा है, उन्ही के सामने 
प्र लड़ाई छेड़' । उन्होंने एक से श्रधिक भ्रवसरों पर मेरे घब्दों पर विश्वास किया 
ढे, मेरे लोगों पर भी विश्वास रखता हैँ! यह कहते हुए मर्झे गये और सुख होता 
हैं शोर यह में इसलिए कद्ठता हूं जिसमें सब जान लें कि सिम सत्तनत का 
में वर्षो तक वफादार रहा और जिसकी मेने सेवा वजाई, वह सल्तनत जब मेरे 
विच्वास की पात्र नहीं रही तब, जो अंग्रेज उस सल्तनत का प्रतिनिधि था, 
उसको उसके सामने लड़ाई छेड़ने के पहले मेने पुरी खबर कर दी थी । 

ऐसे मौके पर चार्ली एंड्र ज की पवित्र याद आये बिना कैसे रह सकती 
हैँ ? एंड ज की ब्रात्मा इस समय भेरे श्रास-पास मंडरा रही हैं । मेरी नजर में 
अंग्रेजी संस्कृति की सबसे उज्ज्वल परपरांप्रो के वे संस्कार-मृति थे । हिन्दुस्ता- 
नियों की श्रपेक्षा भी उनके साथ मेरा अधिक निकट का नाता था । मेरे ऊपर 
उनका गछे तक विश्वास था। हमारे बीच में कुछ भी प्राइवेट (खानगी) नहीं 
था | रोज हम एक दूसरे के साथ अपने हृदय की वात खोलकर रख देते थे । 
जरा भी आनाकानी या मन की चोरी (छिपाव) बिना वह मुझे सब बता देते 
थे | गरुदेव के भी वे मित्र थे जरूर, पर गरुदेव की ग्रात्मा से वे चकाचौंध 
होते शौर उनका अभ्रदव करते थे। पर मेरे तो वे प्राणप्रिय मित्र बन गये थे । 
वर्षो पहले वे गोंखले का परिचय-पत्र छेकर मेरे पास आये। पीयर्सन और 
एंड,ज दोनों श्रादर्श अंग्रेज के नमूने थे । में जानता हूं कि उनकी आत्माएँ श्रमी 
भी मेरी वेदना-वाणी सुन रही हु । 


॥+ 


मनोवैज्ञानिक वातावरण द्रे 


कलकत्ता के मेट्रोपोलिटन (ईसाई धर्माचाययं) का भी हिलैषिता से भर- 
पूर मुबारकबादी का पत्र मिला हैं। उनको में पाकदिल खुदापरस्त पुरुष 
मिनता हूं । मेरी कमनसीवी से वे भी श्राज मेरा यह कदम पसंद नही करते । 
फिर भी उनका दिल मेरे साथ हूँ । उनके दिल की भाषा में पढ़ सकता हूं । 

यह सारी पार्वभूमि उपस्थित करके में दुनिया को बताना चाहता हूं 
कि पश्चिम में रहने वाले अनेक मित्रों का विश्वास आज मेने खो दिया है-- 
श्ौर उसका मुझे दुःख है--तो भी उन सबकी मैत्री और प्रेम की खातिर भी 
में अपने अन्दर से उठने वाली श्रावांज को दवा नहीं सकता । श्रात्मा कहिये, 
मूलगत स्वभाव कहिये, वह, यां मेरे भीतर रहने वाले मेरे दिल का दर्द, मेरी 
व्यथा पुकार-पुकारकर कह रही हैँ, आज मुभे प्रेरित कर रही है। में 
भूत दया जानता हू । मनुष्य स्वभाव का भी मेने थोड़ा-बहुत भ्रभ्यास विया 
हैं। ऐसा आदमी श्रपने श्रन्तरोत्मा को समभसकता हूँ | श्राप उसे जो चाहे 
नाम दें, पर यह श्रन्दर की आ्रावाज मुभे कह रही हँ--तुभे अ्रकेला बिना 
सहारे खड़ा रहना पड़े तो भी आज तमाम दुनिया के सामने खड़ा होने से 
ही तेरा छुटकारा है। दुनिया लाल-पीली, रक्‍तपूर्ण आंखों से तेरे सामने घूरे 
तो भी तुझे उसकी तजर के सामने नजर मिला करके खड़े रहना है । डर 
मत । अपने अन्दर की श्रावाज को ही सुन | यह आवाज तुझे कहती हैँ कि 
पूच, स्त्री, सम्पत्ति, शीश्ञ सब कुछ समपेंण कर देना, पर जिस चीजके 
' लिए तू जिया करता है - और जिसकी खातिर तुझे मरना है, उस सत्य की 
पुकार करते-करते मरना ।' मित्रो, इस वात का विश्वास रखिये कि मुझे 
मरने की जल्दी नही हे। मुझे “अपने सौवें वर्ष तक जीना हैं। बल्कि मेने 
तो झायु की सीमा १२० वर्ष तक श्राँकी हु। इतने में तो हिंद आजाद 
होगया होगा--दुनिया भी आजाद हुई रहेगी । आज तो में इंग्लेड को या 
अमेरिका को भी झाजाद मुल्क के रूप में नहीं |मानता। अपनी रीति 
से ये भले ही आजाद हों--ये. आजाद हे दुनिया की रंगीन जातियों 
को गूलामी की जंजीरों मे जकड़े रखने के लिए । इन कौमो की 
आजादी के लिए क्‍या भ्राज अमेरिका शोर इंग्लेड लड़ रहे है ? तो फिर मुझे 
इस लड़ाई के पूरी होने तक रुकने को मत कहो । मेरी श्राजादी की परिभाषा 
को किसलिए आप सकुचित करते हे ? इंग्लेड श्रौर अमेरिका फे श्राचार्य, 
उनका इतिहास, उनका उदात्त कांव्य-भंडार यह नहीं सिखाता कि श्राजादी की 
व्याख्या को संकुचित रखा जाय, विश्ञाल नही बनाया जाय और ऐसी व्याख्या 
के गज से जब में नापता हूं तब मुझे कहना ही पड़ता हैँ कि इग्लेण्ड क्या और 


६४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


अमेरिका वया, कोई भी आजाद नही हैँ । उनके आधार्यो ने भौर कवियों ने 
जिस स्वतंत्रता के गाने गाये है, उसकी उनको पहचान नही है । इसकी पह- 
चान करनी हो तो उनको हिन्दुस्तान के चरणों मे बैठना होगा । घमंड और 
गुस्ताखी के साथ नही, पर सच्चे सत्यभोधक बनकर आना पडेंगा | बाईस वर्ष 
से हिन्द इस श्राधारमूत सत्य का प्रयोग कर रहा है । यों तो कांग्रेस अपने जन्म- 
काल से ही जाने या अ्रनजाने अ्रहिसा की--वैधानिक मर्यादा में रहकर श्रांदो- 
लत करने की--राह से चलती झ्राई है श्रौर एसा होने पर भी दादाभाई ओर 
फीरोजशाह जैसे नेता हिन्द को अपनी प्ंगूली पर नचाते थे--वे विद्रोही थे, 
काँग्रेस-प्रेमी थे, कांग्रेस के कर्ता-वर्ता थे, तव भी उसके सच्चे सेवक थे, खून-खराबी 
और छिपे कामों को प्रश्नय देने वाले नही थे। श्राज कांग्रेस में बहुत से रंगे सियार 
भी है, यह में मंजूर करता हूं । सारा देश श्रहिसक लड़ाई में ही कूदेगा ऐसा मेरा 
विश्वास है। क्योंकि मनुप्य के स्वभाव में रही हुई भलाई श्रौर विपम 
अवसरों पर सत्य को परखने ओर उस पर दृढ़ रहने की उसकी कुदरती गक्ति 
पर मेरा विश्वास हूँ | पर मेरा विश्वास खोटा भी सात्रित हो तो भी में अपनी 
राह से विचलित होने वाला नहीं हूं, डिगने वाला नहीं हूं । काँग्रेस की राह शुरू 
से ही शान्ति की रही है। आगे चलकर उसमे स्व॒राज्य का समावेश हुझा 
और वाद की पीढ़ियों ने उसमे श्रद्धिसा-असहकार का तत्त्व शामिल कर दिया । 
दादाभाई ने जब ब्रिटिश पालियामेन्ट में प्रवेश किया, साल्सवरी ने उन्हे काला 
ग्रादमी कहा। पर श्रज्धरेज-जनता ने दादाभाई को अश्रपनाया--चुना और- 
साल्सवरी हारे हिन्द खुजणी से पागल होगया । पर हिन्द के लिए आज ये सारी 
बाते पुरानी द्वो गईं । पर इन सव पिछली भूमिकाओं को ध्यान में रखकर 
में अद्भेरेजों से, यूरोप से और मित्रराष्ट्रों से पूछता हूं कि वे अपने हृदय 
पर हाथ रखकर कहें कि ह्विन्द जो श्राजादी मांगता है, उसमें कौन-सा गुनाह 
हैं ? ऐसी कारंवाइयों और पचास से श्रधिक वर्ष तक एसी सेवान्नों के इतिहास 
वाली संस्था पर श्रविग्वास करना, उसकी बदनामी करना और अपने हाथ के 
विशाल सावनों का उपयोग करके दुनिया भर में उसकी शिकामत करना यह 
क्या शो मा की वात है ? झ्ञाकाण-पाताल एक करके चाहे जैसे रास्ते से, विदेशी 
अखबारों की मदद छेकर, अ्रमेरिका के प्रेजिडेण्ट की मदद लेकर, चीनी सेना- 
पत्ति मार्गल च्वांगकाइशेक की भी मदद लेने के प्रयत्न करके हिन्दुस्तान को 
भद्दे विकृत रूप में दुनिया में पेश करना क्‍या उचित है ? सेनापति चांग से 
में मिला हूं श्रीमती शेक ने हमारे बीच दुभाषिया का काम किया । उनकी 
सहायता से मेने सेनाधिपति शेक का परिचय पाया भौर यद्यपि सेनापति को 


मनोवैज्ञानिक वातावरण द्भु 


में पार नहीं पा सका तो भी उन्होंने श्रीमती णेक की मार्फत उनके मन के 
ऊुकाव का मुझे परिचय पाने दिया । हमारे मुकावले में आज सारी दुनिया को 
खड़ा किया गया है--उभाड़ दिया गया हूँ | सभी अभ्रपनी नाराजगी का इजहार 
कर रहे हे । कहते हूं कि हम भूल कर रहे है । हमारी प्रवृत्ति श्रसमय की है । 
ब्रिटिश मुत्सद्वीगिरी के लिए मेरे मन में मान था । आज उसकी गन्दगी से मेरा 
जी अ्रकुला रहा है | पर नीसिखुए श्रमी भी इसके चरणों में अपना सबक ले 
हैं हैं । इन तरीकों से ये शायद चार दिन दुनिया के लोकमत को अपने पक्ष 
में रख सकेंगे । किन्तु हिन्दुस्तान तमाम दुनिया के लोकमत के इस तरह के 
ग्रघटित सद्भुठन के सामने खड़ा होकर भी आज अपनी पुकार बुलन्द करेगा। 
सारा हिन्दुस्तान मेरा त्याग करे तो भी में दुनियो को सुनाऊेगा--तुम ठोऋर 
खा रहे हो, तुम भूल में हो । हिन्द की आजादी मजबूती से पकड़ रखने वालों 
के पास से भी हिन्द अहिंसा के बल पर यह आजादी छे लेगा । यह आजादी 
आने के पढ़के भले ही मेरी आँखे बन्द हो जाय, में मझे ही झुक जाऊं, पर 
अहिसा रुकेगी नहीं। बहुत ज्यादा देरी से लेना वसूल करने के लिए कदमबांश्ा 
करने, विनती करने वाले हिन्द की आजादी का विरोध करके चीत और रूस 
का भी तुम क्या भला कर सकने वाले हो। तुम उनको प्राणघातक घकका ही 
लगाओगे । किसी महाजन को देनदार की श्राजिजी करते जाना है ? और उसके 
सामने ऐसे-ऐस विरोध-बाधाएं उपस्थित करने पर भी कांग्रेस तो आज विरोट 
धियों को कहती है कि “हम साफ शराफत की लड़ाई लड़ेंगे, पीठ में घाव नहीं 
करेंगे, हम अहिसा को श्रद्धीकार कर चुके हूं ।” ब्रिटिग सरकार को दिक 
करने की काग्रेस की नीति का प्रचारक में खुद ही तो था ? तो भी श्राज यह 
सख्त भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं । में कहता हूं हमारी शराफत्त के लायक ही 
यह बांत हूँ । इसमे अयुक्त--अनुचित ऐसा क्‍या हूँ ? किसी श्रादमी ने मुझे 
ग्देव से पकड़ रखा हो और वह मुर्मे डुवाना चाहता हो तो क्‍या में उत्तकी 
पकड़ में से छटने के लिए उसी क्षण चेष्ठा न करू ? काग्रेस के निव्चय में 
अयुत्तत अथवा असझ्भगत ऐसा कुछ भी नही है । 
विदेगों के श्रखवार वाले यहां इकट्ठे हुए हे । उनकी मारफत दुनिया को 
और मित्र राष्ट्रों की प्रजाश्रों को-- जिनका कहना है कि हिन्द का साथ उन्हें 
चाहिए--मे कहता हू कि हिन्द को श्राजाद जाहिर करके तुम्हारी नीयत सच्ची 
करके दिखलाने का भ्रांज अवसर है । इसे खो दोगे तो जिन्दगी में ऐसी घड़ी 
आने वाली नही हैं भौर इतिहास इस बात को श्रकित करेगा कि तुमने श्रवसर 
पर अपना फर्ज अदा न करके सब कुछ खो दिया । तुम्हारी मार्फत में दुनिया का 


चर सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


श्रातीर्वाद मांगता हु कि में विरोधियों को मनाने मे सफल बन । मित्ररोष्ट्रो 
की जनता से मझे उनका खुला फर्ज अदा करने के बाद और कुछ ज्यादा 

ही चाहिए | अहिंसा अथवा शस्त्र-संन्यास करने को में उन्हें नही कहता । 
फासिज्म और उन लोगों के साम्राज्यवाद, जिसके सामने म॑ लड़, रहा हुं, 
दोनों के बीच भी मौलिक भेद रहा हुआ है| ब्रिटिश सल्तनत को श्रभी हिन्दु- 
स्तान से जैसा चाहिये, वेसा क्या मिल रहा है ? मित्र रहा है, वह तो गुलाम 
से मिल रहा है | हिन्द आजाद दोस्त के रूप में साथ दे तो कितना फर्क पड़े, 
इसका विचार करके देख लो । आंजादी यदि उसे मिलने बाली हो तो वह 
आज ही श्रानी चाहिए । ऐसा होने में तुम मदद कर सकते हो । ऐसा होने पर 
भी मदद न करो तो बाद मे ग्राजादी मिले, उसमे स्वाद नही रहेगा। आज करो तो 
इस आजादी के चमत्कार से जो बात अ्रशक्य लगती है, वह कल शकक्‍य हो जायगी | 
हिन्द मुक्त होगा तो चीन को मुक्ति दिलाएगा, रशिया की मदद को दौड़ेगा । 
बर्मान्‍-मलाया मे अंग्रेजों ने तो प्राण बिछाये नही थे,हिन्दुस्तानियों की ही शक्तियों 
का नाश किया | किस तरह से बिगड़ी बाजी सुधारी जा सकती है, इस पर 
विचार करलो । में कहाँ जाऊ--चालीस करोड़ को कहां ले जाऊं? श्राजादी के 
स्पर्श बिना करोड़ों की जनता को दुनिया की मुक्ति के यज्ञ में दिल से भाग लेने 
की और क्या कोई रीति हो सकती है ? आज तो जनता के प्राण शोषित हो 
गये हे--पीस दिये गये है, उनकी निस्तेज आंखों में तेज लाना हो तो श्राजादी 
कल नही, श्राज ही झ्ानी चाहिए । इसी से मेने श्राज कांग्रेस से यह बाजी लग- 
वाई है, या तो काग्रेस देश को श्राजाद करेगी प्रथवा खुद फना हो जायगी। ' 
'करेंये या सरेंगें ।” 

गांधीजी के इस स्फूतिदायक एवं प्रेरणाप्रद भाषण ने देश को इस 

कोने से उस कोने तक हिला दिया । उससे संघर्ष की भूमिका श्रौर भी दृढ़ 
हो गई, जो पिछले कुछ समय से देश में तैयःर हो रही थी । इसलिए जब 
सरकार ने ९ श्रगस्त को सुबह नेताश्रों की सामूहिक गिरफ्तारी करके कांग्रेस 
पर प्रहार किया, ता देश का बच्चा-बच्चा करेंगे या मरेगे! की भावना से 
प्रेरित हो उठा। स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो गया और उसमे देश ने कितना 
औरवपूर्ण हिस्सा लिया, यह हम अगले श्रध्यायों में बताने का प्रयास करेगे ।' 


$+७४ ६५ 
बम्बई प्रान्त आग की लपटों में 

अब हम भारत के विभिन्न प्रान्तों एवं रियासतों में श्रानदोलन जिस 
अकार चला, उसका कुछ खुलासा वर्णन देने का प्रयत्न करेंगे । सर्वे प्रथम हम 
बम्बई को ही लेते हें । यह वह स्थान हैं जहाँ अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी 
का महत्त्वपूर्ण इतिहास-प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था, यह वह जगह है जहां राष्ट्र 
के प्रिय नेतागण राष्ट्‌ से छीनकर जेल के सीखचों में वन्‍्द कर दिये गये भे, 
यह वह नगर है जहां गवालिया मैदान में एकत्रित स्वतंत्रता के सिपाहियों 
(जिनमें श्रधिक संख्या महिला स्वयंसेविकाशों की थी) तथा उत्तेजित जनता 
की ब्रिटिश सरकार ने सर्व प्रथम झ्पनी गोलियों का लक्ष्य बनाया था। 

बम्बई एक प्रसिद्ध नगर हैें। यह एक द्वीप पर बसा हुप्ना है तथा 
विश्ञाल श्रोर भव्य वन्दरगाह एवं जहाजी गोदियों से युक्त है। यह बडी 
तीन गति से कलकत्ता को व्यापारिक क्षेत्र मे पछाड़ रहा है । यह ऐसे , महत्त्व- 
पूर्ण स्थान पर स्थित हैँ, जहाँ से यह पूर्वीय देशों के व्यापार का केन्द्र बन 
सकता हूँ । रूई के व्यापार के लिए तो यह संसार का एक प्रधान केन्द्र है ही । 
इसमें सभी वर्गों के लोग रहते है तथा इसके मृख्य-मुख्य उद्योग पारसियों के 
हाथ में हैं । पारसी लोग बहुत उन्नतिशील है । ये सदा से ही राष्ट्रीय स्वतत्रता 
के समर्थक रहे हैँ | यों तो ये भारत के प्रायः सभी हिस्सों में थोड़ी-बहुत संख्या | 
में बसे हुए है, किन्तु बम्बई शहर में इनका झ्रााधिक्य हैँ। ये प्राचीन भारत 
की उस जाति की संतान हैं जो अग्नि देवता की उपासक थी। श्रतएच स्वभावत्ता 
ही इनमें अपने पूवेजों की भाँति स्वतन्त्रता एवं न्याय के लिए तीत्र श्रनुराग तथा 
जोश है। इन्ही कारणों से जब-जब भारतीय स्वतंत्रता का भ्रान्दोलन छिड़ा हैं, 
वम्बई नगर सर्वेदा सबसे आगे रहा है । इसकी बनावट ब्रिटिश नगरों से झधघिक 
मिलदी-जुलती है, जिससे यह एक अन्तराष्ट्रीय स्थान बन गया हैं । इसका 
आकार बहुत विस्तृत होते हुए भी यह अन्य नगरो की श्रपेक्षा अधिक साफ- 
सुथरा है। शिक्षा, कला, विज्ञान, उद्योग तथा व्यापार का यह मृख्य केन्द्र हैं । 


द््प सन्‌ बयालीस का विद्रोह 9 


भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारीगण इसी नगर में है, तथा उन पर महात्मा 
गान्घी एवं कांग्रेस का बहुत प्रभाव है । भारत के राष्ट्रीय भान्दोलन में जब-जब 
रुपए की आवश्यकता पड़ी है, इन्होंने खुले हाथों सहायता दी हैँ । श्रतएव हम 
यह कह सकते है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को पुष्ट करने में बड़ी 
मदद की है। यहां के तथा इस प्रान्त के मज़दूरों पर महात्मा गान्धी के 
प्रयत्नों को बहुत श्रसर पड़ा है । वे सब श्रापस में एक सुव्यवस्थित संगठन के 
सूत्र में गूँधे हुए है तथा उनके व्यवसाय-संघ काफी हद तक राष्ट्रीय है श्रौर 
जव-जब भारतीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा है, तब-तव इन संघों ने 
अंपनी एक सुदृढ़ फौज तैयार करके मंदान में लाकर खड़ी कर दी है। बम्बई 
शहर की उन्नति का श्रीगणेश श्रमेरिका के गृह-युद्ध से हां समझना चाहिए, 
जब कि इसे अपने रूई के व्यवसाय को बढ़ाने का श्रच्छा अवसर मिला था। 
इस समय करीब ग्यारह लाख इकसठ हज़ार नर-नारी इसमे रहते है । 
बम्बई प्रान्त का दूसरा नाम पश्चिमी प्रेसीडेन्सी हैं । इसके श्रन्तर्गंत 
२६ ब्रिटिश जिले तथा १६ इधर-उधर बिखरी हुई रियासतें हे। यह भू-भाग 
समतल और उपजाऊ है तथा इसके उत्तरी भाग में नर्मदा नदी बहती हैं । इसका 
दक्षिणी हिस्सा पढारी है। उत्तरी भाग में, जो अधिक उपजाऊ है, रूई, अफीम 
और गेहूँ मुख्यतया उत्पन्न होते है । दक्षिणी हिस्से मे लोहे की खाने हे, किन्तु 
कोयले का भ्रभाव हैं। इस कारण इस प्रान्त को बिहार आ्रादि प्रदेशों से, जहां 
कोयले की खानें है, अपना सम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है । किनारे एवं मैदानी 
भाग का जलवायु उष्ण एवं नम हैँ, किन्तु पठारी प्रदेश बहुत सुहावना है। यहां 
के सुहावने एवं स्वास्व्य-वद्धेंक जलवायु, के कारण भारत के भिन्‍न-भिन्‍न भागों 
के लोग स्वास्थ्य-लाभ के लिए इस प्रान्त में शत है । इस कारण यहां कई 
प्रसिद्ध आरोग्य-मन्दिर बने हुए है । यहां सभा-सस्थाश्रों के जल्से भी प्रायः होते 
रहते है, जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश भारत का एक बहुत उन्नत तथा जाग्रत 
भाग बने गया है । इस प्रदेश में रई के व्यवस्ताय ने बेहद उन्नति की हँत गे 
यहां से रूई, कपडा, चीनी, चाय, ऊन आदि विदेशों को भेजे जाते हे। इस 
प्रान्त की जन-संख्या करीब एक करोड़ श्रस्सी लाख हैं तथा इसका क्षेत्रफल 
, ७७,२२१ वर्ग मील है। 
सम्पूर्ण बम्बई प्रान्त मे तथा खासकर बम्बई शहर में कांग्रेस का बहुत 
त्रधिक जोर है । यहां के राष्ट्रीय सिपाही बहुत उत्साही तथा मजबूत हे भौर राष्ट्रीय 
भावनायें उनके हृदयों में वड़ी मजबूती से घर कर चुकी है । जब ९ शगुस्त को 
अंग्रेजी सरकार ने यकायक राष्ट्र पर हमला बोल दिया, तो इस प्रात्त ने 


बम्बई प्रान्त आग की लपटों में ६९ 


अंग्रेजी साम्राज्यवाद का साहसपूर्ण मुकाबला किया श्रौर उसे मुह-तोड़ उत्तर 
दिया। नेताझ्रों को जेल में ठूंस दिये जाने के वाद भी बम्बई प्रान्त ने ही जनता 
को आन्दोलन जारी रखने के लिए सलाह, नेतृत्व तथा सामग्री प्रदान की थी । 
इस प्रकार वम्वई ने स्वतंत्रता के ऑन्‍न्दोलन का मुख्य मोर्चा बनने का ग्रौरव 
आप्त किया । ट 
९ श्रगस्त का दिन वम्बई मे अपनी विशेषता लिये हुए झाया। 
5 पश्रगस्त की रात को चारों ओर वादल छाए हुए दिखाई देते थे श्नौर किसी 
सयंकर तूफान की श्राशा की जाती थी । तूफान श्राया श्रवर्य, किन्तु वह था 
राजनेंतिक, जिसके वेग में करोड़ों हिन्दुस्तानी झाणशा, उत्साह, तड़प, कसक व 
ऋभलाहट से उठे | यह तूफान वस्वई तक ही सीमित न रहकर सारे हिन्दुस्ताव 
में विजली की भांति फैला । रात मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अ्रधि- 
चेशन के परचात्‌ में कमेटी के कुछ सदस्यों तथा प्रन्‍्य साथियों फे साथ अपने 
डेरे पर लोटां । हम लोग रात को एक शअ्रजीब प्रकार के मिश्रित चिचारों को 
लेकर सोए। श्रव क्या होगा ? हमें क्या करना होगा ? गान्धीजी क्या प्रोग्राम 
देंगे ? आन्दोलन किस प्रकार चलेगा ? इसी प्रकार के विषयों पर हम लोग 
काफी देर तक आ्रापस में बातचीत करते रहे । सुबह गान्धीजी ने हर प्रान्त के 
१०-१२ प्रमुख कार्यकर्ताओों की श्रपने विचार एवं प्रोग्राम देने को बुलाया 
था। में भी उनमें से एक था शौर इस प्रकार मेरे हृदय में भी तरह-तरह की 
कल्पनाएं पैदा हो रही थी। यकायक सवेरे चार वजे अ्रखबार बेचने वालों 
ने भ्रावाज़ दी, “कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिये गये ।” हम लोग सब-के-सव 
श्रवाक्‌ हो उठे एक-दूसरे की शोर देखने लगे। हम सभी की स्थिति किकतंव्य 
विमूढ़-सी हो गई। सबने यही निश्चय किया कि विड़ला हाउस चलें और 
अपने भ्रन्य॒ साथियों से मिलें | -भर सबेरे ७ वजे न कोई सवारी थी और व 
कोई श्रन्य साधन । चारों श्रोर श्राश्चयें-चकित एवं क्रोधित लोगों के गिरोह 
दिखाई देते थे। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि श्रव वया होगा, हमें अब 
क्या करना हैं ? सबके हृदय में करो या मरो' का मन्त्र अपना कार्य कर 
रहा था। ] 
& प्रगस्त के घृंघले प्रभात का जिसमे भारत की श्राज़ादी की लड़ाई 


ने सहसा एक नए मोड़ पर (कदम रखा था, सर्देव ही श्रपना एक विशेष 
स्थान रहेगा । 

.६ श्रगस्त को सुबह ८ बजे गवालिया मंदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
दल की परेड हुई थी। लेकिन उस समय तक सारे बम्बई ही क्या देश भर 


छ० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


में यह खबर फैल चुकी थी कि कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। चार 
तरफ से लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, भ्रतएव सब गवालिया 
मैदान में इकट्ठे हुए । स्वयंसेवकों के भ्रतिरिकत देश-सेविकाएं भी श्रपता 
केसरिया वाना पहने हुए कतारों में श्रा-श्राकर इकट्ठी हो रही थीं, किन्तु जन- 
समूह के भ्राने से पहले ही गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्जा हो चुका था। 
फिर भी एक कार बड़ी होशियारी के साथ उस मैदान के बीच भपने रास्ते 
को चीरती हुई श्रागें बढ़ी भ्रौर झण्डे के पोल के पास तक पहुंची। उसमें 
श्री भूलाभाई के सुपुत्र बैठे हुए थे। दक्षिण भारत के कुछ थोड़े से कांग्रेसी 
भी बीच तक पहुंच गये । उन्होने झंडे को पोल के कुछ गज के फासले से 
सलामी दी'। 

फौरन ही एक यूरोपियन सारजेण्ट उनके पास पहुंचा ओर उन्हें 


बताया कि गवालिया मंदान पर पुलिस का कब्जा हूँ। स्वयंसेवकों तथा श्रन्य 
लोगों को वहा पहले से श्रलग कर दिया जाय, वर्ना उनके विरुद्ध भ्रश्नु गेस का 
प्रयोग होगा | श्रीयुत्‌ ए० नीलकान्त ऐयर, जो कोचीन प्रजा-मण्डल के प्रधान 
थे, ने कहा, “में इस उत्सव का इचार्ज नही हूं । श्रतः भ्रच्छा हो यदि श्राप 
उक्त सज्जन को यह बात बताएं” श्रौर यह कहकर श्रीयुत ऐयर ने श्रीमती 
भ्ररुणा झआसफश्रली को सर्जन के हुक्म की इत्तिला दी श्रोर कहा कि लड़के 
थौर लड़कियां, जो गवालिया मंदान में अपनी-प्रपनी जगह खड़े है, श्रच्छा हो 
श्राने वाले खतरे से वाहर निकल जायं । इस पर वे वाहर चले गये । श्ररुणा 
आसफश्नली ने बोलना प्रारम्भ किया। इसी बीच पुलिस ने श्रपने खौफ़नाक 
व मनहूस गैस टोपों को श्रपनी गाड़ियों से निकाल लिया और गैस-बकसों को 
श्रपने हाथों में ले लिया । श्रफसरों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि लोग 
मैदान से निकल जाय। पर कोई भी अपने स्थान से न हिला। श्ररुणा 
श्रासफश्रली का भाषण खतम हो चुका था। राष्ट्रीय भण्ठा ऊपर चढ़कर 
हवा में फहराने लगा था । पुलिस के लिए यह वात असहनीय थी। उससे 
स्वयसेवकों के गिरोह पर, जो मैदान में था, गैस छोड़ दी । इस प्रकार श्रंग्रेजों 
हारा भारतीय राष्ट्रवाद पर पलंहार्बर जैसा शआ्राक्रमण प्रारम्भ हुआ । स्वय- 
सेवक तथा श्रन्य लोग जमीन पर लेट गये और दो मिनट के पर्चात्‌ सारा 
समूह फिर उठ खड़ा हुआ्ना । पुलिस का दूसरा श्राक्रमण शुरू हुआ औद 
वह भी विफल रहा । इस प्रकार लगभग ६ हमलों के बाद पुलिस ने श्रपनी 
युक्तियों को बदल दिया। श्रश्नु-गेस को छोड़कर श्रब उन्होने लाढी-प्रहार का 
आसरा लिया । कुछ स्वयसेवक नेता पुलिस की हिरासत में ले लिये गये और 


बम्बई ध्रान्त श्राग की लपटों में ७९ 


इस प्रकार लाठियों के प्रहारों से जनता तितर-बितर होने लगी । श्रीयुत ऐयर 
पर, जो अश्रु-गैस के प्रभावों से अपनी जलती हुई आँखें पोछ रहे थे, लावियों 
के प्रहार प्रारम्भ हुए । श्रीमती मुदुला बहन या मणि वहन पटेल ने, जो वहां 
पर थी, तेज प्रहारों को सहा श्रोर मिस्टर ऐयर से श्रपने प्रान्त में लोटकर 
कांग्रेस क। पैगाम देने के लिए कहां । इस प्रकार कुछ देर राष्ट्रीय भाडा फह- 
राता रहा और भ्रन्त में उस ब्रिटिश्ञ अफ़सर ने उसे खीचकर नीचे उतार लिया। 
पूर्व निश्वयानुसार शाम को शिवाजी पार्क में मान्चीजी तथा अन्य 
नेता बोलने वाले थे । यहा पर भी सैनिक पुलिस ने अपना आधिपत्य जमाने 
का विफल प्रयत्न किया । चौराहों श्लौर शिवाजी पार्क को जाने वाले रास्ते पर 
पुलिस-दाक्ति का गहरा प्रदर्शन था, ताकि लोग डरकर वहा न जाय॑ं । फिर 
भी लगभग २ लाख प्रादमी चारों श्रोर से इस पार्क में इकट्ठा होगये । वहां 
जन समूह समृद्र की भाति उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा घा। यद्यपि बोलने 
वाले नेता न थे, पर कितने ही नेता जनता में से आकर बोल रहे थे । कस्तूरवा 
वहां पर आने वाली थी, पर वह पहले ही पकड़ ली गई। इस समह पर 
चारो श्रोर से लाठी-प्रहार तथा अश्वु-गेस के आक्रमण हो रहे थे, पर लोम 
दृढ़ता और खूणी के साथ इन वारो का मृकाबला कर रहे थे। पार्क के 
भ्रतिरिक्‍क्त चारो'ओर के मकानों की ऊपर की मजिलों में अनगिनत जनता 
खड़ी हुई थी और कपड़े, रूमाल व तौलिये भिगो-भिगोकर जनता के उस 
विशाल समूह के बीच फंक्र रही थी, ताकि वह सफलता से श्रश्नु गस का 
मुकाबला कर सके । वह श्रभूतपूर्व संघर्ष था। ब्रिटिश नौकरशाहा श्रश्नुगंस 
द्वारा जनता को भगाना चाहती थी | जनता श्रश्नु-गेस पर काबू कर विरोध 
प्रदर्शत करना चाहती थी। इस प्रकार ९ अगस्त को बम्बई में जगह-जगह 
लाठी-प्रहार किये जाने व गोलियां वरसाये जाने की खबरे मिली। लगभग 
१५ जगह पुलिस को गोलियां चलानी पडी ओर सरकारी श्रांकड़ो के अनुसार 
८ झादमी मरे और १६९ भ्रादमी गोलियों से ज़खमी हुए । 
इस प्रकार ९ अगस्त से बम्बई ने पूरे श्रगस्त मास तक यह न जाना 
कि शान्ति से बैठना कसा होता हूँ ? सड़को पर चारों झोर पत्थर, छोटे-मोटे 
पेड़ व अन्य रुकावटो के साधन पड़े हुए थे। दीवारो पर, चौराहों पर, जमीन पर, 
यहा तक कि हर जगह गान्धी जी का ' करो या मरो ” का आदेश लिख हुआ था । 
शहर में हड़ताल थी ओर कालेजो में भो। आधी से श्रधिक मिले बन्द 
थी श्रोर सरकारी रेलवे कारखाने भी बन्द करने पड़े थे । उत्साही नवयुवक 
जिस मोटर व दू।म को देखते थे, जला देते थे । इस प्रकार कई दिनो तक 


[] 
कर सन्‌ बयालीस फा विद्रोह 


बम्वई में ट्रामें बन्द रही | पुलिस-स्टेशन तथा श्रन्य सरकारी इमारतों पर सामू- 
हिक श्राक्रमण हुए । देलीग्राफ के तार काटे गये । इतना ही नहीं, कितनी ही 
जगह रेल की पटरियों को उखाड़कर श्रस्त-व्यस्त करने के भी प्रयत्न किये 
गये । कहीं-कही तो स्टेशन जला दिये गये । साराश यह कि जिस प्रकार से भी 
जनता श्रपना विरोध-प्रदर्शन कर सकती थी, वह सब उसने किया । 

१० श्रगस्त को १० जगह पुलिस ने गोलियां चलाई श्ौर ५ जगह फौज 
को गोलियां चलानी पड़ी | लाठो-चार्ज और श्रश्नु-गेस के प्रहारों की तो गिनती | 
ही न थी । सरकारी श्लांकड़ों ने बताया कि १६ शआादमी मरे श्रौर ११४ घायल 
हुए । १० श्रगस्त को सरकारी बयान द्वारा बताया गया कि सोमवार के दिम 
चारों श्रोर विरोध-प्रदर्शन हुआ और गिरगांव श्रौर दादर में विशेेष्ठ प्रकार के 
काड हुए । दोपहर में बी० बी० सी० श्राई० रेलवे के दादर स्टेजन पर श्राग 
लगाने का प्रयत्त किया गया, जिसे पुलिस ने रोक लिया ) ६ पुलिस-स्ठेशनों पर 
भ्राग लगाई गई, जिनमें से २ जलकर भस्म हो गये । कुछ टेलीग्राफ के तार 
व पोस्ट बकसों को तोड़ा-फोड़ा गया भौर एक टाम और एक म्यूनिसिपल लारी 
में श्राग लगाई गई। फोर्ट एरिया में भी बहुत-सी जगह छोटी-छोटी सड़कों 
व भलियों में पत्थर व ईटे व अन्य गनन्‍्दा सामान इकट्ठा करके रास्तों को 
बिल्कुल रोक दिया गया । ज्यों ही पुलिस ने इस सब सामान को उठाकर॥ 
रशस्तो को साफ किया, जनता ने उसमें फिर वैसा साम्नान लाकर रख दिया । 
इतना ही नही, कुछ जगह प्रदर्शन-कर्त्ताश्रों ने मजदूरों की बस्तियों में जाकर 
उन्हें काम पर न जाने की प्रेरणा सी दी । 

११ श्रगस्त को वम्बई सरकार ने जनता के उभरते हुए क्रोष॒-प्रदर्शन 
तथा उसकी भावना को कुचलने के लिए कोड़ेमार कानून का उपयोग 
किया | उधर सारे शहर के विभिन्‍न स्थानो मे श्रग्नेजी है, ८ई व यूरोपियन 
पोशाक का सामूहिक रूप से चौराहो पर जलाने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ । 
उस दिन भी पहले रोज की तरह पुलिस ने दो जगह गोलियां चलाई” | उस 
दिन प्रायः सारे शहर में बस स्विस तथा मोटरों का आवागमन बन्द रहा । 
इतना ही नहीं, जी० श्राई० पी० श्र बी० बी० सी० श्राई० रेलवे की लाइनों 
को कई जगह से उखाड़ा गया और मादुगा रेलवे स्टेशन पर जनता ने सामू- 
हिक आक्रमण कर उसमें आग लगा दी और सिगनल इत्यादि सब चीजों को 
तोड डाला। परेल की झोर भी प्रद्शन हुआ ! स्कूल श्ौर काऊेज बन्द रहे । 
बम्बई सिटी कारपोरेशन ने अपने मेयर की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी बैठक 
स्थगित कर दी | उन्मादित जनता चारों श्रोर रेल, तार, डाकखानों, पुलिस- 


बम्बई प्रान्त आग की लपटों में ७३ 


चौकियों, रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण करने व उन्हें जलाने लगी । लगभग ६० 
बार से ज्यादों पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी । 

१२ श्रगस्त को भी यही हाल रहा । 

१३ प्रगस्त को अंधेरी झौर बिले पारले में डाकखाने जलाये गये । तार 
भी उखाड़े गये । इस प्रकार सारे इलाके में श्रन्धेर छा गया । सिडनम कालेज 
के विद्याथियो ने भी विरोध-प्रदर्शन किये और शहर के प्राय: सारे ही स्टाक 
एक्सचेंज बन्द रहे श्रोर मंगलदास वाजार तथा इस इलाके के अन्य सारे बाजारों 
में हड़ताल रही । इस रोज तोड़-फोड़ का भी कितना ही काम हुआ | १३ 
तारीख तक बम्बई मे लगभग १००० के करीब कार्यकर्ता पकड़ लिये गये ॥ 
इस रोज सरकारी कथनानूसार ३ वार गोली चली और ३ आदमी मरे तथा 
४२ जरुमी हुए । 

१४ श्रगस्त को कालवादेवी में तथा कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुआ्ना । 
स्टाक एक्सचेंज, रूई, सोना चांदी व कपड़े के बाजार पूर्णतः बन्द रहे । ५० 
आदमी पकड़े गये । २५ प्रमुख व्यापारी भी पकड़े गये । पुलिस ने कई बार 
गोलियां चलाई और २ श्रादमी मरे । 

इस प्रकार अगस्त मास में हर रोज किसी-न-किसी इलाके में विरोध- 
अदर्शन होता रहा । वाजारों में हड़तालें रही, तार काटे गये, श्रावागमन के 
रास्तों को श्रस्त-व्यस्त करने का प्रयत्न किया गया । ज्ञान्दोलन का यह रूप 
प्रायः सारे ही अगस्त मांस तक रहा । सारे शहर में कर्फ्यू था। पुलिस को सख्त 
हिदायत थी कि तोड़-फोड़. करने वाले को फौरन गोली मार दी जाय । 

बगस्त के तीसरे सप्ताह से यद्यपि जाहिरा तौर पर बाजार कही-कहीं 
'पर खुले पाये जाते थे, पर उनमें किसी प्रकार का भी व्यापार न होता था । 
सरकारी दमन-नीति के विरोध में कितनी ही म्यूनिसिपैलिटियों से प्रमुख लोग 
इस्तीफे दे रहे थे । उधर सरकार भी अपने दमन के साधनों को उम्र रूप दे 
रही थी | हड़ताल करने वालो को धमकी दी गई थी कि उनकी दूकानों के 
ताले तोड़ दिये जायंगे । मिलों पर सरकारी कब्जा कर लिया जायगा। 
स्वभावत. इस उग्र दमन के कारण भान्दोजन का वाह्य रूप दिनों-दिन कुछ 
घटता हुश्रा-सा दिखाई देने लगा । किन्तु अब वाह्म-प्रदर्शन के बजाय श्रान्दो- 
लग को अधिक लम्बे समय तक चलाने के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाते के 
लक्षण दिखाई देने लगे थे | शक्ति का ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए उस 
समय के नये नेताओं ने अपने ही प्रोग्राम बनाये । उन्होंने कुछ दिच निश्चित 
किये भ्रौर तय किया कि उन दिनों कोई-न-कोई सामूहिक प्रदश द अवश्य किया 


छ्ड सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


जाय । साथ ही उन्होने भ्रपना एक गुप्त संगठन भी बना लिया । प्रारम्भ में 
महीने में ऐसे तीन दिन निश्चित किये गये । यह थे ९ तारीख १५ तारीख 
झौर हर महीने का झाखिरी इत्तवार | इन दिनों झंडा सलामी की जाती थी, 
जुलूस निकाले जाते थे श्रोर सभायें की जाती थी । इन दिनों के श्रतिरिक्‍्त 
स्वतत्रता-दिवस, तिलक-दिवस, राष्ट्रीय-सप्ताह, गान्धी-जयंती श्रादि समारोह 
भी मनाये जाते थे। 

आन्दोलन का यह रूप सन्‌ १९४४ के फरवरी मास तक रहा । सितम्बर 
मास में बम्बई मे कालेज खुले । छेकिन सेकड़ों विद्याथियों ने विरोघ-प्रदर्शन 
किया और कालेज पर धरना दिया । इस सिलसिले मे एलफिस्टन काछेज कौ 
५ लड़कियां और कुछ लड़के पहली सितम्बर को गिरफ्तार हुए । 

बम्बई प्रान्त में दो साल में लगभग ५० हजार आदमी विभिन्‍न झभि- 
योग़ों में पकड़े गये । इनमें से लगभग एक हजार ऐसे लोग थे जो दो माह के 
बाद छोड़ दिये गये । साढे चार सौ से ५ सौ तक लोगों को ६ सप्ताह से लेकर 
५ साल तक की सजाये हुई । इनमें से भंडा फहराने वालो तक को कई जगह 
२॥ साल की सज़ाएं हुई। रेडियो वाले विख्यात केस में एक कांग्रेसी को ५ 
साल श्र एक स्वयंसेवक को ४ साल की सजा हुई | लोग निम्नलिखित श्लभि- 
धोगों में पकड़े गये:-- 

३. किसी ग्रेर कानूनी संस्था के मेम्बर होने पर । 
; २. किसी प्रदर्शन में शरीक होने पर। 

३. हड़तांल करने व सभाये करने के श्रभियोग में । 

४. दुकानों पर धरना देने श्रोर दूकानदारों की हड़ताल कराने पर। 

५. आ्रापत्तिजनक पे बांटने, छापने और पास रखने के अभियोग में | 

६. सरकार विरोधी नारे लगाने वा दीवारों व सड़कों पर लिखने के 
अभियोग म | 

७. मजदूरों की हड़ताल करवाने या उसमे मदद देने पर । 

८. ढेले व सोडावाटर की बोतले फेकने के अ्रभियोगों में । 

&. तोड़-फोड़ सम्बन्धी कार्यों, जंसे तारो को काटने, ढेले फेकने, रेल की 
पटरियों को श्रस्त-व्यस्त करने और विस्फोटक पदार्थ रखने के श्रभियोग में । 

१०. ढाफ, तार, रेडियो इत्यादि के नियमो की अवहेलना करने पर । 

११. कर्प्यू झ्रार्डर तोड़ने तथा ग्रर-कानूनी शस्त्र रखने के प्रभि- 
योन में । हे 

२. किसी भागे हुए अभियक्‍त को पनाह देने पर | 


बम्बई प्रास्त झ्ञाग की लपटों में रू 


१३. सरकार विरोधी श्रन्य कोई काये करने पर 

वम्बई में पहला वम सन्‌ १६४२ के श्राखिरी सितम्बर थे फटा । फिर 
उसके बाद तो वमों के फटनें का एक तांता-सा लग गया । अन्त में सन्‌ १९४३ 
के फरवरी मास में गांधीजी के उपवास के समय उनकी गति धीमी हुई । 

३ अक्टूबर सन्‌ १९४२ को पजग्रांव कोट के अहाते मे एक भयंकर 
विस्फोट हुआ्ना, जिससे वहां की इमारतें जलकर राख हो गईं । 

१८ श्रक्टूवर सन्‌ १६९४२ को फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसके 
कारण अरगेली रोड पर टाइम्स आफ इडिया! अखबार का गोदाम जल गया । 
इसमें लगभग दो लाख रुपये की हानि हुई । पुलिस ने इस सम्बन्ध में बहुत से 
लोगो को पकड़ लिया, उनमें से कुछ छूट गये और कुछ पर मुकदमे चले ।॥ 
लेकिन श्रन्त में सभी मजिस्ट्रेट के यहां से वरी हुए | जिन्हें मजिस्ट्रेट की अदा- 
लत से सजा भी मिली, वे हाईकोर्ट से वरी हो गये । पर पुलिस ने इन सब लोगों 
को किसी-न-किसी मौके प्र पकड़ लिया । इन लोगों के साथ जो बर्ताव किया 
गया, वह बड़ा ही वर्वर था । इनसे जानकारों प्राप्त करने के लिए हर प्रकार 
के हृदय विदारक तरीके श्रपनायें गये । कुछ लोग मार-पीठ से बचने के लिए 
सरकारी गवाह भी होगये । इसी सम्बन्ध में वरली जेल में दो बार लाठी-चार्ज 

भी हुआ । 
द तोड़-फोड़ के मुख्य प्रवत्त अगस्त के पहले सप्ताह में खुले रूप से हुए, 
जब कि सैकड़ों की तादाद में लोग उनमें भाग ले रहे थे | पर पुलिस के दमन- 
चक्र के सामने यह सामूहिक रूप न ठहर सका और इसलिए सितम्बर के श्रन्त 
से उसने गुप्त रूप घारण कर लिया । ह 

बम्बई ने हर आान्दोलव में कुछ-न-कुछ नवीनता प्रस्तुत की। पिछले श्ान्दो- 
लगो में वम्बई ने श्राथिक सहायता के अलावा सारे देश के आन्दोलनों को नये 
विचार दिये। इस खुले विद्रोह में भी वम्बई ने-वावजूद कितनी ही पावन्दियों के-- 
कुछ नई बातें की। उनमें एक यह थी कि रेडियो द्वारा सारे हिन्दुस्तान में आन्दो- 
लन सम्बन्धी खबरें भेजी जाती थी। इस काल मे रेडियी ब्राडकारसध्टिग के सामान 
को इकट्ठा करने और उसे सुचार रूप से चलाने के लिए महान संगठन की 
जरूरत थी। पुलिस ने इस ब्राडकास्टिग स्टेशन को ढूंढ़ने के लिए सिर-तोड़ 
प्रयथत्त किये | आखिर १९४२ के नवम्बर में उसने इस स्टेशन पर छापा मारा 
और उसका सामान जब्त कर लिया । कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और 
उन्हें ४,५ साल तक की सख्त सजाएं दी गईं । 

बुलेदिनों की तो बम्बई मे भरमार ही रहती थी । बड़े अ्रजीबोगरोब 


७६, सन्‌ ययालीस का विद्रोह 


तरीके से यह बुलेटिन शोगों श्रोर सरकारी कर्मचारियों के पांस पहुंचाए जाते 
थे! फितनी ही बार कई मोटरें गिरफ्ताद भी हुई श्रौर लाखों बुलेटिन 
'पकड़े गये | 
१० अगस्त सन्‌ १६४२ को कैद्रीय सरकार ने सारे प्रलवारों तथा 
छापाखानों इत्यादि को सतत ताकीद कर दी थी कि वे किसी भी रूप में 
झान्दोलन सम्बन्धी खबरें न छापे । बम्बई के मुख्य श्रसवारों ने इस प्रपमान- 
जनक स्थित को मजूर नही किया शौर छापासानों ने कांग्रेस बुलेटिन इत्यादि 
छापने में काफी मदद दी। कई छापेखानों व प्रसवारों को जमानतें भी जब्त 
होगई । 
यद्यपि सरकार ने इस प्रकार की कही हिंदायतें जारी फर दी थी ताकि 
वूकानदार व बड़े-वट़े व्यापारी किसी भी प्रकार इस श्रान्दोल्नन में हिस्सा न छे 
सकें, फिर भी बम्बई के बड़े-वहे वाजार कितने ही दिनों तक पूर्णतः बन्द रहे 
भोर उसके पश्चात्‌ माह में एक-दो मतंता कांग्रेस-प्रोग्राम के दिन बन्द रहते 
थे। १७ भ्रगम्त सन्‌ १६४२ को भारतीय व्यौपारी संघ से सम्बन्धित समभग 
४० संरथांभ्रों के प्रतनिधि एकत्र हुए । उन्होंने सरकार की दमन-नीति की 
घोर निन्‍दा की श्रौर विशेषतः: इस बात फो बढ़ी घृणा से देखा कि सरकार 
ने मोलेश्वर, माठुंगा श्रौर दादर में जमा हुए कूढ़े को शहर के सम्मानित 
व्यक्तियों से साफ करवाया। कांग्रेस के ८ श्रगस्त वाले प्रस्ताव का समर्यन 
भी किया गया । इस प्रकार वम्बई के वाजार कांग्रेस के साथ रहे और ऊच 
कभी उन्हें हड़ताल करने का आदेश दिया गया नो उन्होंने उसका पालन किया । 
सन्‌ १९४२ के खुले विद्रोह में वम्बई$ के मजदूरों ने उतना भच्छा 
भाग नही लिया जितना कि अ्रहमदाबाद के भजदूरों ने। कारण स्पप्द है। 
कुछ तो इन लोगो पर कम्युनिस्टो का प्रभाव था शौर दूसरे मुस्लिम मजदूर 
यद्यपि हृदय से आन्दोलन के साथ थे, पर वह सुछे रूप से इसमें शरीक न 
हुए। इस कारण वम्बई की कपड़ा मिलें € श्रगस्त से आाउ-दस रोज तक तो 
बन्द रही, लेकिन फिर चलनी शुरू हो गई | फिर भी शुरू के दिनों में सारे 
मजदूरों ने श्रानदोलन में भाग लिया । 
वम्बई के विद्याधियों को सबसे पहले इस श्रान्दोलन में भ्रपने जोहर 
दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । कौन जानता है इन्हीं के आदर्श को लेकर 
सारे हिन्दुस्तान के विद्यार्थी च्रान्दोलन में कूदे हों। लगभग ८० प्रतिशत विद्यार्थी 
आन्दोलन के प्रारम्भिक दिलों में स्कूल-कालेजों से बाहर निकल पाये । यद्यपि 
भूनिवर्सिटी के भ्रधिकारियों ने कई दफा एक निद्िचत तारीख तक स्कूल-कालेजों 


वम्बई प्रान्त आग की लपठों में ७७ 


लॉटने की धमकी दी, लेकिन विद्यार्थी अपने संकल्प से न हुठे । यह सिल- 

सिला ३,४ माह तक रहा । उसके पदचात्‌ इसका जोछा धीमा पड़ गया और 
विद्यार्थी स्वयं ही कालेजों में जाने लगे । इस काल में विद्याधथियों ने दिल खोल- 
कर आन्दोबन में हिस्सा लिया और सब यातनाओं को सहर्ष सहा ! 

सन्‌ १६४२ में वम्बई कारपोरेशेन पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस- 
नेताओं की गिरफ्तारी के बांद कारपोरेशन ने कांग्रेस की मांगो का समर्थत किया 
और सरकार की भ्रालाचना की । कारपोरेशन की बंठकों को कई वार स्थगित 
होना पड़ा । ६० अ्रप्रैल सन्‌ ४३ को कारपोरेशन के मेम्बरों ने नगीनदास टी. 
: मास्टर को, जो उस समय जेल में नज़ रवन्द थे, अ्रपना मेयर चुना । कारपोरेशन 
के ६३ कांग्रेसी मेम्बरों में से ३३ नज़रबन्द थे । 

बम्बई बार ने भी श्रान्दोलन-काल में एक महत्त्वपूर्ण सेवा की । उन्होंने 
चार प्रतिष्ठित एडवोकेटों की एक कमेटी बनाई जिसका काम जनता के नाग- 
रिक श्रधिकारों की हिफाजत करना था । इस कमेटी के मेम्ब्रर मिस्टर डी० एन० 
वहादुर भूतपूर्व एडवोकेट जरनल, मिस्टर के० पी० पुरनपौवाला भूतपूर्व 
जज बम्तबई हाईकोर्ट और मिस्टर के० एम० मुण्ी, भूतपूर्व होम मिनिस्टर थे। 
इन लोगो ने सरकारी दमन-नीति की तीत्र श्रालोचना की और नागरिकों पर 
जो तरह-तरह के गेर कानूनी प्रतिवन्‍्व लगाये जा रहे थे उनका विरोध क्या । 
एक कानूनी सहायता कमेटी भी बनाई । उसने लोगो पर चलाये जाने वाले 
मुकदमों में काफी कानूनी मदद दी । 

वम्बई के नागरिकों ने इन्ही दिनों एक “सजनतिक पीड़ित सहायता फड' 
भी खोला । इसके द्वारा विभिन्‍न प्रान्तों में कितने ही कार्यकर्ताओ्रों व उनके 
परिवारों को मदद दी गई। बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कबनानुसार सहा- 
यता प्राप्त करने वाले परिवारों की सख्या इस प्रकार हैँ:-- 

महाराष्ट्र ५६, गुजरात १३, कर्नाटक ३७५, तामिलनाड €, मलाबार 
५, श्रांत्र 5७, बिहार ३८, वम्बई १५, उड़ीसा १७१, युक्त प्रान्त १६३ 
मध्य.प्रान्त ३८ | इस प्रकार इस कमेटी ने भारतवर्ष के कोने-कोने में जहां 
भी पता चला मदद देने की कोशिश की 

बम्बई की वावत यह अनुमान लगाना कठिन हैँ कि कितने लोगों ने 
खुले रूप से आन्दोलन में अपना विरोध प्रदर्शित किया । पर प्रारम्भिक दिनों 
में बम्बई की कॉफी बस्तियां ऐसी थी जिनके सारे लोग इस श्रान्दोलन में किसा- 

-किसी रूप में हिस्सा ले रहे थे । मालूम पड़ता था कि वम्बई के लोग कांग्रेस 

के पीछे पांगल हूं । 


छः 


७५८ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


बम्बई के खुले विद्रोह के सरकारी आंकड़े 
वम्बई सरकार को श्रोर से श्रगस्त विद्रोह के सिलसिले में £ फरवरो 
१६४३ तक के जो अ्रंक प्राप्त हुए है वे नीचे दिये जाते हे। ईंन श्रंकों में 
गुजरात, महाराष्ट्र श्रीर कर्वाठक के अंक भी शामिल हूँ । 


गिरफ्तारियां प००० 
कितनी बार पुलिस ने गोलियां चलाई ५९५ 
कितने श्रादमी मरे १०६ 
कितने आदमी घायल हुए ३१३२ 
कितने श्रादमी पुलिस के मरे प्र 
कितने श्रादमी पुलिस के घायल हुए ५२७ 
कितने अवसरों पर टियर (आंसू बहाने वाली) 

गैस का का प्रयोग किया है ११ 
कितने प्रन्य सरकारी नौकर मरे १ 


नोट:---एक रेवेन्यू हेड क्लर्क, जिसे भीड़ ने इसलिए श्रपने श्रागे कर 
लिया था कि उस पर पुलिस सामने से हमला त कर सके, पुलिस के गोली 
चलाने से मर गया । 


कितने श्रन्य सरकारी नौकर घायल हुए श्श्५्‌ 
कितनी बार फौज ने गोलियां चलाई शड 
कितने आदमी मरे ८ 
कितने आ्रादमी 'घायल हुए - .... इ२ 
कितने पुलिस स्टेशन या चौकियां और संतरियों के खड़े होने के अड्डे 
चरवांद कर दिये गये या उनको सख्त नृकसान पहुंचाया गया ४३ 
प्रान्तीय सरकार की श्रन्य कितनी इमारतें वरवाद कर दी गईं या 
उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया श्पर 


सरकारी इमारतों के अलावा अन्य कितनी ऐसी इमारतें जैसे म्यूनि- 
कसिवेलिटी की मिल्कियत, स्कूल, अ्रस्पततांल इत्यादि को बरबाद कर दिया गया 
या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया शे८ 
कितनी मशहूर प्राइवेट इमारते बरबाद कर दी गईं या उनको सख्त 
नुकसान पहुंचाया गया ः दृए 
कितने बम फटे ३७५ 
कितने ऐसे बम या बारूदी चीजे पाई गईं जिनसे कुछ नुकसान नहीं 
हुआ । (इनमें ऐसे वम या वारूदी चीज़ें शामिल हें जिनको पुलिस ने तलाशी 


है 


बम्बई प्रान्त श्राग को लपटों में ७९ 


लेते समय अपने कब्जे में कर लिया )। २४३ 
कितने सरकारी नौकर मरे (इनमें फौज के चार बड़े श्रफसर भी 
शामिल हे) ५ 
कितने सरकारी नौकर घायल हुएँ (इनमें फौज के १६ बड़े श्रफसर 
भी झामिल हैं ) दर 
जनता के कितने लोग मरे (इनमें बम मारने वाले खद भी घामिल हैं) 
सर्दे' ९ भौर बच्चे ४ | १३ 
जनता के कितने लोग घायल हुए (इनमें बम बनाने वाले खुद भी 
शामिल हे) मर्द ७८, भौरते ९०, बच्चे २० श्ण्पा 
घिजली कम्पनियों की मज्ीने इत्यादि तोड़ फोड़ डाली गईं २७ 


उन लोगों की सर्या जो ऐसी घटनाओं में मरे जो भान्दांलन के 
कारणघटित हुईं 


(श्र) सरकारी या रेलवे कर्मचारी ३ 
(ब) जनता के लोग १९ 
उन लोगों की सख्या जो ऐसी घटनाओ्रों में घायल हुए जो श्रान्दोलन के 
कारण घटित हुईं 
(अ) सरकारी या रेलवे कर्मचारी भर 
(ब) जनता के लोग ३१ 
रेलवे स्टेशनों की संख्या जो वरबाद कर दिये गये या उन्हें सख्त नुक- 
सान पहुचाया गया श्द 
कितनी रेलगाड़ियां तोड़-फोड़ के कारण उलटी गईं १३ 
उन गांवों या कस्वों की संख्या जिन पर सामूहिक जुर्माने किये गये. १४० 
सामूहिक जुर्मानों की रकम ६,६३,४५० 
वसूलशुदा सामूहिक जुर्मानों की रकम ६ ०४,९६५ 
स्थानीय . संस्थाओं की संख्या जिन्हें भारत रक्षा नियम शे८व. के 
अधीन या किसी और प्रकार से तोड दिया गया २२ 
ह गुजरात ग्रान्त 


भारतीय आजादी के संग्राम में गुजरात का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा 
हैं । उसकी श्रपनी ख्यात्रि है । जहां एक श्रोर गुजरात ने अखिल भारतीय 
ख्याति के बड़े-बडे नेता जैसे महात्मा गान्धी, स्वर्गीय विदृुठलभाई पटेल, सरदार 
बल्लभभाई पटेल भआादि पैदा किये हूँ, घहां दूसरी श्रोर गृजरात को कई श्रान्दो- 


पड सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


लन चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। गुजरात को यदि महात्मा गान्ची की श्रहिसा- 
त्मक यद्ध-कला की प्रयोगशाला कहा जाय तो झ्नुचित न होगा । सन्‌ १६१५ 
कै पण्चाठ जब गान्धीजी अफ्रीका से लौटे तो उन्होने अहमदाबाद को अपना 
केन्द्र वचाया और यही से उन्होंने श्रहिसा के प्रयोग तथा सत्याग्रह के शस्त्र को 
श्रमल में लाने के लिए इस छोटे से प्रान्त को अपना कार्य-क्षेत्र' बनाया । उन्होंने 
'इस महान्‌ कार्य के लिए यहां उपयुक्त वातावरण पैदा किया और यौग्य कार्य- 
कंर्ताश्रों को जन्म दिया । गुजरात ने गान्धीजी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में भ्रन्याय के 
'विरुद्ध तीन संघर्ष किये । इन संघर्षो द्वारा गान्वीजी के सत्याग्रह शस्त्र का 
विकास हुआ श्रौर आगे चलकर सारे हिन्दुत्तान में उसका सामूहिक व व्यापक 
प्रयोग किया गया | सन्‌ १९१४ में सर्व प्रथम खेड़ा जिले में मालगृजारी न देने 
का सत्याग्रह किया गया । इसके कुछ दिनो बाद भ्रहमदाबाद के मजदूरों की 
व्यापक व विख्यात हड़ताल हुई और उसके परिणामस्वरूप श्रहमदावाद में 
मजदूर महाजन संघ जैसी शक्तिशाली मजदूर यूनियन का निर्माण हुआ । इसके 
बांद रोलट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन हुआ्आा श्ौर गान्धीजी ने जनता को श्रहिसा- 
त्मक एवं संगठित तरीके से उठने का पाठ पढ़ाया । सन्‌ १६२० के श्रसहयोग 
आन्दोलन में गुजरात का काफी नाम रहा और कई प्रमुख व्यक्ति राजनैतिक 
क्षेत्र में ग्राये । गुजरात्त विद्यापी की स्थापना हुई और प्रान्त में कितने ही 
श्राक्षम खुले | असहयोग आन्दोलन के पश्चात्‌ एके छोटे से इलाके वोरसद में , 
सत्याग्रह हुम्मा जो सरकारी लगान की ज्यादती के विरुद्ध था ॥ इसका नेतृत्व 
सरदार वललम भाई पटेल ने किया । बारदोली के लगानवन्दी सत्याग्रह ने गुज- 
रांत का नाम और भी ऊंचा उठा दिया | सनू १६३० व ३१ में रही-सही कमी 
को गान्बीजी की 'डाडी-कूच' व 'नमक-सत्याग्रह” ने पूरा कर दिया और इस 
प्रकार यूजरात ने भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व स्थान ग्रहण किया । 
गुजरात में ५ जिले हैँ । सूरत, खेड़ा, मड़ीच, अहमदाबाद ओर पचम- 
हाल । भ्राथिक दृष्टि से इस प्रान्त की हालत बहुत अच्छी है। सूरत, खेड़ा 
और भड़ीच की जमीन उपजाऊ हुँ। अहमदाबाद सारे प्रान्त के व्यापार का 
केन्द्र हैं । निःसन्देह पंचमहाल कुछ पिछड़ा है। इसमे लगभग दो लाख भील 
रहते हें श्रौर इसका बहुत ,बड़ा भाग बड़ौदा रियांसत से मिलता है । गजरात 
के लोग स्वभावत: गांधीजी के भक्त है और सरदार वल्लभभाई पटेल को बहुत 
मानते हैं । यद्यवि सन्‌ ६९४२ में क्रांति के आधिक व सामाजिक कारण 'इस 
प्रान्त में अपनी परिपक्व स्थिति की न'पहुचे थे, पर श्रन्य सारी बाते यहाँ मौजूद 
थीं। गुजराता लोग महात्मा गान्वी तथा सरदार पठेल को भ्रपनी आशाश्रों द 


बम्बई प्रान्त श्राग की लपटो में प्र 


आकांक्षाओ का केन्द्र समभते है । श्रत: & अग्रप्त, १९४२ को जब कांग्रेसी 
नेताझों की गिरफ्तारी हुई तो अन्य प्रान्तों की तरह गुजरात के लोगों ने गांधीजी 
तथा पटेल से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उन पर हुए प्रह्मार को अपने ऊपय 
प्रहार समझा । वे गुस्से से भूकलाकर सेकड़ो की तादाद में उठ खड़े हुए ॥ 

अहमदाबाद के लोगो ने नौकरशाही के विरुद्ध एक समठित व लबी 
लड़ाई लड़ी, जिसका वर्णन में आगे करूगा | गुजरात के गाव-गांव व कस्बे-कस्वे 
में भ्रान्दोलन के प्रारम्भ के दिनों में सरकारी नीति के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन,हड़- 
तालें व समाए हुईं। विद्याधियों ने भी इस आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया। 
सैकड़ो विद्यार्थी स्कूल कालेजों से पढ़ाई छोड़कर गांवों में फेल गये और 
कांग्रेस के सन्देश को घर-घर पहुंचा दिया। स्वभावत सरकार ने आन्दोलन 
को उसके प्रारम्भिक काल में ही दबाने के सब प्रयत्न किये । अहमदाबाद में तो 
६-७ ताराख से ही पुलिस के जमाव इधर-उधर दिखाई देते थे । यकायक सारे 
नेता ८ तारीख से ही पकडे जाने शुरू होगये । सूरत जिले के बारदोली व 
जलालपुर_ ताल्लुको में सरकार को भय हुआ कि कही लगानवन्दी सत्याग्रह न 
प्रारम्म हो जाय, इसलिए उसने वहां पर लगान पहले से ही इकट्ठा करना शुरू 
कर दिया । पुलिस गावो को घेर लेती थी और फिर लोगो से लगान वसूल किया 
जाता था । यही खेड़ा प्रान्द में भी हुआ | बारदोली में बिलोची सिपाहियों का 
प्रयोग किया गया और गांवो पर सामूहिक जुर्माना किया गया जिसे बड़ी सख्ती 
के साथ वसुल किया गया । ; 

गुजरात प्रान्त की म्युनिसिपैलिदियों व पंचायतों मे.से €० श्रति शत्त' 
पर-कांग्रेस का कब्जा था। इन सस्थाश्रों ने बड़ी दिलेरी के साथ कांग्रेस- 
प्रस्ताव का समर्थन किया । भ्रतः उनमें से बहुतों को मुश्नत्तिल कर दिया गया । 

अन्य प्रान्तों की भांति जब श्रोन्दोलन का व्यापक रूप यहां भी धीमा 
पड़ने लगा तो तोड़-फोड़ का कार्य आरम्म हुआ । डाकखानों को बरबाद किया 
गया । टेलीफोन के ताशें को भडोच भौर सूरत जिलो में सकड़ों मीलों तक 
काट दिया गया । काठियावाड़ में दो-तीन जगह रेल गिराने की दुर्घटनाएं भी 
हुईं, जिनमें एक पालघर स्टेशन और दूसरी कलुवी श्रार, एन. रेलवे स्टेशन के 
पास हुईं । कुछ स्टेशनों को 'जलाया गया । बी. बी. एण्ड सी. श्राई. रेलवे के 
भी कई स्टेशन जलाये गये। सन्‌ १९४४ के मई मास से १६४५ के मई मास 
तक इस प्रकार के कार्य होते रहे, जिनमें डाकखानों को जलाना श्रौर पुलिस- 
थानों पर आक्रमण करना भी सम्मिलित था। खेड़ा जिले में लगभग ३० 
। डाक ल जानें वाले हरकारों के थेले जलाये गए और उनका सामान ले लिया 


+ 


पर सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


गया । इस प्रकार डाक-व्यवस्था अस्त-व्यस्त करने के प्रयत्त हुए । गृजरात 
प्रान्त के श्रान्दोलन का जिलेवार विस्तार से वर्णन करने का यहां प्रयत्त किया 
जायगा । 


अहमदाबाद 


सन्‌ १९४२ के श्रान्दोलन में भ्रहमदाबाद को वही श्रेय प्राप्त हूँ जो 
यूरोपियन महायुद्ध मे स्टेलिनग्राड को था। ९ श्रगस्त के सवेरे श्रहमदाबाद के 
१७ प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। कांग्रेस भवन पर पुलिस ने 
कब्जा कर लिया | शहर को बाहर की दुनियां से बिल्कुल काट दिया गया। 
शहर में ५ श्रादमी से श्रधिक इकट्ठे न होने की घोषणा कर दी गई । फिर भी 
सारे शहर में संकड़ों श्रादमी इकट्ठे मंडे लेकर निकलने लगे। सारे दहर में 
पूर्ण हड़ताल रही । ६ व ७ तारीख से भ्रहमदावाद में सनसनी थी । पुलिस 
चारों श्रोर किसी प्रतीक्षा में दिखाई देती थी । श्रहमदाबाद कुछ [ऐसे तरीके 
से बसा हुआ है कि वहा के लोग संगठित तरीके से जमकर बहुत श्रर्स तक 
लड़ाई लड़ सकते है । नेताग्नों पर प्रहार होते ही सारे णहर में खलबली मच 
गई। ऐसा मालूम दिया कि श्रहमदाबाद के नागरिक नोकरशणाही के इस 
आक्रमण का संगठन, धैये व वीरता से उत्तर देना चाहते है। गहर में 
सामूहिक हड़ताल हुई॥| झामदोरफ्त के सारे जरिये बन्द हो गये श्लौर मजदूर- 
महाजन-संघ ने श्रनिश्चित समय तक हड़ताल करने की घोषणा की । श्रतः 
हजारों मजदूर दहर छोड़कर चले गये । आ्रान्दोलन-काल में गुमाब्ता संघ का 
भी निर्माण हुआ । गुमाश्तों, विद्याथियों तथा मजदूरों ने भिलकर श्रपनी एक 
सत्याग्रह समिति बनाई । इस प्रकार आन्दोलन को एक लम्बे काल तक चलाने 
की योजना बनाई गई । गुजरात-विद्या-प्रचारक मण्डल तथा स्वयंसेवक दल ने 
भी श्रान्दोलन में काफी ख्याति प्राप्त की । १० व ११ तारीख के वीच शहर 
में विद्यार्थी संगठन कमेटो की स्थापना हुई जिसने अ्रपना दैनिक पत्र निकालना 
प्रारम्भ किया । विद्यार्थी संघ ने गुजरात प्रान्त को ८५ हिस्सों में वाट दिया 
और श्रपनी एक केन्द्रीय कमेटी भी बना ली। १० तारीख के सबेरे गुजरात 
कालेज के विद्याथियों ने एक जुलूस निकाल कर कांग्रेस भवन हैतक 
जाने का प्रयत्व किया। उधर दूसरी श्रोर शहर से एक जुलूस निकलकर 
झाने वाला था और दोनों जुलूसों को मिलकर कांग्रेस-भवन के सामने श्रांना 
था। पुलिस ने विद्याथियों के जुलूस को अस्त-व्यस्त ' करने के लिए कालेज के 
आगे और पीछे के दरवाजों पर श्राक्रमण किया । यहां श्री विनांद किनारीवाला 


बम्बई प्रान्त आग की लपटों में ण्पे 


सामक एक वहाडुर नवयुवक को, जो कांग्रेस भंडा लिये हुए था, गोली का 
“शिकार बनाया गया । विनोद किनारीवाला ने सीना खोलकर गोली का स्वागत 
किया श्ौर इस प्रकार भंडा दूसरे विद्यार्थी के हाथ में पहुंचा । पुलिस ने भंडा 
छीनने के बहुत से प्रयत्न किये, पर वह असफल रही । पुलिस ने भीड़ को 
लाठियों के प्रहारों से तितर-वितर करना चाहा । इस भीड़ में श्रधिकाँद 
विद्यार्थी थे, जिन्होंने पुलिस के वार को श्रसफल करने के लिए एक नई नीति 
को श्रपनाया । जब भी पुलिस भीड़ के पास श्राती थी, वे छोटी-छोटी टुकड़ियो 
में बंद जाते थे । उस दिन कई लड़के जख्मी हुए | पुलिस ने इन ज़रूमी लड़कों 
के पांस किसी को न आने दिया । कितनों को इस प्रयत्व में मार भी पड़ी । इस 


जूलूस में २॥ व ३ हजार लड़के थे । जुलूस को तितर-वितर करने के लिए भ्रश्रु- 


गैस का प्रयोग भी हुआ । 'फल स्वरूप यह जुलूस अपनी योजनानुसार कांग्रेस- 
भवन तक न पहुंच सका । इसी बीच श्रन्य काछेजों व स्कूलों के विद्यार्थी जुलूसों 
के रूप मे नारे लगाते हुए श्रागे बढ़े । पुलिस ने उनकी शक्ति को देखकर उन्हें 
पुल पार करनें दिया। जनता के उमड़ते हुए जोश तथा शक्ति को देखकर 
१० तारीख को शहर में फौजे वुलाई गईं। थोड़ी ढेर पश्चात्‌ ही ७०० सेनिक 
लारियों में मरकर आये शौर उन्होंने लड़कियों तथा लड़कों के जुलूस पर 
भयंकर लाठी चार्ज प्रारम्भ किया। छात्रों का यह जुलूस जमीन पर बैठ गया 
ओर उन्हे इन निर्देयी सैनिकों ने उठा-उठाकर ढेलों की तरह निर्देयतापूर्ण 
तरीके से फेंकना शुरू कर दिया । । 

११ अगस्त १६४२ को नौकरणाही ने जनता को उमड़ती हुई बाढ़ को 
रोकने के लिए श्रत्यन्त क्रूर गस्त्रों को श्रपताया । टेकों और मजशीनगनों का गहर 
में प्रदर्शन किया गया, ताकि लोगों के हृदय ,मे श्रातंक बैठ जाय । पुलिस 
शलियों में घुसी ओर श्रादमियों तथा बच्चों व श्रौरतों तक को मारना-पीटना 
शुरू कर दिया। बृढ़े तक उनके क्र श्लौर निर्देय हाथों से न बच सके । यह 
मार-पीट इतना अन्धाघुन्धी से की गई कि बड़े-बड़े मिल-मालिकों को भी 
निर्दोष ही इसका शिकार होना पड़ा । सारा शहर वियाबान हो गया । मिल, 
बाजार, स्कूल, कालेज सव बन्द थे। उधर उन्मत्त जनतां ने डाकखानों, तार- 
घरों इत्यादि पर हमले शुरू कर दिये । श्रहमदावाद में गोलियाँ चलना जीवन 
की एक साधारण घटना बन गई । 

१२ तारीख को पुलिस ने ८ वार गोलियां चलाई और पश्रपने रहने के 
लिए फोज ने सिनेमाघर पर कब्जा कर लिया | - 

झहमदाबाद का बाहर किले की तरह वसा हुआ हूँ । इसमें अन्दर-ही- 


स्> 


ये ४ सन्‌ वयालीस का विद्रोह हु ह 
अन्दर बहुत-सी पोले है और एक सरकिल से दूसरे सरकिल में जाने के लिए 
रास्ते इस तरह बने हुए है. कि जनता पुलिस व फौज के विरुद्ध सामूहिक व 
संगठित मोर्चा श्रासानी से कोयम कर सकती हैँ । इस किलेबन्दी की वजह से 
जनता को काफी सहुलियत हुई । जब लाठियों के प्रवल प्रहारों तथा श्रन्य 
दमनकारी उपायों के कारण श्रान्दोलन का वाह्य रूप घीमा पड़ने लगा तो जनता 
ने भ्रपनी सुविधा व स्थिति के अनुसार विरोध प्रदर्शन के तरीके भी बदल दिये। 
रात को लोग अपनी छतों पर चढ़-चढ़कर कांग्रेसी नारे बोलते थे श्रौर पुलिस 
उन्हें पकड़ नही पाती थी और न देख ही पाती थी । इसका प्रतिकार करने के 
लिये फौज ने बिजली की बड़ी-बड़ी रोशनियों का प्रयोग किया और घोषणा 
की कि जो कोई उस उजाले में दिखाई पड़ेगा, उसको मार दिया जायगा । 
रात के समय अलग-अलग पोलों मे एक-एक दो-दो हजार के जुलूस निकलते थे 
श्र जब पुलिस और फौज के सैनिक एक पोल में जाते थे तो ठीक उसी समय 
दूसरी पोल में जुलूस निकलना शुरू हो जाता था । 

इस प्रकार जन-श्रान्दोलन कितने ही मास तक चलता रहा । इस श्रान्दो- 
लन में नौजवानों, गुमाइतों, मजदूरों तथा विद्याधियो ने विशेष रूप से भाग 
लिया । शहर के प्रमुख व्यापारियों की हमदर्दी भी उनके साथ थी । पुलिस नें 
गुस्से में झाकर रास्ते चलते नागरिकों को मारना-पीटना शुरू कर दिया था । 

जहां तक गिरफ़्तारियों का सम्बन्ध है, श्रहमदांबाद में रोजाना ही पुलिस 
कितने ही लोगों को _पकड़-पकड़ कर श्रपनी लारियों में भरकर ले जाती थी 
ग्रौर शहर से बहुत दूर कहां छोड़ श्राती थी। प्रारम्म में दो-तीन सौ गिरफ्ता- 
रियां रोज़ाना हुईं । नवयुवक अधिकतर पकड़े गए । बहुत से लोग पुलिस- 
चौंकियों से ही छोड़ दिये गए । श्रहमदाबांद में १०५७ श्रादमी पकड़े गए, ३९७ 
नजरबन्द रहे श्र ४३० को सज्ञा हुई । 

सन्‌ १६४२ के श्रान्दोलन में अ्रहमदाबाद सारे गुजरात के आन्दोलन 
का केन्द्र रहा | यही आन्दोलन के संगठत और संचालन के श्रावश्यक साधन 
जुटाये गए । लगभग ५०० विद्यार्थियों ने प्रतिज्ञा की कि वे श्रान्दोलन को 
चलाने के लिए अपना पूरों समय लगायंगे । यह लोग एक निश्चित प्रोग्राम 
और योजनानूसार देहात की श्रोर पिल पड़े । पहले श्रहमदाबाद जिले में गये 
ओर फिर दूसरे जिलों में । 

समय के साथ प्रान्दोलन धीमां पड़ता गया । फिर भी अहमदाबाद में 
लोगों ने महीने में दो-तीन रोज ऐसे निश्चित किये, जब कि वें कई सामूहिक 
व व्यूक्तिमत प्रदर्शन करते थे। विद्यांधियों की हलचले लगभग एक साल तक 


(]॒ 


बम्बई प्रान्त झराग की लपठटों में - 


रही । कपड़ों की मिलों की हड़ताल लगभग ३॥ माह तक रही । बड़े व छोटे 
बाज़ार लगभग ४ माह तक बन्द रहे। म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों की 
डइड़ताल लगभग ४ माह तक रही । अखबारों ने भी काफी समय तक हँडतालें 
रखी । श्रनगिनत बार लाठी चार्ज हुए | प्रारिम्भक दिनों में तो उनका ताता 
ही बन्धा रहा | लगभग २० बार पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी | प्राय: एक- 
डेढ़ साल तक'माह की ९ तारीख के प्रदर्शनों पद गोलियां चलीं। १५ से २५ 
चर्ष तक की अवस्था के लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में श्रान्दोलन में हिस्सा 
लिया । १४ से श्रधिक आदमी मरे, २२४ श्रादमी जिनके सख्त चोठे झ्ाई थीं, 
शफ़ाखानों में भर्ती हुए श्रौर जिन लोगों ने अपना दूसरी जगह इलाज कराया 
उनकी संख्या का कुछ पता नहीं चलता । सरकारी इमौरतों पर भी हंमछे 
हुए । इनमें १२ काण्ड मदाहूर है । 

१, दसाराई, ताललम, ममलतदार,मदलपुरा, चोर, जुडिशियल कोर्ट, 
पुलिस सिटी हेडक्वार्टर, बहुत से छोटे-छोटे डोकख।ने, अस्थायी पुलिस चौकियाँ, 
म्युनिसिपल स्कूल, विजलीघर, मेडिकल हास्पिटल, छोटे रेलवे पुल, म्यूनि- 
'सिपेलिटी, पुलिस सब इंस्पेक्टरों के बंगले । | 


तोड़-फोड कार्य 


नीचे लिखे स्थानों पर तोड़-फोड़ के काय हुएं:--- 

१. पांच बिजला के स्टेशन । २. विक्टोरिया की मूर्ति । ३. मेडिकल 
हकल होस्टल । ४. एलिस पुलिस चौकी। ५ घनकामता पुलिस चौकी + 
६. प्रेम दरवान पुलिस चौकी । ७. मन्‌ नायक बम केस । ८. पिपार्दी पोल 
बम केस । ९. गवर्नमेट लेवर वेलफेयर सेन्टर । इसके श्रतिरिक्त १० जगह 
और बम फठे । रेल गिराने के तीन प्रयत्न हुए । २० मिलों मे तथा गवर्नमेंट 
वर्कशाप श्लौर ए० श्रार० पी० के श्राफिस में टेलीफोन के तार कटे और प्रायः 
शहर के सभी जगह के तार काटे गये । कुछ लारियां जो फौजी सामान लिये 
जा रही थीं, लूटी गई । 

खेड़ा जिला 

खेड़ां गुजरात का महत्त्वपूर्ण जिला है ( यहां की. भूमि बहुत ही उपजीऊं 
है और यहाँ के बहुत से लोग हिन्दुस्तान के बाहर के देझ्षों में व्यापार करते हें । 
झहमदाबांद की घटनाश्रों ने खेड़ा जिले के लोगों को वता दिया था कि उन्हें 
हुया करना है और उनके ऊपर क्या बीतना है । श्रतएवं खेड़ा जिले की कपड़ा 
(मेल भी धहमदावाद की भांति बन्द कर दी गई और प्रमुख कस्बों में प्रायः 


पद सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


सभी स्कूल तथा कालेज बन्द रहे व बाजारों में हड़तालें रहीं। जिले के तिवा- 
प्ियों ने संगठन-शक्ति का काफी परिचय ' दिया श्रीर यहां से जो दूध. व अन्य 
खाद्य-सामांव फौज के लिए जाता था उसे भेजने से इन्कार कर दिया। 
त्राठी-चार्ज तो उन दिनों गांवों श्रौर कस्बों की दिनचर्या बन गई था। 
वड़ियाद, आनन्द, कपड़ध्वज, डांकौर, उमरेठ, बोरसद, घवा, चकला, इत्यादि 
स्थानों में कई लाठी-कांड हुए । बिचा किसी विशेष कारण के लाठी-प्रहार किय 
जाते थे । मालूम होता था कि पुलिस के सिपाहियों को ऊपर से कुछ ऐसा ही 
फरते की आज्ञा थी । खेड़ा जिले में १६ बार गोलियां चलीं। जिन स्थानों में 
गोलीकांड हुए, उनमे नडियाद, डाकोर, आ्रादास, चकला, भदरन, कारगसहत 
कस्बों के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमे आदास श्लौर डाकोर के नाम तो सारे 
हिन्दुस्तान में मशहूर हो चुके है । आदास में जिस हृदयहीन तरीके से विद्या 
थियों पर गोलियां चलाई गईं उसकी श्रपनी हृदय विदारक कहानी हूँ । 
बड़ौदा से ५० विद्यार्थियों की एक टोली ने निश्चय किया कि वह 
गांव-गांव में प्रचार करती हुई तथा जनता को कांग्रेस का प्रोग्राम बताती हुई 
आगे बढ़ती जायगी । ऐसा मालूम पड़ता हैं कि उनके साथ कोई पुलिस पार्डी 
भी उनका पीछा करती हुई चली । सूरत श्रौर खेड़ा जिले के गांवों में आदास 
रेलवे स्टेशन पर यह टोली दो हिस्सों में बंद गई । सायंकाल का समय था । 
विद्यार्थीयण पास के एक खेत में, जो स्टेशन के करीब था, भ्रमण करने लगे। 
ठीक उसी समय पुलिस की टोली हवलदार सहित स्टेशन पर पहुची | पुलिस 
वालों ने उन विद्यार्थियों को रेल में बैठने का आदेश दिया । हवलदार के बर्ताव 
तथा दारोगा की बातो से मालूम पड़ता था कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी । 
पुलिस जमादार, जो पहले से विद्याथियों का पीछा कर रहा था श्रौर जिसे 
आस-पास के गांवों में जनता की श्रोर से कुछ सुनना भी पड़ा था, उन लोगों 
पर अधिक क्रोधित था। कस्बे में आते ही उसने विद्याथियों को खेत में बैठने” 
का आदेश दिया । ये लोग गाड़ी से जाब। चाहते थे, प्र यह समझकर कि 
जमादार का हुक्म उन्हे गिरफ्तार करने का है, वे वही बैठ गये । ट्रेन छूट चुकी 
थी। आदास का स्टेशन गांव व बाहर के बाहर था। इस प्रकार इन निहत्थे 
छात्रों पर पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे ५ छात्र तो फौरन हो मर गये 
भर १३ जख्मी हुए । गालियों की आवाज तथा लड़कों की चीख-पुकार ने 
गांव के लोगों का ध्यान इस घठना की ओर खीचा। पर पुलिस वालों ने उन्हें 
चढ़कों के पास न जाने दिया । उन्होंने यहा तक बर्बरता की कि घायलों को पानी 
तक देने की सुविधा न दी। वे सारी शाम और तमाम रात उसी स्थिति मे पड़े 


+७ 


वम्बई प्रान्त श्राग की लपटों में ष्छ 


रहे | सुबह सामान के पुलन्दों की तरह उन्हे लारियों में भरकर शाफाखाने 
पहुंचाया गया श्रौर लुत्फ तो यह था कि यह सव करने के वाद भी पुलिस के 
उल्दा उन्ही पर मुकदमा चलाया । 

डाकोर गोली-कांड आदास से भी श्रधिक हृदय-विदारक हैँ | रंचौद- 
राई के प्रमुख शिवाले के पास पुलिस ने निहत्यी जनता पर गोली चलाने का 
आदेदा दिया | पुलिस के दबाव के कारण जनता छोटी-छोटी गलियों में भागने 
लगी । पर पुलिस ने उनका पीछा किया और तब तक गोलियां चलाना जारी 
रखा जब तक कि उनका सारा गोला-बारूद खतम न होगया। फिर भी जनता 
का उत्साह भंग न हुआ भौर उसने पुलिस पर आक्रमण करना चाहा । लेकिन 
स्वर्गीव' छोटाभाई मुखी के हस्तक्षेप पर पुलिस का वाल भी बाँका न हुआ, 
श्रन्यवा पुलिस का एक भी शभ्रादमी जिन्द्रा न बच॒तों। पर थोड़ी ही देर बाद 
दूसरी पुलिस-पार्टी वहां पर आ गई और उसने छीटामाई मुखी को अपनी गोली 
का शिकार बनाया । यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय हैँ कि श्रीयृत छोदाभाई मुखी 
को - थाने के पास मारा गया और घंठों तक उततकी लाश वही पड़ी रही । 
आादचर्य की वात तो यह हैँ कि पुलिप्त के सिपाही, जो उनके पाम्त थे, वही थे 
जिन्हें छोटाभाई मुखी ने जनता के प्रचंड क्रोध से बचाया था। इस प्रकार 
इन दो काडों में ७-८ विद्यार्थी मरे | धायलो की सख्या का तो पता ही नही 
चला | खेड़ा जिले में निम्नलिखित सरकारी इमारतों पर जनता के सामूहिक 
आक्रमण हुए । नड़ियाद आय-कर श्राफिस, गवर्न मेंट हा उस, धर्मराज हाई स्कूल 
सौचित्र हाई स्कूल । 

१. नड़ियाद और अहमदाबाद में बम फठे और नड़ियाद के आय-कर 
आफिस में आग लगाई गई । 

२. कितनी ही जगह तार काटे गये । 

२. लगभग ७५ डाकखानो के डाक के थैलों को लूटा गया और ३० 
फोसदी डाकखाने बन्द कर दिये गए । 

४. खेड़ा जिले में १० हजार रुपया सामूहिक जुर्माता हुआ । इस जिले 
में २९६ गिरफ्तार और ११२ नज़रबन्द किये गए। ११७ झादमियों को 
सजाएं दी गई। - 

सरत जिला 

हड़ताले प्राय: सभी कस्यबों में रही और कई जगह काफी अर्से तक चली | 
कपड़ा-मिलें ॥॥ मास तक, बाजार दो मास तक और विद्याधियों की हड़ताल 
एक साल तक रही। गोलियां सूरत, जलालपुर और वारडोली में कई वार चली। 


८ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


सूरत गुजरात प्रान्त का एक महत्त्वपूर्ण जिला हैँ। व्यापार तथा खुश- 
हाली यहां पर काफी है । सूरत में मुसलमानों की तादाद भी काफी हूँ । सूरत 
जिले में आन्दोलन का उतना व्यापक रूप तो न रहा, पर सूरत घणहर में काफी 
चहल-पहल रही। विद्याथियों के आ्रानदोलच का रूप बहुत काफी बढ।- 
चढ़ा रहा । ४ 

यूरत में ३० से श्रधिक पुलिस-चोकियो पर जनता के सामूहिक, व 
गुरिला श्राक्मण हुए, बहुत से डाकखानो को भी जलाया गया तथा किद्चन भौर 
तिवरवा रेलवे स्टेशनों पर भी श्राक्रमण किये गए । 

तोड़-फोड के कार्य में सूरत पीछे नही रहा । यूरत घहर व जलालपुर 
ताल्लुके मे निरन्तर तार काटने का प्रोग्राम चलता रहा । वारडोनी में काफी 
डूर तक रेल की पटरियां उखाड दी गई' । दिपाली श्रौर जलालपुर में भी रेल 
की पटरियाँ उखाड़ी गई' । तापती बली में ९ माह तक बराबर रेल की पट- 
रियों को उसाड़ने का सिलसिला जारी रहा । 

सूरत जिले में १,.६५,३५० रुपया सामुहिक जुर्माना हुआ, पर इससे 
कही अधिक गुण्डों की मदद से वसूल किया गया । यूरत जिले के सारे कांग्रेस- 
सगठन पर पावन्दी लगा दी गई। जितने अ्राश्तवम थे उन पर कब्जा कर लिया 
गया। सूरत की म्यूनिसिपेलिटी ने भ्रान्दोलन में काफी मदद दी और इसीलिए , 
उसको मुग्रत्तिल कर दिया गया | 

सूरत जिले में कुल १२५१ गिरफ्तारियां हुई' श्लौर ३७६ व्यवितयों को 
नजरबन्द किया गया । इसके अलावा ९०४ व्यक्तियों को सजाये हुई । 

भड़ीच जिला 
भड़ोच जिले के जम्भूसर ताल्‍लुके में आन्दोलन की गतिविधि तीत्र रही । 

यहा के श्रान्दोलन ने महाराष्ट्र सूबे के सतारा जिले के श्रान्दोलन जंसा रूप 
ग्रहण किया । यहा के प्रमुख नेता श्री छोटाभाई का हिंसा के साधनों 
में विश्वास है। उन्होने इस आ्रान्योलन-काल में श्रपनी शक्तित के अनुसार जनता 
को हिसात्मक साधन अपनाने का प्रोत्साहन दिया । श्रत: कुछ नवयुवक इस 
विचार-धारा से प्रभावित होकर ताल्लुके में श्रपनि सरकार कायम करने तथा 
पुलिस-चोकियो व थानों पर श्राक्रमण करने की नीति को अपनाने लगे । ये 
नवयूवक विशेषत वही लोग थे जो श्रान्दोलच-काल से पहले अ्खाडों में व्यायाम 
आदि करते थे । इनके विचारप्रारम्भ से ही हिंसा की श्रोर भूके हुए थे । ठीक इसी 
समय इन लोगों को प्रमुख वागी मेघजी नायक का भी सहयोग प्रात हुआ । मेघजी 
भडीच जिले में एक विचित्र बागी है जिनके लिए जनता में बड़े विचित्र खयाल 


बम्बई प्रान्त श्रांग की लपटों में * छरे 


हैं। मेघजी ने, सुना जाता है, कभी भी किसी गरीब को नही लूटा। इसके घिप- 
रीत वे भ्रमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता किया करते है। इस जिले में थानों 
पर आक्रमण किये गये और सरकारी हथियारों को छीनकर वहां से हटाने के 
सफल व असफल प्रयत्न हुए । भडौच जिले में श्रामदोरफ्त के रास्ते भी थोड़े हे, 
और इसलिए पुलिस आक्रमणकारियो को तेजी से पकड़ने मे सफल नही हुई । 
उसके विपरीत मेघजी श्रोर छोटाभाई के लूटने के अपने प्रोग्राम सफल रहे । 
उन लोगों ने पुलिस की वर्दिया पहनकर कई थानो पर प्रहार किये और 
इस प्रकार ३ माह तक इन लोगों ने अपने-अपने इलाकों में अपना राज्य 
स्थापित रखा । 

सरकारी श्रांकड़ों के श्रनूसार इस जिले मे १७१ गिरफ्तारियां हुईं, 
€€ नजरबन्द किये गए श्लोर ७२ को सजायें दी गई । गर-सरकारी सूत्रों के 
अनुसार गिरफ्तारियों की सख्या इससे कही श्रधिक रही । 
पंचमहल जिला. * 

नेताओ्रों की गिरफ्तारी के पथ्चांत्‌ इस जिले म भी हड़ताले और सामू- 
हिक प्रदर्शन प्रारम्भ हुए श्लौर सरकार ने लाठियों की बौछारों से उसका 
स्वागत किया । विद्यार्थियों ने स्कूल कालेज छोड़े और हड़ताल करने के कारण 
कितने ही दूकानदार पकड़े गय | इस जिले में गोलीकाड केवल एक वार ही 
हुआ । एक फरार को पकड़ने के लिए पुलिस को गोलिया चलानी पड़ी । ठीक 
इसी तरह तोड़-फोड़ के कार्य भी कम हुए । हा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड श्राफिस जलाये 
गए और कलोल में दो-तीन पुलिस-चौकियों पर बम के विस्फोट हुए । कलौल 
तालुके मे शिवराज ग्राम के पास गुजरात रेल की पटरी उखाड़ी गई । इसका 
तात्पर्य यह था कि पुलिस और फीज की टुकड़ियां जो कलोल में दमन करने 
के लिए आ रही थी, उनको रोका जाय | इस उद्देग्य के लिए कलोल रेलवे 
पुल को तोड़ने के प्रयत्व किये गए । इंस प्रकार कई गाड़िया गिर पड़ी और 
सैनिको के चोटें आई । मेनसेना और कलोल में भी रेल का चलना बन्द हो 
, गया था । कलोल के नजदीक हजारों श्रादमी एक मेले मे इकट्ठे हुए और वे 
अपने साथ लाठियां व वर्छी इत्यादि शस्त्र भी लाये । पुलिस श्रौर जनता में 
भगड़ा हुआ । इस जिले में औरतो ने भी काफी सख्या मे भाग लिया । करोंदी 
ग्राम में कुछ थोड़े से गुरिलो ने पुलिस की टुकड़ियो से हथियार रखवा लिये । 
पर फौज ने गांव वालों से इस कार्य का काफी बदला लिया। कलोल में रेवेन्यू 
दफ्तर भी जला दिया गया | इन इलाकों में पुलिस और गुरिला दस्तों के इक्के- 


९० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


दुबके कई भापटु हुए । इस जिले में २८३ व्यक्ति ग्रिरफ्तार किये गए, ३१ 
नजरबन्द रखे गये और २४४ को विभिन्न सजायें दी गई । 


महाराष्ट 

महाराष्ट्र का भारत के इतिहास में अपना निराला स्थान हूँ । यहां 
के लोग मेहनती, जफाकश, हृष्टपुष्ट, गठीले तथा तीन्र बुद्धि हे । इस इलाके 
की भौगोलिक स्थिति और खासकर पथरीली और पहाड़ी ज़मीन का यहां के 
लोगों के जीवन, शररार तथा विचार-घारा पर गहरा प्रभाव पट़ा हैं । स्वभावतः 
महाराष्टू के लोग।गुरिला लड़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त हूँ । उनका इतिहास 
भी उन्हें इस ओर प्रोत्साहन देता हूँ । 

महाराष्टू में ब्राह्मण व श्त्राह्मण दो पाथिया हैं । विशेषत॒ः सरकार के 
सारे महकमों पर तथा उन्नति के सारे साधनों पर ब्राह्मणों का ही श्राधिपत्य 
है, पर श्रव कांग्रेस की गतिविधि के साथ श्रत्राह्मण लोगों में बड़ी जागृति फल 
रही हैं और उनके पढ़े-लिखे लोग हर क्षेत्र में छा जाना चाहते हे । महाराष्ट्र 
में कई जिलों में श्रान्दोलच ने जो जोर पकड़ा उसका एक कारण यह भी था 
कि ब्राह्मण लोग ज्यादातर सरकारी कर्मचारी थे श्रोर उनके विरुद्ध जनता में 
काफी भाव थे। अतः सन्‌ १९४२ में इन इलाकों में जब जनता उठी तो उसे 
इस बात से भी प्रोत्साहन मिला कि वह बह्नविटिश नौकरशाही के साथ इस ब्राह्म ण- 
शाही का भी अन्त कर देगी। महाराष्ट्र में इस आन्दोलन में गांव के लोग 
भ्रधिक आये श्रीर श्रानदोलन की गति खाबदेश, सतारा, कोल्हापुर रियासत 
ओर शोलापुर में श्रधिक रही । 

महाराष्ट्र के देहातो व प्रायः सभी कस्वों ने सत्‌ १६४२ में अपना खेल 
खेला । सरकार ने श्रपनी पूरी शक्ति के साथ जनता के इस महान एवं प्रवल 
प्रयत्त को कुचलने की कोशिश की | प्रारम्भ में बड़ें-व्े शहरों में हड़तालें श्रौर 
प्रायः विराट प्रदर्शन शुरू हुए। बाद में पूना, शोबापुर, नासिक और अहमदनगय 
के सभी स्कूल व कालेज बन्द होगये श्रौर इस प्रकार हजारों विद्यार्थियों वे 
प्रान्दोलन की गतिविधि को बढ़ाने में सहायता दी । 


पूना में गोली-काण्डों की भरमार 
१० अगस्त को परसराम भाऊ कालेज के सामने विद्याथियों का एक 
विशाल समूह इकट्ठा हुआ । पुलिस ने गोलियां चलाई | जनता गोलियों की 
बौछारों में इधर-उधर भागने लगी । पुलिस वालों ने गलियों तथा बांजारों में 
भागने वाला जनता को लाठी से मारना शुरू कर दिया और डाक्टरो तक को 


बम्बई प्रान्त आग की लपटों में ९१ 


किसी प्रकार की मदद न करने दी । इस प्रकार संकड़ों आदमी घायल हुए। 
पर पुना-निवासी बिना किसी भय के निरन्तर अपन जुलूस निकालते रहे । 
अनेक मर्तवा लांठी-वर्षा तथा गोलियों की वौछारें हुई। विद्याथियों के एक 
समूह ने शिवाजी मंदिर पर एक भंडा लगाकर शहर में जुलूस निकालते का 
प्रथत्त किया । पुलिस ने गोलियाँ चलाईं श्रौर कई दर्जन विद्यार्थी घायल हु । 
रात को जनता की टुकड़ियों ने पुलिस के थानों व चौकियो पर श्राक्रमण किया । 
गोलियां चली और.दो श्रादमी मरे । पूना की पुलिस ने जब कांग्रेस तथा श्रन्य 
लोक-नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो हज़ारों की तादाद में विद्यार्थी सैनिकों 
व पुलिस के सिपाहियों के घेरो को चीरते हुए श्ागे बढ़ने का प्रयत्न करने लग । 
पुलिस ने गोलियां व लाठियां चलाई । दो रोज़ के बाद पूना शहर को फौज के 
श्राघीन कर दिया गया जिसने कितनी ही बार इधर-उधर श्रन्घाधुन्च गोलियां 
चलाईं । इस प्रकार चार रोज़ तक गहर में फ़ौज का अधिकार रहा। आन्दो- 
लन सतह से हटकर गुप्त षड़यंत्र का रूप घारण करने लगा। शआान्दोलत को 
जीवित रखने के लिए लोगों ने गुप्त संगठन कायम कर लिये । 

भ्रव गहर में तोड़-फोड़ के कार्य श्रधिक मात्रा में होने लगे । कैपिटल 
सिनेमा में वम फटा । इस सिनेमा में अधिकतर गोरे सिपाही श्राते थे। इस 
विस्फोट में ५ गोरे सेनिकों की मृत्यु हुई। पूना के निकट गोली-बारूद के एक 
गोदाम में भयंकर श्राग लगी, जिसके कारण एक करोड़ रुपये से अ्रधिक का 
नुकसान हुश्रा । 

जो गोली-बारूद इन विभिन्न काण्डों में इस्तेमाल किया गया, सुना 
जाता हैं कि वह कुर्की के फौजी गोदाम से श्राया था । यदि यह सच हो तो 
ऐसा फौज के सैनिकों भौर श्रफसरों की सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण ही हुआ 
होगा । बाद में एक महाराष्ट्र पड़यंत्र केस भी चला जिसमे इस फंक्ट्री के २५ 
श्रादमी पकड़े गये थे। पूना में श्रान्दोलव ज्यादा काल तक न रहा, किन्तु जो कुछ 
हुआ उसमे विद्याथियों का विशेष हाथ था। लगभग ३० व्‌ ४० जगह टेली- 
फोन के तार भी काटे गये। तोड़-फोड़ के कार्य अ्रक्तुबर व नवम्बर मांस में 
प्रधिक हुए । 

पूर्वी व पश्चिमी खानदेश 
पूर्वी व पश्चिमी खानदेश में यद्यपि श्रान्दोलन का रूप श्रधिकतर 

सामूहिक न रहा, पर पूर्वी खानदेश के कुछ इलाकों मे, विशेषकर नन्‍्दूवार 
और अमलनेर के इलाकों में आन्दोलन का रूप बड़ा ही उग्र और व्यापक रहा । 
प्रारम्भ मे इन जिलों के शहरों में हड़ताले, जुलूस और सभाये हुईं जिनको 


हि - सन्‌ बयालीस क्रा विद्रोह 


लाठी-प्रहारों द्वारा तितर-बितर कर दिया गया | १४ व १४ गअ्रगस्त को नन्‍्दू- 
बार में विद्याथियों का एक जुलूस निकला जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई । 
अद्यपि विद्याधियों का जुलूस शान्तिपूर्वक सड़को व गलियों में से गुजर रहा था, 
किन्तु पुलिस ने उन पर वेंतों की बोछारे शुरू कर दी । बहुत से विद्यार्थी घरों 
में घुस गये । जो किसी जगह न घुस सके उत पर एक थानेदार ने गोली चलाई। 
वह उत्तेजना से पागल होकर कुछ छात्राओं की तरफ लपका। इसी समय उसके 
सामने एक लड़का आया जिसने अपना सीना खोलकर उससे गोली मारने के 
लिए कहा । थानेदार ने लड़के के गाली दाग दी, पर सौभाग्य से वह उसे न लगी । 
लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहुट के थानेदार को फिरगोली मारने की दावत 
दी । इस वार उसने फौज के सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए कहा श्रौर इस 
प्रकार उसे पकड़कर गोली मार दी गई । यह वीर वही जमीन पर गिर पड़ा! 
उसके पश्चात्‌ थानेदार एक टोली में घुसा और एक लड़के को गोली मारी । 
इस प्रकार ४ लड़के मरे श्रोर १७ जख्मी हुए। उन्हें किसी भी प्रकार की 
डाक्टरी सहायता नहीं दी गई। एक वकील को, जो गांधी टोपी पहने पास ही 
तांगे में बैठे जा रहे थे और जिन्होने इन जख्मियों के प्रति सहानुभूति दिखानी 
चाही थी, तांगे से नीचे खीच लिया गया और कोड़े लगाये गये । 

, भृर्वी खानदेश के भ्रमलनेर इलाके में आन्दोलन का रूप उम्र रहा । यह 
वह इलाका हैँ जहां महाराष्ट्र प्रात के कितने ही प्रमुख किसान व मजदूर नेता 
पैदा हुए है । साने गुरुजी यही के रहने वाले हे | इस इलाके में युवतियों नें भी 
काफी हिस्सा लिया | यहा के नेता डा० उत्तम पाटिल थे जो कि एक किसान 
के घर में पेदा हुए थे । इनके पीछे इनकी बीबी लीला पाटिल ने भी आन्दोलन 

बहुत हिस्सा लियो और तोड़-फोड़ के अ्रभियोग में उन्हें ६ साल की सजा 
हुईं । वह पूना हॉस्पिटल से पुलिस की हिरासत से फरार हो गई । सन्‌ १९४४ 
में डा० उत्तम पाटिल भी गिरफ्तार हुए, परन्तु वह भी पुलिस हिरासत से 
भाग गये श्रौर ग्रिला श्रान्दोलन का संचालन करते रहे। है 
अमलनेर में इन लांगों ने एक सामूहिक मोर्चा लगाया जिस पर लगभग 
३ हजार आंदमी [जमकर दुृढ़ता के साथ पुलिस से लड़े श्रौर पुलिस-स्टेशनों, 
डाकखानों, रेलवे स्टेशनों तथा ताल्नुका कचहरी पर कांग्रेस का झंडा फहराने 
के लिए आक्रमण किये । काफी लोग पकड़े गये और श्रन्त में गोली भी चलाई , 
गई । कुछ अर्से बाद श्रॉन्दोलन का सामूहिक रूप छिन्न-भिन्न होने लगा और 
वह मरिला यूद्ध के रूप में बदल गया । इन दोनों जिलों की भमि और भौगी- 
लिक स्थिति ग्रिला युद्ध के लिए उपयुक्त भी | 


बम्बई प्रान्त श्राग की लपटो में ९्‌ 


लु 


नासिक 
नासिक शहर में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद फौरन ही हड़ताल हुई 
और रोजाना जुलूस निकलने शुरू होगये । पुलिस कुछ लोगों को पकड़ने के लिए 
आई तो लोगों ने पुलिस के हथियार छीन लिये । उसके बाद पुलिस ने नासिक 
में लाठियों की वौछारों से आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गोली भी चली । 
आन्दोलन ने गुप्त रूप घारण कर लिया । तार काटने, डाकखानो को जलाने, 
रेलवे लाइनों को उखाड़ने के सामूहिक काम भी हुए । ब्रिटिश नौकरक्षाही ने 
सामूहिक जुर्माने किये । नासिक जिले के देहातों में भी आन्दोलन हुआ । इसमें 
मुख्यतः: किसान लोग थे । सवा महीने पदचात्‌ नासिक में अन्न के लिए आन्दो- 
लत शुरू हो गया । 
अहमदनगर 
काग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य अहमदनगर में रखे गये, इस कारण 
इस जिले का महत्त्व श्रानदोलन की दृष्टि से और भी बढ गया | सच तो यह 
हैं कि आन्दोलन-काल में सारे देश की आंखें श्रहमदनगर के किले की ओर ही 
लगी रही । कितने ही मुझाये दिल आश्ञा व प्रोत्साहन के लिए किले की ओर 
देखते थे । यह किला पिटी व पिसी जनता की आश्ञाओं व श्आाकांक्षाओ का केन्द्र 
वन गया । पटवर्घन बंचू भी यही के रहने वाले थे । यहां के आन्दीलन में मृख्यत: 
किसानों ने हिस्सा लिया । प्रारम्म में हड़तालें हुईं, विरोघ-प्रदर्गन हुए, समाये 
हुईं और अन्त में श्रान्दोलन का रूप गुरिला युद्ध मे बदल गया। तोड़-फोड़ के 
कार्य भी काफी हुए । अहमदनगर जिले के एक बेच मजिस्ट्रेट की अदालत में 
आग लगाई गई । केण्टोनमेण्ट में गुरिला तबके ने पुलिस के सिपहियों की वर्दी 
उतरवा ली । 
लिले के भ्रन्दर गांवों में भी आन्दोलन फैला | कोपर गांव और शेगांव 
में काफी समय तक निरन्तर तार काटने का कार्य चलता रहा और श्रविकारियो 
के लिए अपना काम चलाना काफी मुश्किल कर दिया गया । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
के यहाँ तथा मॉडने हॉईस्कूल-श्रौर लड़कियो के स्कूलों में कई वार वम-विस्फोट 
भी हुए ।+-स्कल वहुत दिनों तक बन्द रहे । तोड़-फाड़ सम्बन्धी कार्यो का पता 
चलानें के लिए पुलिस ने काफी तलाश्ियां ली। इच तलाशियों में दी फौजी 
ठेकेदारों और एक दूकानदार के यहां भी तलाशी हुई । 
ह सितारा 
सन्‌ १९४२ के खुले विद्रोह में सितारा जिले ने अपना एक निराला 


२४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


ही इतिहास बनाया है । इस जिले की अपनी विज्ञेप स्थिति है, जिसका वहां के 
आन्दोलन के विकास व गतिविधि पर खास प्रभाव पड़ा है । यह एक पहाड़ी 
जिला हैं श्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत मदृहृर है। मराठा साम्राज्य का 
सितारा एक प्रमुख शहर रहा है भ्ौर मराठे अपने सैनिक गुणों के लिए इतिहास 
में प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें बड़े उच्च श्रेणी के नेता हुए हैं। भारतीय सेना में भी 
सितारा के सिपाहियों की काफी वड़ी सख्या हैँ । यह जिला अ्रंग्रेजों के लिए 
' सैनिकों की भर्ती का केन्द्र हैं। सितारा के श्रादमी हृष्ट-पुष्ट, गठीले तथा 

बहादुर है । पूर्व की श्रांर सितारा जिला परिचमी घाटों और नीरा नदी के सोथ 
उत्तर से शुरू होता है श्रीर दक्षिण में बरना नदी के साथ समाप्त होता है । 
यश्चिमी भाग पहाड़ी कतारों से भरा पड़ा हैं। इसी जिले में महावलेश्वर का 
विख्यात पहाड़ है। कृष्णा नदी भी यही से निकलती है । पूर्वी भाग कम 
उपजाऊ है जहां वर्षा भी कम होती है । 

सन्‌ १९२१ से यहां पर जन-प्रान्दोलचल का जन्म हुआ । प्रारम्भ 
म सत्यशोधक श्रान्दोलन का श्रीगणेश हुआ । इस आन्दोलन का उद्देश्य कुछ 
सामाजिक सुधार करना था । सन्‌ १६२७-२८ में वारदोली में किसान-संघष 
श्रौर लगानबन्दी आन्दोलन शुरू हुआ तो सितारा के किसानों में भी जागृति 
पेदा हो गई श्र वह बारदोली के किसानों से प्रोत्साहन लेने लगे। इसके 
थोड़े दिनों बाद |सन्‌ १६३० का सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ और गान्धीजी के 
डान्डी कूच ने सितारा जिले के किसानो मे एक नई स्फृतति व आ्ाज़ादी की इच्छा 
पेदा कर दी । लगभग ५७ आदमी इस जिले से जेल गये और हज़ारों किसानों 
ने जंगल-सत्याग्रह में भाग लिया। तम्बूरा, रेठरी शौर विलेशी गाँवों में इस 
सत्याग्रह ने विशेष स्थान प्राप्त किया । उस समय यहाँ श्रपनी सरकार बनाने 
के प्रयत्न हुए, पर पुलिस की बड़ी ताकत द्वारा उन्हें दवा दिया गया । 

सितारा में जो बीज सन्‌ १६३० में बोया गया था, वह सन्‌ १६४२ 
में बड़े वृक्ष के रूप मे प्रकट हुआ । श्रान्दोलन के व्यापक होने के कई कारण 
थ। सितारा जिले के प्राय. हर गांव के कितने ही लोग फौज मे भरती होगये 
थे। उनके घर वालों को उनकी चिन्ता थी। अंग्रेज़ी साम्राज्य से लोगों का 
विश्वास उठ रहा था। अत: इस स्वतन्त्रता श्रान्दोलन से उनको अपने घर 
वालों के लौटने की एक ऋत्ंक दिखाई दी। यहां के किसान काफी जागृत हो 
चुके थे। यहां की भोगोलिक स्थिति श्रान्दोलन को लम्बे अर्से तक जारी रखने 
में सहायक हुई और परम्परा ने गुरिल। युद्ध के लिए प्रेरणा दी । 

९ अगस्त को जब सितारा जिले की जनता ने कांग्रेसी नेताओं की 


बम्बई प्रान्त आग की लपटो में श्प्‌ 


गिरफ्तारी की बात सुनी और शअ्रपने जिले में गिरफ्तारियां होते देखी ता 
काफी जोश पैदा होगया । सैकड़ों जगह सभायें हुईं श्रीर उनमें कार्यकर्ताओं ने 
लोगों से जीने व मरने की शपथ ली । इन समाझओंं में कितने ही गांवों के 
मुखियों ने इस्तीफे दियें। जब महाराष्ट्री नेता बम्बई से लौठकर आये तो 
जनता ने उनका पवित्र तीर्थ से लौटे हुए यात्रियों की भांति हादिक स्वागत 
किया । लोग बड़ी उत्सुकता से पूछते थे, गान्घीजी ने क्या कहा ? क्‍या आदेश 
दिया ? कया अ्रव वह बढ़े हो गये है ?” इस प्रकार के प्रश्न . पूछते हुए उनकी 
आांधों से भ्रश्नघारा बहती थी। श्रन्त में खिन्‍नत होकर वह पूछते थे, 'क्या गांधी 
जी पकड़ लिये गये ? उन्हे क्‍यों पकड़ा गया ? निर्देयी सरकार को उन्हें इस 
बुढ़ापे में पकड़ते हुए दया नहीं आई ?” झौर तब वह क्रोघ से उन्मत्त हो 
पागल की तरह पूछते थे, अब हमे वया करना चाहिए ? गान्धीजी ने हमें क्या 
करने का भ्रादेश दिया है ?” लोटे हुए कांग्रेसी नेताभों ने जनता को कंग्रेस का 
प्रोग्राम व गान्धीजी का श्रादेश बताया । 
यद्यपि जिले में दफा १४४ लग चुकी थी, पर लोगों ने लगभग १०० 
से अधिक स्थानों पर सभायें की। किरलोसकर कापर फैक्ट्री मे पूर्ण हड़ताल 
हुई और यह फैक्ट्री एक माह तक बन्द रही । 
लोगो ने अपना क्षोभ ताललुका कचहरी के सामने शान्त प्रदर्शन करके 

उतारना चाहा । तांल्लुका के प्रत्येक गांव से ग्रामवासी एक निश्चित तिथि पर 
जुलूस बनाकर भारत छोड़ो” का नारा लगाते हुए किसी ज़िम्मेदार कांग्रेस- 
कार्यकर्ता के नेतृत्व में ताललुका कचहरी के पास श्राये। वहां उनके नेता ने 
कांग्रेस-मडा फहराया और श्रगम्त-प्रस्ताव लोगो को समझाया । उसके बाद 
व्याख्यान हुश्ला और लोगो ने कंडा अ्रभिवादन किया। लोग विजय-समुद्रा में पीछे 
हटे । यह लोगों का शान्तिमय कदम था। २४ अगस्त से १० सिंतम्बर तक 
यानी ९ अगस्त के वाद दूसरे पखवाड़ें में ताल्लुका में ५ बार शान्तिमय प्रदर्शन 
किये गए । इस प्रकार का प्रथम प्रदर्शन कराद में २४ श्रगस्त को हुप्ला। यह 
लोगो के लिए एक नई चीज़ थी । श्री बालकृष्ण पटेल उन्दालय निवासी के 
लगभग २५ हज़ार किसानों ने शान्तिपुर्वेक प्रदर्शन में भाग लिया और कचहरी 
नेतृत्व में तक गये । कचहरी के हाते के बाहर एक महती सभा हुई । तभी एक 
युलिस अधिकारी झ्राया और उसने नेता से पीछे हट जाने को कहा | इसके बाद 
हथियारबन्द पुलिस भीड़ के बीच में घुसी। बन्दृक की चोट से एक कांग्रेस-कांर्य- 
कर्ता श्री पांड्रंग देशमुख घायल हुए । इससे लोग आावेश में आ गये । इस पर 
नेता खड़ा हुआ भर लोगो को तितर-बितर हो जाने का श्रादेश दिया । उसने 


९६ ह सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


कहा, “हमारा प्रदर्शन सफल हो चुका । हम विजयी हो गये । श्रव श्राप लोग 
घर चले जाइये । में जानता हूं कि हम लोग इस समय इतनी संख्या में हूँ कि 
हम उनको पकड़ सकते हैं जो हम पकड़ना चाहते द्ैं। पर हमारे प्रदर्शन का 
तात्पर्य यह नही है । मेने श्ान्तिपूर्ण तरीके पर कंदी होना स्वीकार कर लिया 
हुँ । गान्धीजी ने हमको कुछ करने या मरने का श्रादेश दिया हैं । लेकिन 
उन्होने हमे अहिसक रहने के लिए भी कहा है। अगर हम हिसात्मक कार्य 
करेंगे तो गान्धीजी उसे पसन्द न करेगे। उत्तके हृदय को बहुत दुःख होगा । 
इसलिए शआ॥राप ज्ान्तिपुर्वंक घर चले जाइए ।” 

गान्धीजी के नाम पर यह एक कसम थी। लोगो ने अपने नेता का 
कहना माना और वे शान्तिमय ढंग से भ्रपने घरो को वापस लौट गये । 

सितारा ने भागे चलकर, जब श्रान्दोलन ने गुप्त रूप घारण किया, तो 
इस दिशा में प्नौर भी असाधारण ख्याति प्राप्ति की । जो कार्यकर्ता फरार हुए 
उन्होने समानान्तर सरकार की स्थापना की । इसे पटरी सरकार कहा जाता 
था । इसने सरकार-परस्तों में भारी आतंक बिठा दिया । उसका न्याय-शासत्त 
बड़ा सख्त था । जो लोग इस सरकार की दृष्टि से श्रपराघ करते थे और 
विदेशी राज को मदद पहुंचाते थे, उन्को श्रग-संग करके सख्त सज़ा दी जाती 
थी । जब श्रन्य भागों में शान्ति होगई, तब भी सितारा में सरकार का दमन ' 


' बराबर जारी रहा। वहाँ पूर्ण शान्ति तो कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल की स्थापना 


के पदचात्‌ ही कायम हुई, जब कि तमाम दमनकारी कारंवाई बन्द की गई। 


करनांटक 


भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में कर्नाटक का सदा महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रहा है ॥ सन्‌ १६२१ से १९४२ तक जितने भी आन्दोलन चले, कर्नाटक 
के लोगो ने इन सबमे अपनी प्रतिभा, सगठन-शक्ति व सामूहिक "जोश का 
प्रदर्शत किया है और अनेक प्रकार की यातनांये सही हूँ । स्वभाव से ही यहां 
के लोगों का गान्धीजी के नेतृत्व मे पूर्ण विश्वास रहा है । कर्नाठक का शानदार 
इतिहास है । वह कला व सस्क्ृति के लिए विख्यात हैं। कर्नाठक के लोगों को 
संगीत से बड़ा प्रेम है और वे स्वभावतः: धाभिक हे ।-शायद इसी कारण उन्हे 
भान्धीजी के नेतृत्व मे श्रोर अधिक विश्वास है । दक्षिण के वीरो की अनेको 
कहानियां प्रचलित हे । यहां रेड्डी, तलवार, वादम, नायक आदि कितने ही प्रकार 
के सैनिक है जिन्होंने अपनी बहादुरी व सैनिक कला के कारण कर्नाठक में ही 
नही बल्कि दक्षिण के और सूबों में भी ख्याति प्राप्त की है । ' 


बम्बई प्रान्त आग का लपटों में १७ 


मेने उपरोक्त वातों को थोड़ा-सा केवल इसलिए बताने का प्रयत्त 
किया कि आन्दोलन की गतिविधि पर प्रत्येक प्रान्त की जनता की मनोवृत्ति, 
भावनाओं, कल्पनाग्रों तथा बाह्य परिस्थितियों का गहरा प्रमाव पड़ता है । 
कर्नाटक में जब कांग्रेसी नेताओं के पकड़े जाने की ख़बर फैली तो वहां के लोगों 
ने विभिन्न आन्दोलनों हारा जो ट्रेनिंग पाईथी, उसके अ्रनसार अपना विरोध 
प्रकट किया । वे नाखो की तादाद में संगठित रूप से उठे झौर श्रान्दोलन को सबसे 
अधिक लम्बे कांल तक सामूहिक व व्यक्तियत रूप में जारी रखा। इस दृष्टि 
से कर्नाटक प्रान्त सारे भारत में सर्वप्रथम हँ। किसी भी प्रान्त में इतने संगठित 
रूप से आन्दोलन का प्रवाह नहीं रहा । इसका श्रेय कर्नाटक के नेताओं को ही' 
हैँ। इतना ही वही जहां एक ओर कर्नाठक के गांव-गांव में विद्रोह की यह 
अग्नि फैली वहां दूसरी ओर हमने देखा कि वहां पर एक भी सरकारी करम- 
चारी की हत्या नहीं हुई, हालांकि वहाँ लोगों के घरों को जलाया गया श्ौर 
उन्हें तरह-तरह की शारीरिक यातनाएं भोगनी पड़ी । 


गान्धीजी का सन्देश 
८ अ्रगस्त, सन्‌ १९४२ की रात को कर्चाटक के नेता श्री गोपालराव 
विलवादी गान्धीजी के पास सन्देश लेने के लिए गये । गांधीजी ने संघ की 
सम्मावना समभते हुए यह सन्देश दिया, “में कर्नाठक के रहने वालो से यह 
आद्या करता हूं कि वे आने वाले यज्ञ में अपनी पूर्ण शक्तित से योग देंगे।” 
इसका वहां के लोगो पर इतना गहरा असर पडा कि उन्होने श्रनग्रिनत लाठियों 
के प्रहारों, गोलियों की बौछारों, श्र फौज व पुलिस की ज्यादतियों को दिलेरी 
व जवांमर्दी से खुशी-सुशी सहा। लगभग २ हजार झ्ादमी आन्दोलन में 
पकड़े गये । 
आन्दोलन की गतिविधि ु 
कर्नाठक में होने वाले आन्दोलन को हम तीन भागों मे बांट सकते हैं-- 
१. ८ अगध्त सन्‌ १९४२ से लेकर १६ सितम्बर सन्‌ १९४२ तक। 
इस काल में वहां की जनता ने सामूहिक विद्रोह किया भौर न्याय व 
शान्ति-रक्षा का भार अपने ऊपर के लिया । गांव-गांव और कस्वे-कस्वे में 
हड़तालें, सभायें और विरोध-प्रदर्शन हुए श्रौर इस प्रकार जनता ने ब्रिटिश 
राज्य को माननें से साफ इन्कार किया । पर यह जो कुछ हुश्ला, वह सब 
संगठित नही हुश्ना । इसमें जोश की म्ांत्रा अधिक थी 
२. १८ सितम्बर सन्‌ १९४२ से लेकर ५ नवम्बर सन्‌ १९४२ तक 


पद सन्‌ बयालीस का विद्रोट् 


टूस काल में कर्नाटक के नेताशो ने जनता के जोदध्य ये दावित को ठीफ 
तरीके से प्रयोग करने के लिए आादोलन को संगठित रूप दिया और सब्मार 
के घिशद्ध संगठित नीति को प्रपनायां । 2सी कोल में कनटिया में सरकारी 
राज्य-व्यवस्था तथा मार्ग-व्यवस्था रेल, तार, टेलीफोन श्रादि को अस्नन्‍्ययस्त 
करने का संगठित प्रयत्न किया गया । 
३. ५ नवम्बर सन्‌ १६४२ से छिकर ५ मई सन १९४६ तक । 
इस फाल में कर्नाटक में संगठित घुछे सामहिकः प्रयस्त हुए । सरकारी 
राज्यसत्ता प्राप्त करने के लिए यह प्रयत्न घुद्ध सस्याग्रही श्राघार पर थे | पर 
इस थार उनमें प्रधिक तेजी थे घव्ति थी । इस प्रदार घान्दोलतस का पहला 
काल असंगठित व क्षणिक था, दूसरे ये संगठित वे सतत प्रयत्न थे शौर तीसरे 
में सत्याग्रही सिद्धान्तों का पूर्णत: पालन किया गया । गारवीजी के छूटले ही 
यहाँ के श्रान्दोलन की गति समाप्त हो गई । 
इन तीनों काजों में जो प्राजदोलन इस प्रान्त में हुए औौर जिम प्रकार 
के प्रोग्राम बनाये गये उन्हें हम दो भागों में बांद सकते हूं। (१) सत्याग्रही 
विरोध प्रदर्शन ओर (२) सरकारी व्यवस्था को प्रस्तव्यस्त फरने के तोह-फोड 
के काम । जहां तक पहली किस्म के कार्मो का सम्बन्ध हूँ, उनका विस्तार से 
बताना मुश्किल है, पर फिर भी उस प्रोग्राम के प्रघीनत इस प्रकार के कार्य 
, किये गये :--- 
१. जुलूसो औौर जलसो पर लगे हुए प्रतियनन्‍्ध को साफ खुछे तराके 
पर ठोड़ा गया । 
२. छापेखानों त्पा साइवलोस्टाइल वाजे प्रतिवन्‍्धो की अवहेललना 
फी गई ॥ ८ 
हे. बुलेटिन व पोस्टर खुले रूप से बांटे गए । 
४. नमक कानून तोड़ा गया । 
५. भअदालतों व शराब की दूकानों पर पिकेटिंग किया नया । 
६. चगेर टिकट के सफर किया गया 
इस प्रकार के प्रोग्राम पर सारे प्रान्त में गप्रमल हुआ भ्रौर सरकार ने 
उसे पकड़-घकड़, लाठो, राइफल की मार तथा भारत रक्षा फानन द्वारा विफल 
करने का प्रयत्व किया । 
तोड-फोड 
इस- प्रान्त में जो तोड़-फोड़ के कार्य हुए, उनमें मुस्य ये हे :-- 
२. टेलीग्राफ भौर टेलीकोन के तारों को उख़ाड़ा गया । इस प्रकार के 


बम्वई प्रान्तत आग की लप़्टों में ९९ 


59६०० सफल व असफल प्रयल प्रान्त में हुए । 

२. २२० गावों में गांव के रेकार्ड छीने व जलाये गये । 

३. छोटे व बड़े लगभग ३२ डाकखानों को क्षति पहुंची श्रौर उच्र पर 
कब्जा करने के प्रयत्त हुए। लगभग ५१ फी सदी चिट्ठी डालने की संदुकचियों 

'को बरबाद किया । लगभग १०० डाक थंले छीने गये और उन्हे वरबांद किया 
गया | लगभग १६ डांक ले जाने वाली गाड़ियों पर आक्रमण हुए और डोक 
के थैलों को छीना गया । 

४. लगभग ४४ डाक बंगलों को क्षति पहुंची या पूर्णतः: वरबाद कर 
दिये गये । बंगलों मे उस काल में पुलिस व रेवेन्यू श्रफसरों के कैम्प थे । 

५. लगभग ६५ शराब व गांजे की दूकानों पर आक्रमण हुए श्रौर 
उन्हे नष्ट किया गया और लगभग ५० डिब्बों को जिनमे शराब भरी हुई थी 
वहा दिया गया । 

६. २५७ गावों के सरकारी दफ्तर या तो क्षति-पग्रस्त हुए या नष्ठ हुए । 

, ७. १॥ लाख रुपये की सरकारी लकड़ी में श्राग लगा दी गई ॥ 

८. लगभग २६ रेलवे स्टेशनों को या तो जलाया गया या  क्षत्ति-ग्रस्त 
“किया गया। 

९, लगभग ११ बार रेलगाड़ियां पटरी पर से उतरी और १३ दफा 
'रेल की पठटरिया उखाड़ी गईं और रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के अनेक 
प्रयत्न किये गये । 

नोठ---कैवल एक दफा एक मसाफिर गाड़ी उतरी जिसमें एक श्रादमी 
की क्षति हुई । श्रन्यथा श्रधिकतर मालगाड़ियों को ही उलठनें का प्रयत्व किया 
गया । 

१०, सडकों प्र के लगभग २४५ पुलियों के [तोड़ने के सफल व श्रसफल 
अयत्न हुए । 

११. इस वार लगानब॑न्दी का प्रयत्न नही हुआ, सिर्फ सरकार जो 
रुपया वसूल करंती थी उसे छीनने के श्रनेक प्रयत्न हुए । 

१२. लगभग ३० पुलिस सिपाहियों की वर्दियां उत्ततरवाई गईं और 
उनसे हथियार रखवा लिये गये । 

विधेष उल्लेखनीय वात यह हूँ कि कर्नाटक प्रान्त में एक भी मिसाल्ष 
ऐसी नहीं मिलती कि जनता ने किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आक्रमण 
किया हो या उसे लूटा हो । सारा आन्दोलन सरकारी सत्ता के विरुद्ध केन्द्रित 

' था शौर जब श्रान्दोलन के नेताश्रों को मालूम हुआ कि दो-चार जयह स्कूलों 


(०० '. सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


के रिकार्ड जलाये गये तो उन्होंने ऐसा व करने कीं हिदायत जारी कर दी | 
बाद में इस वात का पता चला कि यह वह स्कूल थे जहां पर पुलिस ने अपने 
कैम्प. डाल रखे थे । 
४ दमन के तरीके ।|प्रायः सभी जगह एक-से रहे । डराना, आतंक फैलाना, 
'; मासूम लोगों से रुपये वसूल करना आद्रि उपाय काम में लिये गये । पर चूंकि 
* कर्नाटक ,प्रान्त में कितने ही कार्यकर्ता ऐसे थे जो आन्दोलन प्रारम्भ होते ही 
अपने घरों से भाग निकले थे और श्रान्दोलन का सचालन कर रहे थे, इसलिए 
* पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए उनके रिइतेदारों व मित्रो-को श्रनेक प्रकार की 
यातनांयें दीं । बेटे के वजाय बाप को पकड़ा: गया और लोगो को पुलिस श्रौर 
फौज के घेरे में जमा किया गया तथा इस प्रकार उनके हृदय में भय विठा- 
कर उनसे भागे हुए लोगों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई । 
प्रारम्भ में घारवाड़, बेलगाव श्रौर उत्तरी कनारा में इन फरारों की 
संख्या, जो घोषित की गई, ३०,२२ तथा ३१४ थी, लेकिन कुछ ही दिनों वाद 
फरारीं की संख्या केवल घारवाड़ जिले में ही २३२ तक पहुच गई । उन, लोगों ने 
भ्रात्म-समपंण नही किये ओर पुलिस के नियम की अ्रवहेलना की ।- जब पुलिस 
उन्हें न पकड़ सकी तो यह कार्य फौज को सौंपा गया । फौज ने बेलंगांव जिले 
व घारवाड़ तथा रतनार जिले के प्रमुख इलाको को घेर लिया और पहाड़ी व 
जंगलों को छान मारा। फौजी रात को गांवों पर हमले करते थे । इनके आक्र- 
मणों का यह तरीका था कि गांव से बाहर लारियां खड़ी करके रातको गावों 
में चुपके से घुसते थे और सड़को पर खड़े होकर -आने-जाने वाले श्रादर्मियों को 
रोकते थे । रात भर उन्हे बन्द रखते थे श्रौर क्रिर उन सब जगहों. की तलाशी 
लेते थे। जहां पर उन्हें किसी फरार का सन्देह होता था वहां न केक्‍्ल' घरों 
की तलाणी ली गई, वल्कि फरारों को एक-एक करके चुनने के भी प्रयत्न हुए। 
रात को घरों में जा-जाकर ठाच॑ की रौशनी व बन्दूको के प्रहारों' से तलाशियां 
ली गईं | जंगलों मे रात को उड़ने व चमकने वाले बम श्रर्थात्‌ रोशनी करते 
वाले बम फेंके गये । रास्ते में जहां कही भी इक्के-दुक्के श्रादमी मिलते थे उच्च 
पर गोली चलाई जाती थी । इस प्रकार कितने ही लोग जख्मी हुएं। पुलिस ने 
मार-पीठ की तो हद कर दी । उंगलियों में पिने चुभावा, रात को सोने न देवा, 
तथा श्रत्य प्रकार की मानसिक यातनाएं देने के काफी उदाहरंण मिलते हें। 
एक स्केल मास्टर को बस से नीचे उतारकर इसलिए सड़क पर खीची 'गया 
कि उसने कांग्रेसी नारे बोले थे । वेतकी जिले में एक छोटे से बंच्चे के सारे दांत 
तोड़ दिये गये, क्योंकि उसने फरारो की बावत कोई इत्तिला वही दी । “ *" 


कु 


बम्बई प्रान्त झ्राग की लपटों में १०१ 


बेलगांव जिले के एक गांव में पुलिस की'एक टुकड़ी ने ५० सारियों 
के साथ ६ नवम्वर सन्‌ १९४२ को घेरा डाला श्र प्रत्येक घर की तलादी 
ली । उस समय उस लाइन के टेलीग्राफ पोस्ट पर पुलिस और फौज का पहरा 
था । डिप्टा सुपरिण्टेण्डेण्ट श्रौर चार सब इंसपेक्टर वहां पर मौजद थे । वहां पर 
उन्हें कुछ नही मिला । उन्होनें केवल चर्खा-संघ के दो कार्यवर्त्ताश्रों को पकड़- 
कर ही सनन्‍्तोष किया । 

३ नवम्बर को आधी रात”के कुछ देर पदचात्‌ कई सो फौजी सैनिकों 
ने संकेदवर ग्राम पर धावा बोला | सारे गांव व उसके खेतों तक को घेर लिया 
और गांव के लोगों को एक घर से दूसरे घर तक नही जाने दिया । लगभग 
२०-३० आदमियों को हिरांसत में लिया और फिर बाद में छोड़ दिया । उत्तरी 
कनारा में डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ने कई सौ पुलिस के सिपाहियों सहित 
अंकोला से वसेगौन और लुवेरे तक २० वर्ग मील के क्षेत्रफल पर घावा बोला ॥ 
“हर घर की तलाशी ली । इस प्रकार पुलिस ने फरारों के पकड़ने के कितने ही 
व्यर्थ प्रयत्न किये, पर इस इलाके के लोगों, ने अपने कार्यकर्त्ताओं को, जो उन्हें 
अपने जीवन से भी कही अधिक प्यारे थे, बचाया और पुलिस तथा: फौज के 
अनेक प्रयत्नों के बावजूद कार्यकर्त्ता आजाद-लोगों की तरह घूमते रहे ।. 

कर्नाटक में लगभग १८ जगह गोलियां चली | बगलौर में दो,दिन, के 
अन्दर पांच जगह गोलिया चली । इस प्रकार प्रात्त में लगभग ईछ७८ आदमी 
भरे श्रौर ६०० घायल हुए । लगभग १६"जगह, लाठी चार्ज हुआ और ३१ 
दफा में लगभग ९० श्रादमी सख्त जख्मी हुए और संकड़ों को छोटी-पीटी चोटें- 
आई । पुलिस ने फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए ढाई सौ से १५ सी रुपए 
तक के इनाम की घोषणा की और लगभग साढ़े तीन सौ कार्यकर्ताओं को मजद 
द्वारा फरार घोषित किया । लगभग ३ लाख ३६ हजार रुपए गांवो व शहरों 
पर सामूहिक जुर्माने के रूप मे लगाये गये; पर वसूल इससे कही श्रधिक किया 
गया | लगभग १४ गोवों में इस जुर्माने को वसूल करने के लिए कुकियां, हुई । 
आन्दोलन-काल में लगभग ३ हजार कुकिया हुई और लोगों के बर्तेन, गाय, 

बैल, भेंस सभी कुर्क कर लिये गये । विभिन्‍न अपसेधों में बहुत से लोगों पर 
मुकदमे चले और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त में श झ्रादमियों को फसी की सजा 
हुई और ११ को कोला पानी । इसके अतिरिक्त श्रौर भी बहुत से लोगों को 
लम्बी सजाएं हुई | सारे' प्रान्त मे लगभग ७१५७ आदमी गिरफ्तार हुए, जिनमें 


०-९. गम कक.. 


क्ै-२५०० मैसूर रियासत के थे । 
इन इलाकों में से कुछ ने जुर्माना न देने का निर्चय किया । यह इसाके 


१०२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


निल्नलिखित हे--पैचापुर, द्वीरा पागेस, वादी और होसूर; बेलगांव जिले में: 
कुर्मांथिली श्लौर गाकारा । उत्तरी कनारा जिले में दवीरावोगेसवादी ग्राम में जब 
डिप्टी कलेक्टर साहब १५ नवम्बर १९४२ को जुर्माना वसूल करने गये तो 
उस गांव के मुखिया भर श्रहलका रान ने कलेक्टर के साथ जाने श्रौर उस गांव कैः 
थोगों की सम्पत्ति कुके करने में मदद देने से साफ इन्कार कर दिया। उत्तरी 
डिवीजन के कमिइतर ने तो साफ तरीके से सरकार को लिख दिया कि जुर्माना , 
वयूल करने की नीति से लोगों के अन्दर श्रौर आग भड़कती हूँ । किर भी 
क॒न्नाटिक में जुर्माना वसूल करने में एक प्रकार की खुली लूट हुई। अनेकों: 
जगह पुलिस ने सामान को लूठ लिया श्रौर निर्दिष्ट जुर्माना देकर बाकी सामानः 
अपने साथ ले गये । 
कर्नाटक प्रान्त के न्‍्याय-विभाग ने कितने ही उ्यक्तियों को छोड़ विया, 
जिन्हे नीचे की श्रदालतों ने बिना कानून-कायदे लम्बी सजाए दे दी थी । 
कर्नाटक प्रान्त मे आन्दोलन-काल में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते है जबः 
कि जनता ने बांवजूद काफी उत्तेजना के हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया श्रौर 
न किंसी व्यक्ति की सम्पत्ति को ही नुकसान पहुंचाया । 
भमरगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने एक प्रमुख कार्यकर्ता से 
शिकायत की कि उनका बदुश्ना छीन लिया गयां है । उसने वहा पर उसकी” 
तहकीकात की श्रौर उनका बटुआ वापस दिलाया । 
इसी प्रकार जनवरी सन्‌ १९४३ मे जब कि जनता की एक दुकड़ी ने 
अनकालजी पुलिस स्टेशन पर धावा बोला तो कुछ लोगों ने इन सिपाहियों काः 
निजी सामान भी उठा लिया । पर बाद मे मालूम हुझ्ना कि, श्राग से बचाने के 
लिए उन लोगों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। इस प्रकार के 
और भी कई उदाहरण मिलते है । 
मेने ऊपर कर्नाटक में होने बाले श्रान्दोलन का बाह्य रूप बताने का. 
प्रयल्त किया हु। जहां वह व्यापक था वहा संगठित भी था श्र उसकी गति- 
विधि-से पता.चलता है कि उसके नेता बड़े ही नीति-निपुण थे। यहां पर सामू-* 
हिक अ्रदर्शन और तोड़-फोड़ दोनों ही प्रकार के कामों|में एक जैसी संगठन-, 
शक्ति दिखाई देती है । जैसा मेने ऊपर बताया है, यहां के लोगों में वीरता है 
और-“वे वार की हृदय से पूजा करते हे । इस कारण कर्नाटक प्रान्त, में-कितने 
ही ऐसे अपूर्व उदाहरण मिलते है जिनको सुनकर गवं से छाती ऊंची हो जाती. 
हूँ । यदि इस प्रकार के उदाहरण कही यूरोप के रण-क्षेत्र में हुए होते तो ब्रिटिक्ष 
सरकारश उन बहादुरों को तरह-तरह के खिताव और तमगे देती, पर पराधीनक 


बम्बई प्रान्त आग की लप्टों में १०३. 


भारत मे तो गोलियों द्वारा ही उनका स्वागत किया गया । 
। वीरतापूर्ण कार्य 
हुबली में गोलियो की बौछार से' नरेनदत नामक एक छोटी उम्र के 
'बोलक की मृत्यु हुई। मरने से कुछ पहले डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम क्या 
चाहते हो, तो उस बहादुर बच्चे ने अपनी मुद्दी बांधकंर जोर से कहा, “में 
स्वराज्य चाहता हू, और कुछ नही ।” अगले दित १५ हजार के समूह द्वारा 
उसकी श्रर्थी सजाकर जुलूस निकाला गया । 

, बेलगांव जिले में खदरीशिवपुर ग्राम में ग्रामीण लोग एक जलसा करने 
के लिए इकट्ठ॑ हुए और॑ उन्होंने श्रपने को पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया । यह 
खबर सुनते ही पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट सदल-बल गाव में पहुंचे। उस समय 
गांव में प्रभात-फेरी निकल रही थी। पुलिस भ्रफसर ने लोगों को तितर-बितर 
होने का आदेश दिया । लेकिन जुलूस के नेता शोतिया जोतियां ने कहा, “हम 
आज़ाद लोग है श्रोर श्रापके हुक्म को नही मान सकते । डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट ने 
गोली चलाने की धमकी दी । नेता ने धमकी को नज़रग्नन्दाज किया और वहीं 
उसे गोली मार दी गई। 

सवादत्तकी ग्राम मे जब एक प्रमुख नागरिक गअ्रमाधपत की गिरफ्तारी 
हुई और उसे नभतल दायर के दफ्तर ले जाया गया तो एक बड़े हुजूम ने उसे 
पुलिस से छीतना चाहा। गोलियां चली और जनता ने उनका वीरतापूर्वक 
मुकाबला किया अन्त में श्रमाधपत को छोड़ दिया गया । 

विद्यार्थियों और मजुदरों का योग 

श्रन्य प्रान्तो की भाति कर्नाटक प्रान्त में भी विद्याथियों ने आन्दोलन में 
अपूर्व जोश व बलिदान का भाव दिखाया । प्रायः हर कस्बे में, जहां स्कूल थे, 
उन्होने हड़ताले की, भारत-रक्षा-कानून की धाराओं को तोड़ा और प्रचार के 
लिए गांवों में गये । कित्तनी ही जगह उन्होने स्टेशनों को जलाया । देवनगर और 
बहावर के विद्याथियो ने जुलूस निकालने, भंडों की सलामी देने, बुलेटिन बांटने 
व छापने के कार्यो में विशेष हाथ बटाया ।,घारवाड़, हुबली, घटक, गेरगाव के 
विंद्याथियों ने विदेशी कपड़े श्रीर टोप इत्यादि जलाने तथा अपने प्रोफेसरों व 
भ्रष्यापकों को खादी से कपड़े देने के प्रोग्राम को चलाने का भी प्रयत्न किया । 
लगमग ३०० विद्याथियों को सजाए हुईं ॥ कितने ही विद्याथियों ने कई माह 
तक पनावा और देवनगर के बीच बग्गरेर टिकिठ सफर किया और रेलगाड़ी के 
इंजनों पर काग्रेसी कडा लगाया ओर पूरोपियन लोगों को गांधी ठोपियां पहनाने 
का प्रयत्व किया । ४. 


६०४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


कर्नाटक में बहुत कम मिले है। फिर भी भारत मिल्स झोर हुबली 
रैलवे वर्कशाप में हड़ताले रहीं । 


आन्दोलन की विशेष बातें... 

सन्‌ १६९४२ के नवम्बर मास मे भ्रखिल भारतीय खुफिया विभाग ने 
श्रपनी रिपोर्ट छापी थी। उसमें लिखा है कि कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेस-नेता 
आन्दोलन से बाहर रहे भ्रथवा फरार होगये । उन्होंने अपने संगठन को सुदृढ 
बनाकर सूब में तोड़-फोड़ के काम प्रारम्भ किये । पर वास्तविकता उसके विप- 
रीत है । निस्सन्देह कर्नाटक के प्रमुख नेता बाहर रहे भर उन्होने प्रान्दोलन का 
संगठन भी किया पर उन्होने श्रपनी यूरी शक्ति इस श्रोर लगाई कि श्रान्दोलन 
को लम्बे श्र्से तक जारी रकखा जाय और उस समय के विभिन्‍न कार्य-क्रम्तों को 
सफलता पूर्वक चलाया जाय | चूंकि इन लांगों का अपने-श्रपने इलाकों में गहरा 
प्रभाव था, इसलिए जनता ने उन्हे हर प्रकार की मदद दी । यह लोग खुले तरीके 
सें गावों में घूमते थे भौर कार्य करते थे । हां, सरकारी कर्मचारियों के साथ 
सीधा मोर्चा न छेते थे । वे इस वात का ध्यान रखते थे कि किसी की जान की 
हानि म हो। 

डेढ़ साल से श्रधिक काल तक कर्नाठक प्रान्त की जनता- का साहस व 
जोद्य वैसा ही बना रहा, यद्यपि उसे दबाने व॑ श्रातंक फैलाने के अनेक प्रयत्न 
किये गये । पुलिस व फौज की लारिया गांवों में घुमाई जाती थी पर जनता के 
हृदय में लचक पेदा नही हुई। वह इस प्रकार के आक्रमणों की आदी हो गईं थी 
शौर उसने उनके प्रत्यत्तर देने के तरीके भी सीख लिये थे। नारी के आते हो 
यथा-सम्भव दूसरे गावों में खबर भेज दी जाती थी । 

] 
अन्तिम प्रयास | 

आन्दोलन का अन्तिम काल ५-११-४३ से शुरू होता है, जब कि कर्ना- 
टक प्रान्त के कार्यकर्त्ताम्रों ने सत्थाग्रह-समिति बनाई और श्रान्दोलन के अन्दर 
पुन: नई जान डाली तथा उसको सामूहिक रूप देने का प्रयत्व किया । समिति 
ने निश्चय किया कि सरकार की खाद्य-नीति तथा श्राये दिन होने वाली श्रन्य 
ज़्यादतियों के विरुद्ध जनता को नये सिरे से श्रपता विरोध-प्र दर्शन करने के 
लिए प्रेरित किया जाय । सभाए की 'जायं और जुलूस निकाले जाय॑ तथा लंगे 
हुए प्रतिबन्धों को तोड़ा जाय । इस प्रकार ५-११-४३ से ५-५-४४ तक ६०० 
आदमी श्रौर भ्ौरतो को सजाएं हुईं। +जक 

६ मई सन्‌ १९४४ को जब गाधीजी छूटे तो कर्नाटक के कई कार्य- 


वम्बई प्रान्त आग की लपटों म १०४ 


-कर्त्ाओं ने उनके आदेशानुसार खुले रूप से कार्य करके तथा अपने को सरकार 
को सौंपना शुरू कर दिया और इस प्रकार . कनठिक प्रान्त-का विद्रोह जो & 
श्रगस्त सन्‌ १६९४२ को शुरू हुआ था, कई उतार-चढ़ाव के - बाद समाप्त-प्रायः 
हो गया । ४ 
कुछ आंकड़े 

यद्यपि किसी प्रोन्‍्त के ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है पर 
कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताश्रों ने संगठन को इतना व्यवस्थित श्ौर 
सुदृढ़ वना रखा था कि उनका अपने प्रान्त के हर जिले, कस्वे व गांव से सीधा 
सम्बन्ध रहा। फिर भी जो आंकड़े श्रागे दिये जाते हे, हो सकता हैँ कि वे अ्रधूरे 
च्हों और वास्तविक आंकड़े कही झ्रधिक हो । 


मिरफ्तारियां 

« जिला: सख्या . चोषित गिरफ्तारियां 
बेलगांव २३२६ श्र. 
बेलारी १५१ ह 
बीजापुर बे६५ 

कुर्गे छ्ड 
'घारवाड़ १३३७ र्‌ए४ 
उत्तरी कनारा दंड १४ 
दक्षिणी कनारा रे८ 
मसूर राज्य २५०४ 

दि कुल योग ७४३६ - ३२० 


आनन्‍्दोलन-काल में सरकार ने फरारों को पकड़ने तथा तोड़-फोड़ के 
कार्यों का पता चलाने के लिए २५० रुपये से लेकर ५०० रुपए तक इनाम देने 
'घीषणा की । इनमें से. १० घारवाड़ जिले तथा ६ बेलगांव जिले के कार्यकर्ताश्रों 
के फरारो के लिए घोषित किये गये 


गोली-काण्डों में जन-हानि ु 
कर्नाठक प्रान्त में श्रानदोलन में गोली-काण्डों के ' फल-तंवरूप हमाये 
आकड़ो के अ्रनुसार लगभग १८१ आदमी मरे श्ौर ५२० जख्मी हुए । कुछ 
स्थानों के श्रंक प्राप्त न हो सके । वंगलोर शहर में तोपखाने का भी प्रयोग 
किया गया और अ्रश्ु-गैस कई वार छोड़ी गई। हि 


१०६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


जुल्मों की अन्य घटनाये' 


प्रान्त के कुछ ही स्थानों में हुए जिन लाठी-प्हारों के अंक प्राप्त हुए 
हैँ उनके श्रनसार इन स्थानों में ३१ मर्तबा लाठी-प्रहार हुए श्रौर उसके फल- 
स्वरूप ८९ व्यक्ति जरूमी हुए 

दक्षिणी कनारा के कार्यकर्ता श्री संजीवन कामत को १५ बेत तार 
काटने के श्रारोप में लगाये गये । 

श्रान्दोलन के सिलसिले में ५ को फांसी, ११ को आजीवन कालापानी,,. 
६ को ७ साल, ६४ को ५ साल, १५ को ४ साल और १२० को ३ साल कैद 
की सजाएं दी गईं। सावारणतः कनटिक में ६ माह से लेकर २ साल तक की 
सजाएं हुईं । किन्तु कितने ही लोगों को डिस्ट्रिक्ट तथा ताल्‍लुका पुलिस में 
कांफा अर्स तक रहना पड़ा । 

निम्न प्रकार सामूहिक जुर्माने वसूल किये गये । 


बेलगांव १२ २०६००० रू० ह 





बीजापुर कै. हक २००० रू० 
पधारवाड़ र३ ६३९०० र० 
उत्तरी कनारा २६ ५३५०० २० 
मैसूर रियासत है २००० रु० 
जमखन्‍डी रियासत ५ २००० रु० 
कुल योग ७० ३६४६६४०० रु ० 
नोट:--केवल निपानी नगर से १॥ लाख रुपया वसूल किया गया । 
७ 
अन्य काय 


ब्रिटिश कर्नाठक के १६ स्टेशनों और मैसुर रियासत के ९ स्टेशनों पर 
हमले किये गये । 


' जायदाद को हानिए 
ब्रिटिश कर्नाटक ८ पर रे 
मैसूर रियासत ३ ८ १० 

केवल एक पैसेंजर ट्रेन धोखे से उलट गई, किन्तु इस घटना में कोई 
भी जख्मी नही हुश्ला । उसके बाद कभी भी पैसेन्जर न ट्रेनहीं उलटी गई । 

पुल व पुलियों को क्षति पहुंचाने की २५ वारदाते हुईं । 

तार काटने की बेलगांव जिले में ५६०, बेलारी मे १३०, बांजापुर में 
७०, धारवाड़ में ३९०, उत्तरी कनारा मे १८० और मैसूर रियासत में ३५० ६ 


डा 


बम्बई प्रान्त आग की लपटो में १०७ 


इस प्रकार कुल १६८० धठनाए हुई । कुर्ग के श्रांकड़े प्राप्त नहीं हो सके । 


' डाकखानों की हानि 


बेलगाम जिले के निपनी, नन्दागढ़, बेल्होनगल, सावाडबटी, गनपती-- 
गली, बेलगांव शहर श्रौर १२ दूसरे डाकघरों को, बीजापुर के वगलकोट 
डाकखाने को, धारवाड़ के ९ डाकखानों को तथा मंसूर रियासत में वेंगलौर 
शहर हैड पोस्ट श्राफिस श्रौर शहर के तीन श्लौर ठाकघरों को नुकसान पहुंचाया 
गया । बेलगांव, गोकक, हुबली, बैदगी, सिरसी श्रौर सीडापुर के मुख्य डाकघरों 
में चिट्रियो को जलाया गया। 

नीचे लिखे अनुसार डाक की लारियों पर हमले किये गये और थैलों 
को लूटा गया-- 


जिला लारियो की संख्या थैलों की संख्या चिट्ठियों के डिन्दे 
बेलगांम ७ ७२ न-+ 
बेलारी १ १ २५ 
बीजापुर ना ३ भू 
धारवाड़ - ५ २५९ 9 
उत्तरी कनारा ३ ३ ० 
मसूर रियासत ना ता हर 


बेलगांव जिले में १८ छोटे डाकखाने पूर्णतः बन्द होनये थे शोर कुछ 
काल तक तो बेल्होगली ताल्लुका के सारे छोटे डाकखानों की डाक तालुका 
पास्ट श्राफिस से मिलतो थी । 

बेलगाम जिले में डाक बंगलो भोर आरामघरों पर १७, बेलारी में ६, 
बीजापुर से ३, धारवाड़ में £ और उत्तरी कनारा में ४ । इस प्रकार कुल रेड 
हमले किये गये । / 

बेलगांव मे १३६, घारवाड़ मे ६४ झौर उत्तरी कवारा में २५ गायों 
के इस प्रकार कुल २२५ रिकार्ड बर्बाद किये गये | - | 

बगलौर दाहर मे शराब व गांजे की सारी दूकानें एक घाह तक पूर्णता 
बन्द रही । बेलगांव जिले मे बेचेप्ताष गांव के नजुदीक २५० श्रौर मैसुर 
रियासत में ५० ताड़ी के पेड़ काठ डाले गए । 

डीडवाद १५०० रु०, ठोलगी ३००० रु०, हानर ६५० २०, टीगाडोली 
४५० रु०, नेगलर ८५०० रु०, ईंटागी और सेसलर ८०० 5० हेवल ३००० ८० 
कुल १०१०० र० का सामूहिक जुर्माना किया गया। 


१०८ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


युद्ध सम्बन्धी क्षति 

१. युद्ध में भेजने के लिए गंगावती नदी के किनारे जो सलीपर व लकड़ी 
जमा की गई थी उसे जला दियां गया | इस प्रकार लगभग एक लाख की 
क्षति हुई । थ 

२. उत्तरी कनारा में हथीकर में साल की लकड़ी के डिपो भी जलाये 
गये ओर लगभग १५ हजार का नुकसान हुश्ना 

३. उत्तरी कनारा में -सिरसी में गवर्न॑मेंट के लकड़ी के स्टाक को आग 
लगाकर जला दिया गया। 
| ४. बेलगाम में दो घास के फौजी स्टाक जला दिये गये झौर लगभग 
२० हजार का नुकसांन हुझ्ना । है 


ु - पुलिस की निहत्था बनाना 
पुलिस को निहत्ये बनाने के £ प्रयत्व किये गए जिनमे लगभग २६ से 
भ्धिक पुलिस अफसरों व सिपाहियों के हथियार घरवा लिये गये श्रौर उन्हें 
मिहत्था बना दिया गया। इसके अ्रतिरिक्त पुलिस-चौकियों से कई जगह 
हथियारों को हठा लिया गया। 


जिला नजरबन्द 
पटना... +- 

मुंगेर पड 
चस्पारन १७ 
शाहवाद_ ७९ 
गया ४६ 


हजारीबाग ३२८ 
भागलपुर १०४ 


मृूजफ्फरपुर ६०. 
पूणिया.. २४ 
सारन. ५४ 
रांची १२ 
दरभड्भा . १८ 
मानभूम. -- 
,पिहमूम २४ 
पलामु ष 

' सथालपरगना-- 


* 


बिहार में खुला वि 


४ 


है. 


द्रोह 


गिरफ्तार दण्डित मारे गये घायल हुए सामूहिक जुर्माना 


कुछ आंकड़े 
डइ्३े८ट ररड३ रै० 
६२७ रेप्फ 5६ 
२,००८ ७०० र्२ 
२२५५ १८१०. -“-- 
१,०३५ ७८९ रड 
१३,३१० ७,०० १ श्रेरे 
४,००० १,००० ड४७ 
१०० ३०० प्० 
१,४७४ 8०0० डद्द्‌ 
२.००० ७१२ ५१७ 
रेएढड ९१६. -+- 
१,२०० २०० श्८फ 
हल | ५ अल | 
१७४ र२७एर॒ -- 
--+- हें०० 2 
च्‌ू०० ता रद 


६२१ 
च्ड्र 


श्र 


कक 


क््लञ 


६६६ 
बेदर 


१०० 


६० 


२०० 


१६ 


१२८६ 


घ,००,००० 
१,६७,७०० 
१,०३,२५० 
२०,००० 
रे + ४३,३०० 
१९,७७,२०० 
२,१८,४८० 
३ ५९,००० 
९,२८५,००० 
१,२ ४,००० 
६,००० 
४,८८,६०० 
३४,६४० 
२,१६४ 
३,४०० 


४०,००० 


सोठ---बविहार मे १२२ जगह गोलियां चली । ५२५० सरकारी संस्थाओं 
पर आक्रमण हुआ | १४४९ गाँव श्रोर ४७ सस्थावें सरकारी दमच और लूट की 


रे | 
/शिकाय हुई । , - 


रे 


५ है 
विहार का बलिदान 
सन १६४२ के आन्दोलन ने विहार में अपना एक विशेष इतिहास 


बताया है, जिसका प्रत्यक पृष्ठ व्यक्तिगत एव सामूहिक वीरता, श्रपूव जनो- 


११० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


स्साह, बलिदान, हृदय-विदारक दमन, गांवों की लूट, सैनिकों की पराशविक 
श्त्ति के नंगे नाच, श्रवलाओं, निरीह वच्चों तथा निरपराध जनता पर लाठियां 
झौर गौलियों की वौछार, राज-सत्ता प्राप्त करने के सामहिक एवं व्यक्तिगत 
, सफल और प्रसफल प्रयत्न तथा इसी प्रकार की श्रन्य संकढ़ों बातों से भरा 
पड़ा है । 

साम्राज्यज्ञाही के श्राक्रमण का उत्तर विह्दारवासियों ने खुल़े विद्रोह 
द्वारा दिया श्र “करो या मरो' मंत्र से उन्‍्मादित हाकर मालूम पड़ता हैं सारा- 
का-सारा बिहार एक साथ समुद्र की भांति उमड़ पड़ा । क्‍या गाँव, क्‍या 
शहर, प्रांन्त के कोने-कोने में विद्रोह फट पड़ा, जिसने मुर्दा दिलों में भी जान,डाल 
दी श्र उन्हें स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हेसते-हँसते प्राण निछावर करने के 
लिए तैयार कर दिया । ऐसा होना विहार ज॑से प्रदेश के लिए कोई झ्ाइचर्य की 
बात नहीं हूँ । क्रान्ति के सव कारण विहार में परिपक्व दश्षा में पहुंच चुके थे 
इसके श्रतिरिक्त विद्दार सदा से ही हिन्दुस्तान का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक 
केच्र रहा हैं । उसके श्रांगन में देश की राजघानी रह चुकी हैं । उसने देल्ष की 
स्वतंत्रता को श्राते-जाते देखा हैं। उसने संसार को भारत का संदेश सुनाया हु । 
संसार के दो महान्‌ धर्मी को उसने जन्म दिया हूँ | उसे भारत की श्राजादी के 
कई प्रसिद्ध श्रान्दोज़न छेड़ने एवं उन्हें सफल बनाने का श्रेय प्राप्त हैँ । विहार 
में ही गांवीजी के नेतृत्व में चम्पारन का सत्याग्रह हुश्ना । रचनात्मक कार्य के 
कितने ही सुव्यवस्थित आश्रम, राज़ेन्द्र वावू जैसे महानू तपस्वी नेता तथा 
अपने श्रपूर्वे साहस, विलक्षण चुद्धि-कौशल श्रादि के द्वारा देश को मुग्ध एवं 
चकित करने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे वीर---ये सब विहार की ही देन है । 

बिद्दार मुख्यतया कृपिप्रधान प्रान्त है । यहां कस्बे बहुत कम है । स्वभाव 
से हो यहाँ के लोग सीधे, सरल झौर घामिक प्रकृति के है । इनमें विद्वास, 
'बैयें तथा रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति स्वभावत: अधिक है । यहां पर 
कांग्रेत के अधिकांश नेंता देहात के लोग हुँ श्रौर इन पर गान्वीजी के सिद्धातों 
का गहरा प्रमाव है । हां सारन जिले में, जो श्री जयश्रकाशनारायण की जन्म 
भूमि एवं निवासस्थान होने के कारण समाजवादियों का मुख्य गढ़ माना जाता 
हैँ, समाजवादी विचार वढ़ रहे है । किन्तु प्रान्त की जनता गरान्घीजी तथा 
उनकी नीति से ही अधिक प्रेम करती हैँ । अ्रतएवं जब ६ श्रगस्त को वम्बई 
शहर में ब्रिटिश नौकरक्षाही ने कांग्रेस पर परलंह[र्वर जेसा प्रहार किया श्रौर 
विहार के श्राण रीजेन्द्र वाव्‌ भी जेल के सीखचों में बन्द कर दिये गये तो जनता 
क्षृब्ध हो उठी । वह अपने क्रोव को, अपने श्रावेग को, हृदय को विदीणं कंर 


डर 


बिहार मे खुला विद्रोह १११ 


: बाहर फूट पड़ने वाले जोश को रोक न सकी झौर अपने प्रान्त के तथा जिले के 
प्रमुख नेताओं के पकड़े जाने के वावजूद उसने झ्पना विरोध श्रत्यन्त उग्र रूप 
में अ्रकट किया । ' 
आन्दोलन का रूप । 

विद्रोह का श्रारम्भ हड़तालों से हुआ | प्रान्त भर के प्राय: सभी स्कूलों 
तथा कालेजों के विद्यार्थी ब्रिटिश सरकार के इस निन्दनीय कार्य के प्रति श्रपनी 
हादिक घृणा प्रकट करने के लिए श्रपनी पढ़ाई को छोड़ कर स्कूलों तथा कालेजों 
से बाहर आ गये | प्रान्त भर के व्यापारियों, मजदूरों भादि ने भी पूर्ण हड़ताल 
कर दी । स्थान-स्थान पर जुलूस निकाले जाने लगे भौर विरोध प्रदर्शन किया 
जाने लगा । पर जनता को इससे सन्‍्तोष न हुआ । क्रोघित एवं उन्मादित जनता 
कुछ श्रधिक करता चाहती थी । उसने मिस्टर एमरी का कांग्रेस प्रोग्राम सम्बन्धी 
झाडकास्ठ भाषण सुना । उधर बम्बई से लौटे हुए कार्यकर्ताश्नों ने जनता को 
बताया कि उन्हें सरकारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर उसे मटियामेट कर 
देना चाहिए। अत. १३-१४ श्रगस्त से ही विहार में सरकारी सत्ता पर कब्जा 
करने, रेल, तार, डाक, इत्यादि महकमों को भ्रस्त-व्यस्त करने तथा गुलामी के 
जुए को उतारकर उसके स्थान पुर अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने के 
सफल एवं असफल प्रयत्व क्‍या शहर, क्‍या गाँव, क्या बाजार, क्‍या घर सभी 
जुगह प्रारम्भ होगये । ह 

एक हजार से कही श्रधिक डाकखाबनों पर जनता ने या तो कब्जा कर 
'लिया या उन्हें बरबाद कर दिया । इस प्रकार बहुत से गांवो में कोई डाकखाना 
हां न रह गया था । इन गांवों में स्वयं-सेवकों के संगठित दल घूमते थे और 
मोर्चा-सा बनाकर रहते थे। गाँवों के लोगों को आशंका थी कि कोई बाहरी 
त्ताकत उन पर हमला करेगी। अत. अपनी सत्ता व सम्पत्ति को बचाने के लिए 
उन्हे सतक रहता है | यद्यपि विद्रोह का साम्राज्य छाया हुआ था, परन्तु सराह- 
क्नीय बात यह थी कि गाँवों मे कोई लूठ-मार के चिह्न नही थे । हिन्दू श्रीर 
मुसलमान दोनों ही सामूहिक रूप से पंचायते बना रहे थे श्रौर शान्ति स्थापित 
करने के 'प्रयत्न कर रहे थे | कितने ही गाँवों पर जब फोज ने धावा बोला तो 
वहाँ के लोगों ने संगठित एवं शातिमय तरीकों से दमन का मुकाबला किया। 
मुजफ्फरपुर के जिले में जनता ने लकडी के ढाल बनाकर गोलियों का मुकाबला 
किया । कुछ गावों में देहाती लोगों ने लम्बे-लम्त्रे बाँसों में आग लगाकर फौजी . 
लारियों का मुकाबला करने की सोची , थी । प्राय: हर गाँव में पचांस स्वयं- 
सेवक रहते थे श्रौर कुछ गाँवों में तो उनका संगठन और मोर्चाबन्दी इतनी भ्रच्छी 


११२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


थी कि फौजवालों को उस गांव में घुसने से पहले सोचना पड़ता था। संथाल 
परगना तथा दक्षिणी डिवीजन के सिहभूम. मानभूम, हजारीबाग श्रादि कुछ 
जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह यह श्रान्दोलन अ्रमृतपूर्व, उत्साह के साथ 
चला । पर इसका मतलब यह नहीं कि उन जिलों मे बलिदान न हुए | बलिदान 

हुए श्रीर उनका भारत के स्वतन्त्रता-युद्ध में एक विशेष स्थान है। कहनें 
का तात्पय इतना ही हैं कि श्रन्य जिलों की श्रपेक्षा उनमें श्रान्दोलन की गति 
धीमी रही । पूर्वी तथा पश्चिमी बिहार में तो लाखों की तादाद में जनता उठी 
श्रौर उसने ब्रिटिण शासन के चंगुल से निकलने के विभिन्न रूपों में श्रमेक सफल 
व असफल प्रयत्न किये । 

आन्दोलन की विशेषता 

प आन्दोलन की घटनाओं पर विचार करते समय हमारा ध्यान उसकी 
दो एक खास वातों पर गये बिना नही रहता । प्रान्त के मुसलमानों न भी श्रपने 
भादहयों के साथ इस भ्ानदोलन में काफी भाग लिया । प्रान्त में श्रान्दोलन संबंधी 
मुस्लिम बन्दियो की सख्या २५० तक पहुँच गई थी । काफी प्रलोभन दिये जाने 
पर भी मुसलमानों ने भ्रान्दोलन में सहयोग देने से मुंह न मोड़ा और उनको 
अपने पर वडा नाज है। यहाँ की स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ कथे-से-कंघा 
भिड़ा कर स्वतन्न्नता की इस लड़ाई में वीरता का परिचय दिया | 


जेलों पर हमला 
'विह्ार प्रान्त में कई स्थानों पर उत्तेजित जनता ने जेलों पर हमले किये 
श्र कैदियो को भगा दिया । मधुवनी में कैदियों ने जेल श्रधिकारियो के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया, सुपरिन्टेन्डेण्ट पकड़ लिया गया श्रोर जबरन जेल में ठंस दिया 
गया । राजनीतिक कैदियों को छोड़कर थाकी सब कैँदी जेल से भांग निकले, 
किन्तु उनमे से दो बाद में पकड़ लिये गये । करीव ३००० व्यक्षितयों ने हाजीपुर 
जेल पर हमला किया। जेल के फाटक नष्ठ-अष्ठ कर दिये गये श्रीर करीब 
१०० कैदी, जिनमे राज॑नैतिक कैदी भी शामिल थे,जेल से फरार हो गये । बाद 
में कुछ राजनेतिक कंदी पुलिस के हाथो पड़ गये और बुरी तरह पीठे गये, गधे 
पर चढ़ाकर घुमाये गये तथा उन पर ८०,००० रुपया जुर्माना किया गया । 
सीतामढ़ीं में १० हजार लोगों ने अपने नेता ठाकुर मंडलसिह तथा दूसरे कैदियो 
को मुक्त करने के लिए जेल को चारो ओर से घेर लिया । पुलिस ने जनता पर 
श्रश्नु गैस का प्रयोग किया किन्तु जनता धेर्य के साथ डटी रही शोर श्रार्खिर 
जेल पर कांग्रेस का तिरंगा कडा लहराकर मानी । आरा श्रौर गोड़ा (संथांल 


है हे 


निद्दार मं खूला विद्रोह १६९ 


परगना) फी जैेलें भी जनता के ऋ्रीध का शिकार बनीं झौर वहां से क्रमश: ७०० 
तथा ६०० कंदी भगा दिये गये । 


विद्यार्थियों का कार्य 


घिहार के आन्दोलन में घिद्याथियों तथा गाँवों फे नौजवानों ने खास 
हिस्सा लिया । मई विचार-घारा से प्रभावित इन विद्याथियों तथा नौजवानों 
के भुड-फे-फड घर-घर गली-गली एवं गांव-गांव से निकल-निकल कर स्थान- 
स्थान पर घूमने लगे शौर जनता को अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने का 
दिष्य-संदेश सुनाने लगे । इन नौजवानों में त्याग था, उत्साह था, जोश था 
और थी श्रपने देश को स्वतंत्र करने की तीम्न इच्छा । उनकी वाणी मं मुर्दा 
दिलों में भी जोश भ रने की शक्ति थी | यही कारुण था कि श्रधिकांश जगह 
गाँवो में फैले हुए सरकारी करमंचारियों को जनता की इस उमड़ती हुई बाढ के 
सोमने भ्रपना सिर भुकाना पडढ़ाओर गाँव-गाँव में सरकारी इमारतों पर 
कांग्रेत के .फंडे लहराते हुए दिखाई पड़ने लगे । लोगों ने कम-से-कम कुछ दिन 
के लिए तो जाना कि स्वतन्त्रता क्या चीज हैँ ? 


तोड-फोड 

बिहार में तोढ़-फोड़ का प्रोग्राम तब प्रारम्भ हुआ जब जनता तथा उस 
समय के नेताओं को दिखाई वैने लगा कि श्रब ब्रिटिश सरकार अपना राज्य 
पुनः स्वापित करने तथा जनता को कुचलते के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस 
झौर फौज इधर-उधर भेज रही है । जतता सरकार की इस नीति से घबरा 
उठी । उसके पास सुसज्जित सैनिकों का मुकाबला करने के लिए ग्रावश्यक 
सामान कहा था ? श्रतएव उसे सरकार की इस कोशिश को विफल करने का 
यही एक तरीका दीख पट्ठा कि चारों और रेल-तार काट दिये जाय, स्टेशन 
जला दिये जाय और इस प्रकार यातायात के साधन नष्ट कर दिये जायं । इस 
प्रोग्राम में उसने काफी सफलता प्राप्त की। पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी जिलों 
के थोडे से स्टेशनों को छोडकर प्राय. सभी स्टेशन या तो जला दिये गये थे 
या उन्हें बहुत श्रधिक नुकसान पहुँचा दिया गया । मीलो तक रेल की 
पटरियाँ उस्राड़ दी गई । पूरे अगस्त और १५ सितम्बर तक यही हालत 
रही । न फही टिकिट मिलते थे और न ,कही उन्हें काटने की पर्चिग मशीन 
तथा भ्रम्य प्रौजार ही मिलते थे । बहुत दिनों तक लोग एक ही षिकट द्वारा सफर 
कर सकते थे श्रौर तार इत्यादि भेजनें का सिलसिला तो कई महीने बाद 

जारी हुआ | 


११४ सन्‌ वगालीस का विद्रोह 


शाहवाद, आरा, दरभंगा, 'चम्पारन, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, 
पुणिया श्रादि जिलों में लगभग ८० प्रतिशत देहातों मे स्थित थाने श्रपनें सदर 
मकामों पर आ गये थे श्रौर कितनी ही जगह ये जिले के सदर मृकाम भी घब- 
राहुट की स्थिति में कार्य कर रहे थे । जिले की कचहरियाँ बन्द हो गई थी 
और इन जिलों के देहातों में श्रंग्रेजी राज्य के श्रधिकांग चिह्न गायब होने लगे 
थे। यह स्थिति कुछ इलाकों में श्रगस्त मास तक श्रौर कुछ जिलों में एक डेड 
मास बाद तक ही टिक सकी । 


मजदूरों का सहयोग 


विहार प्रान्त में ठाटानगर तथा डालमिया नगर दो ही प्रधान श्रौद्योगिक 
केन्द्र है। राष्ट्-नेताओ की गिरफ्तारी का समाचार सुनते हो टाठानगर के 
मजदूर भी क्रोधित एवं अघीर हो उठ । उन्होने विरोध स्वरूप हड़ताल 
करने का निर्णय किया । इत्ती बीच १५ श्रगस्त की रात को उनके पांच नेता 
श्री एम० जोहन, एम० के घोष, टी ० पी० सिन्हा, एन० सी० मुकर्जी तथा चेता- 
सिंह उनसे छीनकर जेलों के अन्दर ठस दिये गये । त्रेतासिंह २८ वर्ष के वह 
नोजवान सिवख थे जिन्हे जेल की सख्तियों के विरुद्ध दो वार भूख हड़ताल 
करनी पड़ी। दूसरी भूख हडताल समाप्त होने के वाद ही वह वीर पटना के 
सरकारी श्रस्पताल में श्रपता यह नश्वर शरीर देश की वेदी पर उत्स्ग कर 
सदा के लिए दान्त होगय।। मजदूर लोगों का क्रोध चरम सीमा पर पहुँच 
चुका था, श्रव वे उसे दवाएं रखने में श्रसमर्थ थे। परिणामस्वरूप २० 
भ्रगस्त से ३०,००० मजदूरों की हड़ताल श्रारम्भ हुई । क्या बूढे, क्या जवान, 
क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, कया स्त्री, क्या पुरुष सभी श्रेणी के मजदूरों ने हड़- 
ताल में भाग लिया श्रौर इस तरह यह दिखा दिया कि देश के नेताग्रों के प्रति 
उनकी कितनी हमदर्दी है तथा देश की स्वतंत्रता को वे अपने व्यवितगत सुख 
एवं भाराम से कितना श्रधिक महत्त्व देते हे । मजदूरों की यह हडताल लगातार 
१३ दिन तक चलती रही ! उसकी यह विशेषता थी कि वह पूर्ण अ्रहिंसात्मक 
रही । जन तथा घन किसी की भी कुछ हानि न की गई | श्री टी० एम० शाह 
के शब्दों मे, “हड़ताल इतनी स्वाभाविक तथा शान्तिपूर्ण थी कि प्रमेरिकन और 
प्रन्य विदेशी सैनिकों को भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ी और यह 
कहना पड! कि इस तरीके की हडताल की हम श्रपने देश के मजदूरों से भी 
श्राशा नही कर सकते ।” अधिकारी वर्ग ने मजदूरों में फूट डालने तथा नये 
मजदूर भरती करने के लिए तरह-तरह से ज़ालच दिये, धमकाया, डराद्या, 


बिहार में खुला विद्रोह ११५ 


बहकाया पर एक भी मजदूर हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार नही हुआझा । हर एक 
को इस बात का गर्व था कि वह अपने लिए नही, अपने परिवार के लिए नही, 
बल्कि अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा हैं। बहुतों ने अपनी जाव 
जोखिम में डाली, फैक्टरी के दरवाजों पर पिकेटिंग की, जेल गये तथा अन्य 
बहुत-सी मृसीब्तों को केला । इस प्रकार का प्रदर्शन श्रन्य स्थानों के मजदूरों 
ने भी किया और अपने वलिदान तथा त्याग द्वारा देश की स्वतंत्रता की लड़ाई 
को श्रागे बढ़ाया । 

विहार प्रान्त में सरकारी दमन का इतिहास हृदय-विदारक, खून खौला 
देने वाली लज्जञाजनक घटनाओं व कांडो से भरा पड़ा है। इसका हरेक पृष्ठ 
निहत्थे किन्तु उत्तेजित लोगों के खून से रंगा हुआ है। नौकरशाही ने जिस 
कऋ्ररता से लोगों की भावनाश्रों को कुचलना चाहा देसा सम्भवत्त: संसार में 
अन्यत्न शायद ही किया गया हो। विहार के हरे-भरे सम्पन्न गांव किस प्रकार 
इमशान में परिवर्तित कर दिए गये, इसकी अपनी ही रोमाज्चकारी कहानी है, 
जिसको सुतकर दिल दहलने लगता हैं, आंखों में खून उतर आता है और शरीर 
का एक-एक अंग विद्रोह करने लगता है । 

टॉमी, गुरखा, पठान, जाट, आदि सेनिक मनमाना श्रत्योचार करने के 
के लिए प्रान्त के प्राय: सभी जिलों में छोड़ दिये गए । प्रारम्भ में गोरे सिपाही 
भी भेजे गये वैयोकि नौकरशाही काले सिपाहियो पर पूर्णतया विश्वास नही कर 
सकती थी । इन गोरे सिपाहियों ,ने नशे में चूर होकर अंधाधुंघ लोगों का 
गोलियों का शिकार बनाया । बहुत जगह इन मनचले सिपाहियों ने दिलवहलाव 
के लिए भी गोली के वार किये । गांवों को लूटा गया, जलाया गया तथा इस 
प्रकार आतंक जमाकर पुन: ब्रिटिश राज-सत्ता के चिह्न पुनर्जीचित किये गए । 
जिलो में थाने पुन: वापिस गये । जो घिपाही तथा थानेदार जनता के डर से भाग 
गये थे वे अव फौज की सहायता से फिर अपनी-अ्रपनी जगह बुला लिये गए । 
फौजी, लोग तथा पुलिस के कर्मचारियों 'ने स्त्रियों के साथ भाति-भति के 
अ्रत्याचार किये । उन्हें नंगा कर-पीटा गया, घसीटठा गया, उनके साथ बलात्कार 
किया गया | कितने ही ग्रामीण लोगों को बुरी तरह पीठा गया, कितनों को 
पकड़ने की घमकी देकर . उनसे रुपया ऐंठा गया। खाते-पीते लोगों को केवल 
झपतनी सम्पत्ति के कारण और भी अ्रधिक तकलीफों का सामना करना पड़ा । 
पुलिस व फौज के सिपाहियों की इन पर खास दृष्टि रही और यही लोग थे 
जिल्‍्होने युद्ध-प्रयासों .में काफी पैसा दिया था | 


१६१६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह! 


चर्खा-संघ पर हमला 


बिहार प्र/न्त मे चर्खा-सघ की सस्थाएं भी पुलिस के दमन से श्रछती 
न रही । पहले-पहल पुलिस ने मधु॒वनी केन्द्र पर, जो जिले का प्रधान केन्द्र हैं, 
हमला किया श्रौर उसकी तमाम सम्पत्ति पर मोहर चपड़ी लगा दी । बाद में 
तो सकोरा, लहेरिया, सराय, मुजफ्फरपुर, मामजद, पीजनगर, वरसिघयार, 
हाजीपुर, भगन, बिगडा, नवादा, शिवनार, चाववाला, राँची श्रादि स्थानों के 
खादी श्राश्नमों पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया झौर उन पर मोहर चपड़ी 
लगा दी गई | शंकरपुर, हहृदपुर, खर्जाली, ऊमर्गाँव, हयखा, भरावा, डीघवाडा, 
सीतामढी तथा विथौली के खादी भंडारों में श्राग लगा दी गई श्रोर तमाम 
सामान जलाकर राख कर दिया गया । महदपुर, मधुपुर, भानीगची, विन्नम 
एवं बेदुल में तो पुलिस तथा फौजियों ने खादी भंडारों को बुरी तरह लूटा 
श्रौर इस प्रकार कमीनेपन का परिचय दिया । बिहार चर्खा-संघ के ६० से 
प्रधिक मुख्य कार्यकर्ता जेल के सीखचों में वन्दर कर दिये गए। संघ से जिसका 
थोड़ा वहुत भी प्रत्यक्ष एवं श्रप्रत््यक्ष सम्बन्ध था पुलिस वालो ने उसे भी 
श्रछृता न छोड़ा । संघ के कपड़े घोने वाले बेचारे घोवियो के घर भी लूट 
लिये गए । रे 

इनके अतिरिक्त पुलिस तथा फौजियों के अन्य जघन्य एवं अमानुषिक 
कृत्यो का विवरण जिलों के विवरण में आगे दिया जायगा । 


१, पटना जिला 

पटना सम्पूर्ण विहार प्रान्त का सदर मुकाम है, अतएवं श्रान्दोलन का 
श्रीगणेश भी यही से हुआ । बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के साथ पटना में 
राजेन्द्र बाबू के पकड़े जाने से जनता क्षुब्ध हो उठी | पटना तथा अन्य शहरो 
में हडताल प्रारम्भ होगई । पटना के सब स्कूल तथा कालेज बन्द हो गये । 
उत्तेजित जनता ने रेल, तार, डाक आदि प्रायः सभी सरकारी संस्थाझ्रो पर 
पपता अधिकार जमा लिया और पूर्ण रूप [से सरकारी शासत् को पंगू बता 
दिया । पुलिस चौकियों तथा सरकारी कचहरियों पर भी जनता का श्रषिकार 
हो गया । बड़े-बड़े सरकारी अ्रफसरों को या तो श्रन्य स्थानों पर भाग जाना 
पड़ा या जनता को आात्म-समर्पण कर अपनी जान बचानी पड़ी । यातायात के 
सभी साधन नष्ट कर दिये गए, जिससे वहाँ की कोई खबर बाहरी दुनियां को 
ते मिल सकी । इस प्रकार कुछ दिनो के लिए पटना दुनियों [के दूसरे हिस्सों 
से एक प्रकार अलग-सा हो गया | 


बिहार में खुला विद्रोह ११७ 


सोमवार १० अगस्त का दिन पटना के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
दिन था। इस दिन जिम उत्साह एवं जोब के साथ दो-चार वहीं, दस्त-बीस 
नही, सेकड़ों-हजारों की संख्या में स्कूलो तथा कालेज के लड़के राष्ट्रीय मंडे 
हाथ में लिये शहर की सड़कों पर घृम रहें थे, उसका स्मरण कर मूुर्दा दिलों में 
भी जोण श्राये बिनो नहीं रह सकता । यह वह दृश्य था, जिसते नोजवानों को 
हँसते-हँसते देश की आजादी के लिए अपने प्राणों के कुर्बाव होने का सवक सिखाया 
था, यह वह अपूर्व पर्व था जिसने स्त्रियों को अपने भाइयों तथा पतियों के साथ 
स्वतंत्रता के इस पत्ित्र युद्ध में कन्घे-से-कन्धा भिडाकर लड़ते को तंयार किया 
था, राष्ट्रीय सैनिकों की यह वह परेड थी, जिसने छोटे-छोटे बच्चों को अपनी 
जाने न्‍्यौछावर करने को तंयार किया था-। 
स्वतन्त्रता के ये नौजवान सिपाही, कांग्रेस के अहिसा के सिद्धान्त का 
पूरी तरह से पालन करते हुए जगह-जगह लोगो को बलिदान करने के लिए 
तैयार करते हुए घूमने लगे | सरकारी भ्रविकारियों ने पुलिस की सहायता से 
उन्हे तितर-वितर करना चाहा । पर नौजवानों के त्वाग ते सिपाहियो का दिल 
दहला दिया भर उन्होंने लाठो चार्ज करने से साफ इन्कार कर दिया | ११ 
अगस्त को सवेरे से प्रभात फेरियाँ भुरू हुईं | स्कूलों तथा कालेजों में पिकेटिंग 
प्रारम्स हुआ । पिकेटिंग करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया। कई पकड़े 
गये, बहुतों को चोटे आई | सारा शहर इन नारो से गूंज रहा था। “बम्बई 
से आई झावाज़, इन्कलाव ज़िन्दावाद” “जेल की कड़ियाँ करें पुकार, इनक़लाब 
जिन्दाबांद ऐसा प्रतीत होता था मानो शहर का एक-एक कण “इन्क्रलाब 
जिन्दाबाद' की घ्वनि कर रहा हुँ । विद्यार्थी गण बड़ी उमग के साथ आगे बढ़ 
रहे थे । पुलिस लाइन के पास कलक्टर ग्रा्चर कुछ घुड़सवारों तथा लाठी धारी 
सिपाहियों के साथ जुलूस को रोकने के लिए खड़ा था । मौलवी बशीर ने बढ़ती 
हुई जनता पर लाठी प्रह्मर करने का हुक्म दिया, किन्तु मि० शआ्रार्चर के रोक दिये 
जाने पर जनता उसी गति से श्रागे बढ़ती गई । गल्स हाई स्कूल के पास जुलूस 
पहुँच गया | अचानक जनता पर वेतों की वर्षा होने लगी, घोड़े दोड़ाये जाने 
लगे, लाठी का प्रह्ार होने लगा | बलूची घुड़सवारो ने बड़ी बर्बरता का परिचय 
दिया । जनता तितर-वितर हो गई | संकड़ों देशभक्त लाठी के शिकार हुए । 
किसी का हाथ टूठा, किसी की टांग दूढी, किसी का सिर फड गया, किसी के 
छाती पर चोट भाई तो किसी के दांत दूट गये । जनता में प्रतिहिसा की आग 
जल उठी | बिखरे हुए लोग इकद्धठे हो गए और प्रत्याचारियों पर ईटो से प्रहार 
करने लगे । पद जनमत हिसावृत्ति के पक्ष से न था। अतएवं लोगोंने अपना 


च्डु 


११८ ह सन्‌ बयालीस का विद्रोह , 


मोर्चा बदल दिया और वे सेक्रेटेरियट १९ 'मंडा गाड़ने के लिए लपक पड़े। ' 

'जुलूस भ्राज़ादी के नशे में चूर सेक्रेटेरियट पहुँचा । सभी लोग श्रपनी 
जान हथेली पर लिये हुए थे। श्रतएवं श्राज़ादी के इन दीवानों को कौन रोकने 
वाला था ? जहाँ देखो वही श्रजाब मस्ती थी। उधर मि० श्रार्चर गुरखा 
सिपाहियों के साथ सेक्रेटेरियट के सामने डटा खड़ा था । फोजी लोग प्रपनी- 
अपनी भयावत्ती राइफले लिये तैयार खड़े थे । 

मि० आंर्चर ने गरजते हुए लोगो से पूछा, “तुम क्‍या |चाहते हो ? 
“झडा फहराना” एक छोटे से छात्र ने आवेश के साथ उत्तर दिया । 

ग्राचर ने कललाकर कहा, “कौन भडा फहराना चाहता हैँ, वह जरा 
झागे झआ जावे ।” 

देखते-ही-देखते;ग्यारह छात्र जुलूस को चीरते हुए श्रागे श्राकर कतार 
म खड़ें हा गए । उत्तका सीना गव॑ के साथ आगे निकला हुश्ना था तथा श्रांखें 
ऋषध फे मारे लाल हो रही थी | श्रार्चर ने एक छोटे से छात्र की शोर सकेत 
करते हुए कड़ककर कहा, “भड। फहराना चाहता हूँ, फडा । भडा फहराने से 
' पहुले श्रपता सीना खोल ले ।” 

झार्चर का यह कहना था कि छात्र ने दोनो हाथों से श्रपना कुर्ता 
फाड़ा श्रौर सीना खोलकर सामने कर दिया । वह कतार में से एक कदम आगे 
निकल भाषा । 

श्राचर उस लड़के के साहस की कदर न्त कर सका । उसने तुरन्त हुक्म 
दिया--“गोली चलाश्रो” श्रोर उसी क्षण देखते-देख ते वे ग्यारहों वीर गोली के 
शिकार हो गए । फिर क्या था ? गोलियों की बौछार होने लगी । जनता 
घायल हुई, पर डटी रही । इतने में जय-घोष हुभ्ना 'वन्देमातरम्‌” अंग्रेजों 
भारत छोड़ो” । लागो की श्रांखे सेक्रेटेरियट के गुम्दद की ओर गई । देखा-एक 
दुबला-पतला चोजवान हाथ में तिरंगा भडा लिये मुसकरा रहा हूँ। अपार 
जनसमूह समुद्र की भाँति उमड़ पड़ा । उसका बलिदान सफल हुआ । कमीन 
फोजी इस समय तक वहाँ से हट चुके थे। सेक्रेटेरियट के गुम्बद पर लहराता 
हुआ तिरगा भडा ऐसा प्रतीत होता था मानो वह श्राजादी के इन श्रमर 
शहीदों की विमल कीति को हवा के कोको के साथ भ-मंडल के इस कोने से 
उस कोने तक पहुचा रहा हो । हे 

छ: विद्याथियों की मृत्यु वही हो चुकी थी | बाकी चार श्रस्पताल ले 
जाए गए[। तीन श्रस्पताल में पहुचते ही शात हो गये । एक को आपरेशन के 
लिए टेबुल पर लिटाया गया । |कुछ देर के बाद उसकी मूर्च्छा टूटी । झूठ 


विहार में खुला विद्राह 8६६ 


बालक ने आतुर भाव से डाक्टर से प्रदत्त किया--“मेरें गोली कहां लगी है 
पीठ पर या सीने में ?” डावटर लड़के के भाव को समझ गया । उसने गोली 
के घाव की ओर इजारा करते हुए कहां, “गोली सीने के बीच में लगी है ।” 
लड़का कुछ मुसकराया और बड़े गवे के साथ घीमे स्वर में बोला. “अच्छा, 
लोग यह तो न कहेगे कि भागते हुए के गोली लगी थी।” बस, श्रन्तिम गब्द के 
साथ उसके प्राण प्खेर इस नश्वर शरीर को त्याग कर छड़ गए- वह बालक 
तो श्रांज दुनिया में नही हे, किन्तु उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता के युद्ध 
में श्रमर हो गया है । ु 

घायलो के शरीर से जो गोलियाँ निकाली गई थी, उनकी जांच करने 
से पता चला है कि वे दमदम गोलियां थी, जिनका व्यवहार श्रस्तर्राष्ट्रीय विधान 
के मताबिक यद्ध-काल में भी मना हैं । 

सरकार का दमन चरम सीमा को पहुँच गया था। उसकी प्रत्तिक्रिया 
भी होनी थी । लोग अपने -मावों को श्रधिक न रोक सके । उन्होंने हिसा का 
जवाब हिसा से देने की ठांन ली । फलस्वरूप पटनासिटी स्टेशन गोदाम, शहर 
के सब लेटर बकक्‍्स, पटना-जंकशन, पोस्ठ आफिस आदि अनेक सरकारी स्थान 
जनता के क्रोध के शिकार बने । बहुत से इंजन तोड़ डाले गये, बिजली के तार 
कट गये, खम्मे तथा रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं। शहीदों की चिताश्रो से 
उठी हुई यह हिसा की प्रवल ज्वाला पटना शहर तक ही सीमित न रह सकी । 
वह सम्पूर्ण पटना जिले तथा सारे विहार प्र।न्त में फेल गई । 
हि दा तान दिन तक जनता का राज्य रहा। १४ अ्रगस्त को १० हजार 
टॉमी फौज शहर में जा पहुंची। गोरे फौजी लारियो में भर-भर कर नगर में 
गइत लगाने लगे और लोगों पर भांति-भांति के श्रत्याचार करने लगे। बड़े-बड़े 
प्रोफेसर, डाक्टर तथा श्रन्य श्रफसर भी गोरों के इन ग्रत्याचारों से न वच सके, 
फिर साधारण जनता का तो कहना ही क्या ? समस्त शहर में सैनिक राज्य 
स्थापित हो गया । दो दिन वाद और पलटन श्रा गई और टोलिया बनाकर इन 
लागो ने सारे पटना जिले पर श्रपना अधिकार जमा लिया। 

पटना के श्रतिरिक्त विक्रमपुर, बाढ़, बख्तियारपुर, गिरियकुस्थावां, 
सिलान, हिल्सा, चंडी व एकांगसराय थानों में झान्दोलन का जोर अधिक रहा | 
गिरियकुसिलान, स्थाबा,हिल्सां, चंडी व एकागसराय के थानो पर से तो पुलिस 
वापिस वुला ली गई थी श्ौर काफी अरे तक वर्हा ब्रिटिश सरकार की सत्ता 
गायब रहां | विहटा, गुलजारबाग, सपिसोपुर, नेपस, हरदासडीघा, करोता, झथ- 
मल, गोला, अंगार, पटना सिटी, वकाघाट, फतुआ, खुसरापुर, सौकामांधाद 


(२० सेत्‌ ब्यालौस का विद्रोह 


धादि कई श्रम्य स्टेदाबों बर भी जनता ने प्राक्रमण किये भौर प्राग लगाई सथा 
फर्नीचर वगैरा को नष्ट किया । हिस्सा प्रौर विहार शरीफ की कश्नहुरियों पर 
भी मंडे फहराए गए तथा उन्हें जघरदस्ती बन्द करा दिया गया | फलुहा मे 
दो कनाडियन श्रफसर उत्तेजित जनता द्वारा जला दिए गए। मृकासा ओर 
बिहटा की प्रसिद्ध लूटें हुईं जहाँ हजारों गष्टर कपटा सूटा गया । 

फुलवारी में गोली चार्ज में १७ आदमी मरे । बाद में ८ प्रादमी घायल 
हुए तथा एक की मृत्यु हुई। विक्रम में दो मरे तथा ४० घायल हुए । नोबतपुर 
में भी एक आदमी मारा गया। इसी प्रकार भ्रस्य जगहों पर भी बलिदान हुए 
है, पर उनके झ्ांकड़ें प्राप्त नहीं हो सके है । 

पटना जिले में सरकार का दमन बड़े प्रमानुधिक ढंग पर हुग्ना। कहा 
जाता हैं कि धिहार घरीफ की जेल में फंदियों का पाती की जगह पेशाब तक 
पिलाया गया था । कई दूसरी जगह प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड़ कर उनसे 
गन्दी नोजियों को साफ कराया गया 

मुंगेर जिला 

मुगेर जिले में काग्रेस का प्रचार खूब हुप्रा है। प्रगस्‍्त १९४२ में ता 
श्रीकृष्णसिह तथा जगलाल चौधरी, भूतपूर्व मन्त्री बिहार सरकार, ने काफी 
तूफानी दौरे किये थे श्रीर समय पर मुस्तेदी के साथ झ्रान्दोलन में जूक पड़ने के 
लिए वहां की जनता का आह्वान किया था। ६ प्रगस्त से यों तो अहिसात्मक 
रूप से हड़ताल, जुलूस, पिकेटिग श्रादि श्रारम्म होगए थे, किन्तु १४ तारीख 
को प्रचानक तोड़-फोड़ प्रारम्भ हो गई | समस्त छकिले में एक भयंकर तूफान 
खड़ा होगया । लड़कियों ने भी झ्रानदोलन में भाग लिया । कचहरी पर तिरंगा 
मण्डा फहराया गया, पिकेटिंग किया गया झोर वकीलों को वकालत स्थगित करने 
के लिए लाचार कर दिया गया। जिले के २० थानों में से १७ थाने प्रान्दोलन 
के शिकार हुए । बलिया, सड़गपुर तथा तारापुर के थानों में ताले डाल दिये 
गए शोर व्यवस्थाओं का भार जनता ने अपने ऊपर ले लिया | तारापुर में तो 
शासन-प्रवन्ध-समिति बनी, न्‍्यायाद्ीण नियुक्त हुए तथा स्वयसेवकों का दल 
संगठित किया गया । जिले मर के समस्त प्रमुख-प्रमुख स्टेशन जला दिये गए । 
गिद्वौर, काका, वादलपुरा, बखरी, परिहारा, खड्गपुरा, श्रसरगंज, गोगरों, 
बस्तियारपुर, क्यूल तथा शेखपुरा के उाकखाने ' एवं खगड़िया व क्यूल तथा 
कई अन्य स्थानों के शरावधर भी झ्राक्रमण के शिकार हुए । जमई, बेगूसराय, 
खगडिया और मुंगेंर की कचहरियों पर झंडे फहराये गए शभ्रौर टतमें ताज्षा 
क्षयाया गया। खड़गपुर, गोगरी क्यूल और शस्तपुरा के रजिस्ट्री प्रॉफिस के 


१६६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


तैनात गुंडे जनता पर टूट पड़े । उन भाड़े के टट्टुओं ने बिना कुछ सांचे संमे 
भीड़ पर लॉठियों की बाौछार कर दी । संकड़ों श्रादमी घायल हुए, जिनमें बहुत 
से मेले के लिए इकट्छे हुए लोग भी थे, जिनका जुलूस से कुछ सम्बन्ध न 
था। इन गुंडों ने मजदूरों को निर्दोष स्त्रियों को भी बहुत दूर तक खदेड़ा तथा 
उनके साथ नाना भाति से बलात्कार किये । इस हृत्याकाड में २० से श्रधिक 
जाने गई, जिनमें से एक तेरह वर्ष की वीर बालिका तुलिब्वरी भी थी । 

,, श्रभी यह नर-संहार समाप्त भी न हो पाया था कि शहर के बहुत से 
फौजी अ्रपने कमान्डर के साथ वहां आ पहुवे । उन्होंने कुछ भी दर्य।फ्त करने 
का कष्ट,न किया और मेले में इकट्ठे हुए लोगों को कांग्रेव स्वयंसेवक समभ- 
कर उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया । १६ श्रादगी गोली से मर गये पश्रौर 

बहुत से बुरी तरह घायल हुए । शहीद होने वालों में तीन स्त्रियां भी थी, जिन- 
में से एक गर्भवती थी । 
*' इस घटना के वाद पुलिस ने २६ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। 
सिर्फ तीन व्यक्ति कानून के मुताबिक दोपी निकले, वांकी सब कुछ सवृत न 
मिलने के कारण छोड़ दिये गए । सजा का हुक्म देते हुए मजिस्ट्ूंठ ने पुलिस 
के जनता पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाने के इस अमानुपिक कार्य को, जो 
पविवेकपूर्ण, कायरता से भरा हुआ था, अ्नियन्न्ित घोषित किया । श्रधिकारी 
लोग इस कलंक को धोने की इच्छा से “हाईकोर्ट तक पहुंचे, पर उसने इस 
मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया | मदालत का यह निष्पक्ष फैसला 
श्रासाम ट्रिब्यून, भ्रमृत बाजार पत्रिका! एवं 'हिन्दुरतान स्टेडर्ड' में आलोचना 
के साथ प्रक शित्त हुआ। श्रधिकारियों मे उपरोवत तीनो पत्रो पर भारत रक्षा 
नियर्मों की मातहत केस चला दिया । गोहपुर घटना में एक व्यवित को सजा 
हुई। वहां पर मी मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा कि जनता का प्रदर्शन पूर्ण रूप 
से प्हिसक था । 
इस घटना को खबर जब तेजपुर पहुंची तो वहां के नेताश्नों ने पुलिस 
द्वारा जचता पर की गईं इस ज्यादती के विरोधी में २१ सितम्बर की एक समा 
करने का निश्चय किया । पुलिस-प्रधिकारी भला इसे कंसे सहन करते उन्होंने 
२.बजे से ही शहर के प्रायः नाकों पर राइफल एव किर्चों से सुसज्जित सिपाही 
तेनात कर दिए ' ,कि लोग शहर में न श्रा सके । पुलिस के लाख प्रयत्वत करने 
पर भी हजारों की तादाद में जनता टाउन हाल में इकट्ठी हुई । लोग निहत्ये 
एवं शान्त थे। सभा करने के भ्रतिरिक्त उनकी और कुछ मंशा न थी। पर 
अधिकारी सशस्त्र पुलिस को साथ लेकर सभा-स्थल पर जा पहुंचे और लोगों 


आसाम में आन्दोलन १६७ 


का सभा भंग करने का हुकम दिया । जनता अपने स्थान पर डटी रही । इधर 
से अधिकारियों ने भ्न्धाघुन्ध मार-पीट प्रारम्भ कर दी। संकड़ो व्यक्ति घायज्ते 
हुए । कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की चेष्टा की, पर पकड़े गए 
झौर बरी तरह से पीट गए ।..... 

२० सितस्ब॒र को छोटियां एव बहेला थानो पर हुई घटनाएं भी अपना 
एक विद्येष स्थान रखती हूँ । करीव ५००० व्यक्तियों ने, जिन में स्त्रियां भी 
काफी सख्या में थी, छोटिया तथा बेहला थानो पर धावा किया और थानों की 
डूमारतों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने मे सफलता श्राप्त की । पुलिस-अधिकांरी 
खड़े देखते रहे । पर जनता के जांश के सामने कुछ बोल न सके। शाम को 
भीड़ अपनी सफलता पर खुशी मनात॑' हुई अपने घर को चली गई। बाद में 
पुलिस ने लोगो के घरो पर श्राक्रमण क्रिया और उन पर नाना प्रकार के प्रेमा- 
नुषिक श्रत्याचार किए । 

जुर्माना वसूल करने में यहा पर भी नौगाव जंसे राक्षती तरीके काम 
में लाये गये । हे < 


फामरूप 


इस जिले में भी श्रान्दौलन बहुत अ्रश्ों में अहिसात्मक रहा + 
मुक्‍तापुर गांव के प्रसिद्ध काग्रेस कार्यकर्ता श्री महेन्द्रनाथ डेका तथा उनके 
भ्रन्य साथियों ने अयूर्व अ्रहिसात्मक “बलिदान का परिचय दिया । उसका वर्णन 
भ्रन्यत्न किया जा चुका हैं । 

जिले के बारपटे सब डिवीजन में बाजाली एक स्थान हूँ जो बहुत 

/ घना बसा हुआा है । रचनात्मक कार्य का यह प्रधान केन्द्र हैं । अ्रतएव स्वा- 
आविक रूप से ही यहां अहिसात्मक प्रदर्शनो का जोर रहा । २५ सितम्बर को 
जोला, चौखुटी एवं नित्यानन्द, इन तीन स्थानों पर एक साथ सभायें हुई । 
फिछले दोनो स्थानों में पुलिस ने किसी प्रकार का दखल न दिया । परिणाम- 
स्वरूप सभा शास्तिपूवंक हो गई । परन्तु जोला में प्रधान पुलिस भ्रफ़सर ने 
सभा भंग करने का हुक्म दिया । लोग कुछ देर तो डटे रहे, पर जब उन्त पर 
अधिक सख्ती की जाने लगी तो उन्होंने सभा भंग कर दी। लोग चुपचाप 
अपने घरों को लोटने लगे । कुछ लोग आते समय सडक के किनारे पेड के 
नीचे बैठ गये । पुलिमप्न-प्रफसर थाने को लौटता हुआ वहाँ से निकला । उससे 
गरजकर लोगों को चले जाने को कहा । पर वे अपने स्थान पर बैठे रहे माना 
उन्होंने उसके हुक्म को सुना ही न हो | प्रफततर ने भट अपना रिवाल्वर सम्भासा 


६८ सन्‌ बयांलीस का विद्रोह 


और दो व्यक्तियों को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस प्रफसर मस्ती के 
साथ- श्राग बढ़ा । थोडी दूर पर उसे फिर कुछ श्रादमी सभा से लोटते हुए 
मिले उसने पुनः गोला चलाई भौर कई मनुष्यों को घायल कर दिया । 
पाठशाला नामक स्थान पर जनता नें पुलिस थाने पर श्राक्रमण कियां 
भौर उसे दिन भर श्रपने श्रधिकार में रखा तथा बड़ी शान से उस पर राष्ट्रीय 
“अऋंडा फहराया । 
पुलिस एवं फौज के दमन की प्रतिक्रिया हुईं। कई जगह लोगों ने सरकारी 
हवाई. भ्रद्ठों पर श्राक्रमण किये । लोगों ने जो कुछ किया खुले श्राम किया, 
लुक-छिप कर चोरों की भाँति नहीं । २६ अ्रगस्त को सोभाग हवाई अड्डे पर हुश्रा 
'प्राक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण हैँ । श्रान्दोलन के पूर्व से ही यह हवाई भ्रड्टा 
“बन -रहा था. । ठेकेदारों का बहुत-सा सामान वहां पड़ा था। जनता की एक 
बड़ी भीड़ ने अड्डे पर आक्रमण कर दिया ओर जितना भी सामान था, सब में 
झाग ,लगा दी | तीन एम०.ई० एस० की लारियाँ भी खड़ी थीं, उनको भी 
झ्राग की भेट कर दियां गया । इसके वृद जनता इन्स्पेक्शन बंगलों एवं कुछ 
क्वार्टरों पर भी टूट पड़ी श्रोर उनमें श्राग लगा दी । चारों श्रोर से लपटें इतनी 
“मयानकता से उठी कि १६ मील दूर बरपेटा में रहने वाले एस० डी० श्रो० 
को अपने मकान से आग का पता लग गया | वह हडबड़ाकर घटनास्थल की 
और दोड़ा। परन्तु फेरी घाट पर पहुँचने से मालूम हुआ कि वहां नतो 
कोई नाव है, न'कोई मल्लाह ही । उसने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की । 
किन्तु जनता ने पहले से ही जितने भी सम्भव रास्ते थे उनको बन्द कर दिया 
था, ताकि पुलिस, फौज आदि कोई घटनास्थल पर न पहुँच सके | कई घंटों 
तक ग्राग जलती रही ओर सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना" 
में करीब दो लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जाता हैं। 
सरकारी विश्वप्ति के श्रनुसार नवम्बर मास में जहां-तहां तोड़-फोड़ की 
गई, जिसमें स्त्रियों का भी हाथ था। ७ नवम्बर की बात है । कामरूप में कुछ स्वयं 
सेविकाशों ने महकमा तामीर की १२ गाड़ियों को रोक लिया। 4 और ९ की 
रात को उन्होंने ठेके द्वारा फौज को पहुँचाये जाने वाले कुछ सामान पर छापा 
मारा और उसे जलाकर नष्ट कर दिया | इसी दिन वरपेटा-हाई स्कूल जनता 
के क्रांध का शिक्रार वना और जलाकर भस्म कर दिया गया | १३ और १४ 
तारीख की रात को गोहादी में सब डिप्टी कलेक्टर का दफ्तर तथा प्राइस 
कन्‍्ट्रोल आफिस भी अ्रग्नि देव की भेंट चढ़ा दिये गए । 7 


बिहार में खुला विद्रोह १६६ 


' ग्वालपाड़ा जिला 
खालपाड़े में आन्दोलन का श्रीगणेश ज्ान्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुआ १ 
“विद्याथियों का इन प्रदर्शनों में विशेष हाथ था। यद्यपि प्रदर्शन पूर्ण 'रूप से 
आअहिसात्मक थे, पर नौकरशाही ने प्रदर्शन करने वालों पर लाठी एवं कियों 
द्वारा प्रहार किया । २५ अगस्त की वात हैं, ग्वालपाड़ा में २५ विद्यार्थियों एवं 
१५ अन्य व्यक्तियों का एक छोठा-सा जुलूस “निकला । इन लोगों का उद्देश्य 
नेताओं की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट करना था। उनके पास राष्ट्रीय 'मंडो 
के भ्रतिरिक्त और कुछ न था । जुलूस थोड़ी दूर ही बढ़ने पाया था कि पुलिस 
ने लाठियों एवं किचों से उस पर धावा बोल दिया । परिणामस्वरूप ९ व्यक्ति 
“घायल हुए जिनमें से ५ को सचछ्त चोटें आईं । ३ व्यक्ति अस्पताल भेजें गये 
जिनमें से दो व्यक्ति चार महीने के वाद ठीक हुए । इससे श्रन्दौजा लगाया जा 
सकता है कि यह प्रहार कितने जोरों से किया गया था। इतना ही नहीं,ग्रस्पतार्ल 
मैं भर्ती किये गये तीनों घायल व्यक्तियों पर बाद में १४४ धारा की मातह॒त 
हुक्म न मानने का जुर्म लगाकर केस चलाया गया। प्रदर्शन करने वालों में से 

चोर अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिये गये थे । 

इस प्रकार गास्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले निरपराध व्यवितयों का खून 
बहाकर सरकार ने कुछ लोगों को उत्तेजित कर द्विया “कुछ जोशीले व्यक्तियों 
ने जहां-तहां तोड़-फोड़ का काम शुरू कर दिया । सरकारी विज्ञप्ति के भ्रनुसार 
यह काम नवम्बर तक चलता रहा | २ झौर ३ नवम्बर'की रात को एक गांव 
में दो बांस के पुल जला दिये गये तथा दूसरे स्थान पर ईस्पेक्शन बंगले को 
फूँकने को प्रयत्त किया गया । इसी प्रकार ५ नवम्बर को घूबड़ी के सेकेण्ड्स 
स्कूल को तथा ११ नवम्बर को बूवड़ी से २८ मील दूर स्थित एक वास के पुल 
को जलाने की कोशिश की गई । | 

इस जिले में सामूहिक जुर्माता वसुल करने की कहानी बड़ी ही रोमाच- 
कारी हूँ । श्रीयुत आार० के० चौधरी द्वारा प्रान्तीय असेम्वली में पेश की गई 
तथा प्रधान मंत्री द्वारा सच करार दी गई एक घटना को हम श्री चौघरी के 
शब्दों मे ही उद्धृत करते हें जिससे पाठक पुलिस के अत्याचारों का अनुमान 

. लगा लेगे। 

“यह घटना कोकीरी नामक गांव की है । इस गांव के निवन राजवंशी 
से सामूहिक जुर्मानें के आठ रुपये वसूल करने के लिए एक कांस्टेबल को 
नियुक्त किया गया । निधन के पास नकद रुपये नहीं थे । इस पर कांस्टेवल 

, ने उसके बेलों की जोड़ी को खोल लिया । बैलो को लेकर जब वह चलने लगा 


१७० सन्‌ बयालीस का विद्रोह - 


तो निधन ने बड़ी श्रारजू-मिननत की, वयोंकि उसके प।स बस वही दो बेल थे ॥ 
कांस्टबल उसे गाली देने लगा। बदले मे निधन ने भी खरी-खोटी सुनाई। 
तब कांस्टेबल ने उसे लाठी से पीटठो। यह कहना सरासर गलत हैं कि निधन 
ने उस पर भाला चलाया । कांस्टेबल, के शरीर पर भाले के श्राघात के कोई 
चिन्ह नही पाये गये । यह घटना दिन की हूँ । 

“रात में करीब ११ बजे एस० डा० श्रो० दुधनाई से लौटा | उसे इस 
बात की खबर मिली । दो लारी सशरत्र पुलिस और दो यूरोपियन अफसरो के 
साथ वह घटनास्थल पर पहुचां। निधन अपने घर में था । दरवाजे बन्द थे श्र 

प्रन्दर रोशनी हो रद्दी थी । उसे बाहर निकलने को कहा गया, लेकिन उसने 
बाहर आने से इन्कार कर दिया। इस पर उसका घर घेर लिया गया श्रौर 
एस० डी० ओ० ने गोली चलाने का हुक्म दिया | एक यूरोपियन श्रकसर ने 
गोली चलाई । छः बार गोलियां छोड़ी गईं | कुछ गोलिया अन्दर जाकर निघन 
की टिहुनी के पास लगीं। वह गिर गया श्रौर खून की घार फूट निकली ॥ 
एक गोली दीवार को छेदती हुई दूसरी श्रोर पहुची और वहां खड़े सिपाही के 
जा लगी । वह सिपाही फौरन मर गयां। इस पर मकान का दरवाजा तोड़कर 
सैनिक अन्दर घुस गये भर निधन को किचें भोंक-भोंक कर मार डाला, ठीक 
उसी तरह जैसे कि जगली सूभ्र को शिकार में मारा जाता हैँ ।” 

पाठकों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसे शभ्रमानु।षक अत्याचार 
करने वाले एस० डी० श्लो० को बरखास्त करना तो दूर रहा, सरकार ने उसे 
एडीशनल डिस्ट्क्‍क्ट मजिस्ट्रेट बना दिया | यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के 
न्याय का नग्न नमूना । 


+७३१: ह 
युक्तप्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्वोह 
जनता एवं सरकार को हुई क्षति का विवस्ण 


(१) सजाएँं--- ा | १५,१४२ 
नज़ रबन्द 7१32. 7 ५,२१७ 
सामूहिक जुर्माना ३४,९९, रे८०-८-२ 


(कुल ५७६ स्थानों पर) 
(२) गोलौ-काण्ड--- 
कितना जगह गोली चली कितनी बार गोली चली राउप्ड्स की संख्या 


ध््द ११६ रिवाल्वर २६६- 
ह॒ मस्कट १,५८७ 

१२ बोर १४९ 

राइफल ३०१ 

मारे जाने वालों की सख्या १३३ 
सख्त घायल होने वालों की संख्या २२७ 

(३) पुलिस की हानि-- 

कितने थानो पर हमले किये गये के १५४ 
कितने थाने जला दिये गये जी दर 
कितने कर्मचारी मारे गये श्प 
कितने कर्मचारी सख्त घायल हुए १२ 


तोट:--इसके भ्रलावा १३ रिवाल्वर, ७५ मस्कट झौर भ्रनगिनत कारतर्सों 
पर कब्जा किया गया । 
(४) डाक विभाग की हानि-- 
कितने डाकखानों पर हमले हुए घ७- 
कितने डाकखाने नष्ड किये गये. ह. 
कितने ऊेटरबक्स नष्ट किये गये ७० 


3७२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


कितने डाकियों पर हमले हुए के के ५० 
कितनी जगह टेलीग्राफ भश्ौर टेलीफोन के तार काटे गये ३३७ 
(५) रेलवे विभाग की हानि-- 


कितने स्टेशन जलाये गये १५ 
कितने स्टेशनों पर हमले हुए छर 
कितनी गाड़ियां गिराई गई १४ 
कितने कर्मचारी मारे गये द्‌ 
कितने कर्मचारी घायल हुए १४ 
4७) विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग-- 
कितनी जगह बम फटे ६० 
फटने से पहले पकड़े गये वम केस १५७ 
(०८) तोड़-फोड़-- | 
बिजली सप्लाई कम्पनियों में ७ जगह 
सड़कें तोड़ी गई छोड ,, 
नहर श्र सिंचाई के साधनों में ४० ,, 
झन्यत्र ३२७ ,, 
सरकार की हानि प्रस्य पारियों की हानि 
लगभग ३,६३,३६६ रु० ४ १,०२, ७७८ रुपया 


'. संयुक्त प्रान्त ने कई अन्दोलनो का श्री गणेश किया है और प्राय: हर 
“एक राष्ट्रीय आन्दोलन में वह सर्देव श्रागे रहा हैं। सन्‌ १०५७ का ग्रदर भी 
यही से प्रारम्भ हुआ था । सन्‌ १९३२ के लगानवन्दी श्रान्दोलन का श्रेय भी 
युक्‍त प्रान्त को ही है। सभी व्यक्तिगत व सामृहिक श्रान्दोलनों में युक्त प्रान्त 
से सबसे अधिक संख्या में लोग जेलों में गये। यह इस वात का प्रमाण हैं कि 
यहाँ के लोग राजनैतिक कामों में विशेष रस लेते हूँ । यहां कई प्रमुख राष्ट्रीय 
व अन्तर्राष्ट्रीय नेता पंदा हुए । नेहरू और मालवीय यहीं की उपज हे । 

5: युक्त प्रान्त कृषि-प्रधान सूबा हैं। सन्‌ १८५७ के परचात्‌ ब्रिटिश 
साम्राज्यश्ञाही ने श्रपने को श्रधिक सुदृढ़ बनाने के लिए युक्त प्रान्त में जमीदारी 
और ताल्लुकेदारी की प्रथा को स्थापित किया । फलस्वरूप गांवों की जनता 
हुहरी गुल्लामी में पिसने लगी । सन्‌ १९२० में हिन्दुस्तान में जब गांधी की आंधी 
चली तो इसके वेग में युक्त प्रान्त के लाखों किसान उठे श्रौर उसके बाद आन्दो- 
“बन में ग्रामीणों ने प्रमुख भाग लिया - इस प्रकार युक्त प्रान्त में कांग्रेस आन्दी- 
'लन का प्रवाह विशेषत: गांवों की श्रोर ही भ्रघिक रहा.है । युक्त प्रान्त के 


युकतप्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्रोह श्७के 


अधिकाश नेताश्रों ने स्वयं अपनी क्रार्य-कुशलता, लगन व सचाई से अपना 
स्थान बनाया हूँ । 

८ श्रगस्त से पहले प्रान्तीय काग्रेस कमेटी ने युक्त प्रान्त के प्रमुख कार्य-- 
कर्ताश्रो की बँंठक बुलाई थी । उस समय पं० जवाहरलाल नेहरू ने आने वाले 
संघर्ष की वाबत कुछ इशारा किया था । ९ श्रगस्त को बम्बई में काग्रेस नेताग्रों 
की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ युक्त प्रान्त की जनता व वचे-बचाये कांग्रेस नेताश्रों 
ने अपने को एक अजीव स्थिति में पाया । एक ओर नौकरशाही का तीज व 
"भयंकर प्रह्मर हो रहा था, दूसरी ओर युक्त प्रान्‍्त के लोग कुछ करने के लिए. 
'उतारू थे | ९ श्रगरत्त को शाम तक लगभग ५४ कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जिलों 
में गिरफ्तार किये जा चुके थे झौर सर्वत्र घड़ा-घड़ गिरफ्तारियों, जब्तियो, और 
सैनिक-प्रदर्शनों आदि का दोर-दोरा था। युक्त प्रान्त को इसका उपयुक्त 
प्रत्युत्तर देना था और वही उसने दिया । 

आन्दोलन की दृष्टि से हम युक्‍त प्रान्त को पूर्वी सौर पद्िचमी दो हिस्सों 
में बांट सकते है । पूर्वी हिस्से मे आदोलन का पश्चिमी हिस्से की अ्रपेक्षा कही 
ग्रधिक जोर रहा। घनी बस्ती, यातायात के साधनों की कमी, शिक्षा की श्रधिकता 
ओर सरकारी प्रबन्ध की अ्रपर्याप्तता आदि इसके कारण हूँ । प्रगतिशील विचारों 
और पार्टियों के लिए यह उर्वर भाग है । यहा के लोग साहसी श्रौर उद्योग- 
शील है | क्राति के उपयुकत सभी कारण यहाँ मौजूद थे। गाधीजी के 'करो या 
मरो' के नारे ने उनमे एक श्रजीव जान फूक दी थी । नेताझ्नो की गिरफ्तारी ने 
मानो बारूद में खिनगारी लगा दी । 

आन्दोलन का व्यापक रूप युक्त प्रान्त में लम्बा न रहा। आरम्भ में 
प्राय: हर जगह हड़ताले हुईं, जुलूस निकाले गये श्रौर १४४ दफा को भंग किया 
“गया, पर आन्दोलन का यह रूप मुश्किल से एक सप्ताह रहा । उसके वाद फौरन 
ही युवत प्रान्त के पूर्वी जिलों वलिया, जोनपुर,वस्ती,भाजमगढ,फंजावाद, सुल्तान- 
पुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, इत्यादि में हजारों श्रादमी 
श्रानदोलन के वेग मे उठे और उन्होंने राज-सत्ता पर सामूहिक प्रहार प्रारम्भ 

किये । उन सवका ध्येय सरकारी मशीनरी को श्रस्त-व्यस्त करना था । इनका 
नेतत्व मख्यतः: विद्याथियों ने किया जो देहातों में फेल गये ॥ बनौरस हिन्दू- 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा दूसरे इसी प्रकार के स्थान नेतृत्व 
के केन्द्र थे । डर 

+ युक्‍त प्रान्त में तोड़-फोड़ का प्रोग्राम सर्वे प्रथम १२ भगस्त से प्रारम्भ 
हुआ जब कि मुगलसराय स्टेशन पर पहली बार रेल के तार काटने की सूचना 


हु 


एड सन्‌ वयालीस का विद्रीह 


“मिली । १३ अ्रगस्त से इलाहाबाद, बनारस, जोनपुर, प्राजमगढ़, बलिया आदि 
जिलों में तोड़-फोड़ के कार्य व्यापक रूप से होने लगे १३ तारीख को शाह- 
-गंज स्टेशन के निकठ जौनपुर स्टेशन के पास एक गाड़ी गिराई गईं। फिर 
आजमगढ़ जिले मे एक घटना सरायवीर के पास हुई । इस घटना की जांच करने 
से पता चला कि तोड़-फोड़ करने के लिए लोग विशेष प्रकार के औजारों का 
>ब्रयोग करते थे । इसके मजदूरों ने भी तोड़-फोड़ के कार्य में विद्यार्थियों का 
हाथ बढाया । इलाहावाद जिले में मजदूरों ने सरकारी त्षम्पांत्त को हानि 
पहुंचाने के काफी कार्य किए । इलाहाबाद और बनारस स्टेणन के बीच तथा 
उनके इद गिर्दे कितने ही मील तक गुरिल्ला दस्तो ने रेल-तार काटने के कार्य 
किए । १४ श्रगस्त को बनारस के विद्याथियों का एक दस्ता रेलवे इंजन पर 
कांग्रेस फंडा लगाकर बलिया जिले में गया । श्रव आन्दोलन गावों में फंलने 
लगा । सरकारी सम्थाओों, थानों, कचहरियो आदि पर सामूहिक प्रहार होते 
'लगे ओर वनारस, गाजीपुर, वलिया के वीच आ्रामदो-रफ्त के रास्ते व तार 
आदि बिलकुल बन्द हो गए । १५४अगस्त को विद्याथियो के इन दस्तों ने 
जौनपुर जिले में जन्घाई स्टेशन जला दिया । इन प्रह्ा रो में सेकड़ो और हजारों 
आदमी शामिल थे । 
दमन-नीति अपनाने में युक्त प्रान्त की सरकार ने सारी ब्रिटिश नौकर- 
जशाहो का नंतृत्व किया । यहां पर हेलेटशाही का ' राज्य था । सन्‌ १९४२ में 
उसने आन्दोलन को कुचलने में ऋ्ररता की हद कर दी। हँलट का अपनी एक 
विशेष टोली भी । नेदर सोल, होडी, माश॑ स्मिथ, मृडी इत्यादि उनके 
माशेल थे। “खून श्रौर आतंक' हँलेटशाही का नारा था। संकड़ो लोगों को पुलिस 
और फोज ने खुले श्राम वीच बाजारों मे कोड़े लगाये । इसका उद्देश्य जबता 
के हृदय पर आतंक जमाना और ब्रिटिश राज्य को उखड़ती हुई शक्ति 
की पुन. छाप बिठाना था बिना श्रदालती श्राज्ञा प्राप्त किये और बिना 
उम्‌ व सहत का कोई लिहाज वरतते हुए इस प्रकार फे सेकड़ों कांड किये 
गए । कोई भी झादसी जो खह्दर पहने दीख पड़ता था, पकड़ बुलाया जाता 
था और अपने हाथों गांधी टोपी जलवाई जाती थी आर उसकी पूरी पिटाई की 
जाती थो । इस प्रकार की घटनाएं पूर्वी तथा पच्चिमी जिलों में काफी 
मात्रा में हुई । 
पूर्वी जिलो*में गाँव-के-गाँव लूटे गये, उनमें आग लगाई गई, गांव वालों 
को घर से वाहूर निकाला गया, उनकी सम्पत्ति लूटी गई और कही-कही तो 
स्त्रिया को सेनिकों की पाशविक वृत्ति का शिकार बनना पड़ा । काग्रेस वालों 


है 


सयकत प्रांत में सन्‌ बयालीस का विद्रोह १७५ 


के घर उनके सामने जलाये गए, बन्दूक की नोक के बल पर पुरन्त सामूहिक 
जुर्माने वसूल किये गए। इस लूट में सरकार-परस्तों तथा कांग्रेस-जनो में 
कोई भेद नही किया गया । सोदागर, जिमीदार तथा मध्यम श्रेणी के लोग इस 
लूट के शिकार बने । उसके फल स्वरूप जो क्षति हुई, उसका कोई श्रनुमान 
लगाना भी कठिन है । “ 


ह बलिया, 

बलिया ने इस श्रान्दोलन के इतिहास में श्रपना एक महत्त्वपूर्ण ग्थान 
अनाया ह ; (>सको क भावी सन्‍्ताने गये से पढेंगी। राजनैतिक दृष्टि से यह जिला 
खूब जाग्रत है । सन्‌ १९४२ के अगस्त महीन से पहले ही लोगों में श्रसन्तोष- 
की लहर फंली हुई थी । वे कांग्रेस कौमी सेवा दल, भ्रौर कोमी रक्षक दल 
में सैकडो की तादाद में शरीक हो रहे थे । बम्पई में कांग्रेस-नेताओं की गिर- 
फ्तारी से जनता में गहरा जोश फ़ैला श्रौर वह कुछ करने या मरने के लिए 
कटिबद्ध हो गई ॥ 

विद्यार्थियों ने सर्व प्रथम श्रान्दोलन का श्रीगणेश किया । स्कूल बॉलेजों 
में एकाए+ हडतालें हो गई। हजारो की तादाद "में विद्याथियो को गिरफ्तार 
किया गया । १० अगस्त को सभाये हुई, जुलूस निकाले गये झ्लौर शहर में 
घूम-घ्‌ . #र दूकानों तथा विशेष स्थानो को बन्द कराया गया । यह दिन गांति 
पूर्व बीए गया । दूमरे दिन यानी ११ श्रगस्त को १५ हजार विद्यार्थियों का एक 
“विद्ञाल जुलून जिला अदालत की श्रोर बढ़ा और उसने वहा का काम बन्द कराना 
चाहा | वदा जलूस के कुछ विद्यार्थी पकडे गये जिससे विद्या्थियों में श्रौर भी 
उत्तेजना फल गई श्रौर उन्होंने उससे भी बड़ा जलूस निकालकर दफा १४४ 
तोड़ी श्ौर जिला शभ्रदालत के काम को रोकना चाहां। मिस्टर बयस, सव रिदीज्॑- 
नल आफिसर बलिया, इस वात की खबर णतते हीं कि जुलूस श्रदालत की 
तरफ आ रहा है, सशस्त्र पुलिस लेकर आगे बढ़े और जुलूस का रेलवे क्रासिग 
के पास रोका, जो कि स्कूल से आध मील की दूरी पर हैं और जो शहर 
और अदालत के शहाते के बीचो-बांच पड़ता हैं । जुलूस तो रुक गया 
पर भीड बढ़ती गई । इसी बीच कुछ इंट-पत्थर कंके गये । इस पर 
मिस्टर बयस ने विद्याधियों पर लाठी-चार्ज का हुक्म दे दिया । फलत्न- 
स्वरूप १०० विद्यार्थी घायल हुए और एक विद्यार्थी बुरी तरह से घायत्र 
होने के कारण श्रस्पताल में जाकर मर गया । ५४० विद्यार्थी पकड़े गये । भिस्टर 
बयस ने ऐसे विद्याथियों को भी गिरफ्तार बिया और जुमान पर घसीटां 
जिनका जलूस से कोई लगाव नहीं था। वे घर से पकड़कर लाये गए शौर 


१७६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


उन्हें सड़क पर/पीठा गया। उन्ही दिनों लड़कियों ने भी कांग्रेस का भडा लेकर” 
अदालत की श्रोर जाने की कोशिश की श्रौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जे० निगम 
आई. सी. एस. और मिस्टर बयस की अश्रदालत बन्द करने के प्रयत्त किये । जब 
कि लड़कियाँ इस तरह से श्रदालत बन्द कराने की कोशिश कर रही थी, 
विद्याथियों का एक जत्था पुलिस स्टेशन की तरफ गया जो शहर से लगा हुआा 
है और वहाँ पहुँचकर विद्यार्थियों ने श्राग लगा दी । विद्यारथियों के इस गिरोह 
ने-लौटते समय अश्रदालत में भी कुछ हंगामे किये। कुछ लड़कियों को भी 
गिरफ्तार किया गया । जब दमन के समाचार जिले के भीतरी हिस्से में पहुंचने 
तो लोगों मे बड़ा जोश फैला और रेल की पटरियों को हटाने, टेलीग्राफ के 
तारों को काटने, रेलवे स्टेशनों तथा पुलिक्ष चौकियों में आग लगाने के काम 
शुरू होगये। १४ श्र १६ अगस्त के बीच १३ रेलवे स्टेशन फरनीचर तथा 
रेकार्ड सहित जला दिये गए । ५ हज़ार से लेकर १५ [हज़ार तक की तादाद 
में जनता इसमें शामिल थी । १३ भश्रगस्‍्त को जनता ने सेतवार पुलिस स्टेशन 
पर धावा बोल दिया । इमारत व सारे कागजात जला दिये गए और हथियारों 
पर कब्जा कर लिया गया । पुलिस स्टेशन के श्राफोसर और समस्त पुलिस 
वालों ने जनता के सामने श्रात्म-समर्पण किया । इसके बाद जनता ने नरबर, 
सिकन्दरपुर, उन्नाव, गहरवार और हलदारपुर की पुलिस चौकियों पर कब्जा 
कर लिया । १० श्रगस्त को जनता का बासडीह तहसील श्ौर पुलिस स्टेशन 
पर कब्जा हो गया । यहाँ के भी सारे काम॒जात जला दिये गए । पुराने लोगों 
को ३ माह की तनख्वाह देकर अलग कर दिया गया और नये आफीसर नियुक्त 
किये गए । । 
१६ श्रगस्त को नवयुवकों ने रसड़ा तहसील, खजाने और पुलिस स्टेशन 
पर थावा बोल दिया | श्रधिकारियों ने तुरन्त घुटने टेक दिये श्रौर राष्ट्रीय 
मंडा इन इमारतों पर फहराने लगा । लोगों ने एक सरकारी खैरख्वाह के 
मकान के अहाते मे घुसकर बीज गोदाम को कब्जे में करना चाहा; किन्तु, 
कामयाबी नही मिली । चारो तरफ से घिरी हुई भीड़ पर निर्दयतापूर्वक 
गोलियाँ चलाई गई । जिसकी तुलना जलियान वाला बाग से ही की जा 
सकती है। कितने ही व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये और सेकड़ों घायल हुए । 
१७ श्रगस्त को जनता की एक टुकड़ी थाने पर कांग्रेसी भंडा लगाने 
गई । पुलिस सब इस्सपेक्टर ने काग्रेस के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के 
लिए- गांधी टोपी पहच ली ओऔर राष्ट्रीय नारे लगाोये। जब उससे हथियार 
सौंपने के लिए कहा गया तो उससे अगले रोज़ श्र्थात्‌ १८ अगस्त को हथियाद- 


युक्त प्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्रोह १७७ 


देनें का वादा किया | १८ तारीख को जब्र २५-३० हजार की तादाद में जन- 
समूह पुलिस स्टेशन पर गया तो सब इन्सपेक्टर ने नेताओं को थाने के अहाते 
के अन्दर बुलाया ओर शेष जनता से वांहर रुकने तथा धैर्य व सन्तोष रखने 
की विनती की । जैसे ही नेता श्रहाते के श्रन्दर गये, दरवाजे वन्द कर लिये 
गए । पुलिस के सिपाही पहले हो से थाने की इमारत के ऊपर बन्‍्दूकें लेकर 
पहुंचे चुके थे । थानेंदार ने नेताओं से ऊपर जाने के लिए कहा और जब दे 
ऊपर जाने लगे तो उन्हे जीने में ही बन्द कर दियां गया । उघर लोगो पर 
गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया । लोग अपने नेताग्रो को छोडकर जाने वाले 
नही थे अतः उन्होने डटडकर गोलियों का मुकाबिला किया । जब आगे के लोग 
गली खाकर गिर पडे तो दूसरों ने उसकी जगह ले ली। कौशल्या कुमार 
नामक एक नवयूवक ने जब यह देखा कि थाने के ऊपर जो काग्रेसी भडा 
फहरा रहा था उसे उतार लिया गया, तो वह भीड़ को चीरता हुआ थाने की 
छत पर चढने का प्रयत्त करने लगा | ऊपर से एक गोली दागी गईं श्रौर वह 
_ बहादुर नवयुवक फौरन ही मृत्यु की गोद मे सो गया | इस प्रकार गोलियों की 
बौछारें साढे तीन बजे शाम से'आठ बजे रात तक होती रही | श्रन्त में 
निहत्यी, धैर्यपृर्ण और अ्रहिसक जनता की ही जीत हुई । पुलिस का गोली- 
बारूद का सारा स्टाक समाप्त हुआ और सब इस्पेक्टर तथा थाने के श्रन्य कर्म- 
चारियों ने प्रात्म-समर्पण किया । १९ श्रादमियो की घटनास्थल पर ही भत्य 
हुई भ्रौर ४१ सख्त जरूमी हुए । फिर भी लोगों ने पुलिस, आ्रफिसर को नहीं 
मारा | हां, थाने में निस्सेन्दद आग लगा दी। 

बलिया जिले मे इस प्रकार श्राठ पुलिस-स्टेशन पूर्णतः: जला दिये गए 
भोर वलिया कोतवाली और रसड़ा का थाना बुरी तरह बरबाद किये गए तथा 
उन पर कांग्रेसी झंडा फहराया गया। इनमें से कुछ थानों को तो इतनी क्षति 
पहुंची कि उन्हें नये सिरे से बनवाया गया । इन श्राक्रमणों में थानो से १७ 
बन्दूकें छीनी गई श्रौर बचे बचाए पुलिस स्टेशन भी हेडक्वार्टर पर श्रागये । 
सिकनार थाने के भागे हुए पुलिस आफिसर सुखपुरा में जनता द्वारा पकड़ें 
गये ओर उनसे ५ बन्दूक्कों ले ली गई | ऐसे ही फबना पुलिस स्टेशन से भी ८ 


बन्दूर्के लोगो के हाथ लगीं । 
इस प्रकार १६ तारीख क्रक जिले की प्रायः सभी सरकारी संस्थाओं 


पर जब जनता का कब्जा हो गया तो एक विज्ञाल जन-समूह जिला हेडक्वार्टर 
पर कब्जा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल के सामने इकट्ठा हुप्ना | जिले के: 
प्रमूखस सरकारी हमदर्द लोग भी जिला, मणिस्ट्रेट के पास गये और उनसे कांग्रेस 


१७८ सन्‌ वयालीस का विद्वोह 


नेताश्रों को छोडने की प्रार्थना की । जिला मजिस्ट्रेट ने बडे धैर्य व होशियारी 
से काम लिया । वह काग्रेस-नेताओ्रों के पास जेल में गये श्रौर उनसे बातचीत 
करने के पश्चात्‌ जिला कमेटी के प्रधान श्री चित्त पाडे और श्रन्य कांग्रेस 
नेताओं को उन्होने छीड़ दिया | जेल से बाहर आने के बाद नेताओ्रों ने 
जनता को शान्त और अहिसक रहने का सन्देश सुनाया | जेल से लगभग डेढ़- 
सौ कार्यकर्ता छटे जिन्होंने शहर में जाकर वाजार खुलवाया । निस्सन्देह कुछ 
ऐसे लोग भी थे जो श्रहिसा की नीति में पूरी तरह विव्वास न रखते थे । श्रतः 
जिला मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ श्रोर खजाना श्रफसर तथा फौजी :भर्ती के अफसर 
के घरों पर हमले किये गए । 

२० तारीख को सारे शहर के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कांग्रेस- 
नेताश्रों से प्राथंतां की कि वह शहर में शान्ति स्थापित कराये और जनता को 
लुटेरो व बदमाणों के हाथों से बचाए। कांग्रेसी नेता शान्ति स्थापित करने के 
काम में जट गये और उन्हें काफी सफलता मिली । लेकिन दूसरे दिन खबर 
मिली कि दो तीन सो आादमियों का एक गिरोह देहात से शहर में श्राक्रमण 
करने के लिए श्रा रहा है । इस पर नेता घटना-स्थल पर पहुंचे भौर उन्हें 
प्रपने घरों को वापस जाने का प्रादेश दिया | इस प्रकार वे लोग फौरन ही 
अपने घरों को वापस चले गये । ठीक ऐसे ही समय जब कि एक श्रोर वाजार 
खुल गये थे, दूसरी श्रोर जनता में शान्ति से रहने की प्रवत्ति पैदा हो गई थी 
सनिकों का एक दस्ता ३ बजे शाम को शहर आया ओर उसने बिना किसी 
जरूरी श्रादेश के गोली चलाना छुरू कर दिया । 


जनता की सरकार 


१६ तारीख तक बलिया में जनता की स्वतन्त्र सरकार की स्थापना हुई और 
श्री चित्तू पाडे इसके प्रधान चुने गये ।इसने शपथ खाई और २० तारीख को शहर 
के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की एक सभा हनुमानगंज की कोठो पर हुई। 
उपस्थित जनता ने श्रपनी सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये चन्दे में 
दिये । ब्रिटिश नोकरशाही के मुलाजिमों को वजरबन्द कर दिया गया और 
उनकी जगह पर नये श्रौहृदेदा र नियुक्त किये गये । चई सरकार का जनता पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । कितने ही लोगों ने जिन्होने गोदाम घरों से, रेलवे स्टेशनों से व 
स्टीमर जहाजो से सामान उठाया था या लूटा था, उसे वापस करना प्रारम्भ 
कर दिया । नई सरकार ने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई झौर जनता से 
-आर्थवा की कि वह लूट का सारा माल सरकारी खजाने मे जमा कर दे। इस 


युक्‍त प्रान्त में सनू बयालीस का विद्रोह "१७६ 


वर कितने ही लोगो ने जिनके पास लूट का सामान था सरकारी खजाने में 
दाखिल कर दिया । रिपोली सरकिल में एक विधवा के ३००० रुपए के गहने 
चोरी चले गये थे और पुलिस उन चोरों का पता न लगा सकी थी। इस 
विघवा ने नई सरकार मे अपनी श्रर्जी दाखिल 'की | नई सरकार ने चोरों का 
पता चला लिया श्लौर इस प्रकार बढ़िया के गहने वापस मिल गये । 
यद्यपि नई सरकार थोड़े ही दिनों तक कायम रही किन्तु' इन दिलो में 
उसने न केवल जनता की रक्षा ही की, वल्कि सरकारी कर्मचारियों की 'भी 
द्ेख-भाल की | किसी सरकारी कर्मचारी की जायदाद लूटी जाने या नष्ठ की 
जाने की एक भी,घटना नही मिलती । जब नई सरकार भाई उस समय खजाने 
में डेड लाख रुपए से ज्यादा था। उस रकम को किसी ने भी ' अपने निजी 
इस्तेमाल में लाने की वात स्वप्न में भी नही सोची । 
पाशाोवक दमन 
कितु मार्श स्मिथ और नेदरसोल २२ अ्रगस्त को फौज के साथ बलिया 

'यहुंचे और लूट मार करना आरम्भ कर -दिया | इसके फलस्वरूप बहुत से लोग 
'फौजी सैनिको की गोलियों के जिकार » वने । लगभग १५० कांग्रेसियों के घर 
लूठे और जलाये गये श्रौर स्त्रियो और बच्चों को गांवों से ब्राहर निकाल दिया 
गया । कुछ स्त्रियों के सिर के वाल काट दिये गये झर बहुतों के वस्त्राभूषण 
छीनकर पुराने कपड़े पहनने के लिए विवश्ञ-किया गया । बहुत से लोगो को 
विना, अन्त-पांनी के घरो में बन्द कर दिया गया । कितने ही. लोग,गावो के बीच 
'पेड़ों में बांधे गये और उन्हें बडी निर्दंबतांसे पीटा गया | बहुत से लोगो को 
जमीन पर पड़े थूक को चाटने पर विवश किया गया। उन्हे गन्दी-गन्दी गालियां 

दी गई । यह भी सुना जाता हूँ कि किसी थाने में तो लोगो के मुंह-मे पेशाब 
तक डाला गया | कुछ लोग चौकीदारों को सलाम न करने पर पीटे गये । बहुत 
से झावमियो की सम्पत्ति लूट ली गई श्लौर नष्ठ कर दी गई । लोगों को पीटने 
में लाठी, डंडों, बन्दूको और जूतों का प्रयोग किया गया । यहां त्तक कि बंदूकों 
की -किचों की नोको से -भी छेंदा गया । 


कुछ रोमांचकारी कहानियां 
वलिया की अनेक रोमाचकांरी कहानियों हे । कितु उनका वर्णन छोड़ 
दिया गया है। यहाँ *केवल कुछ ही उदाहरण दिये जाते हे । ज्यो ही मिस्टर 
आर० एन० भार्श स्मिथ उस स्थान पर. पहुचे, उन्होंने सिंह इंजीनियरिंग वर्कर्स 
लूटना शुरू कर दिया और उसका सारा सामान जला दिया। फिर बाबू शिव- 


१८० ' सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


प्रसाद रईस की कोठी का नम्बर आया । मि० मार्ग स्मिथ ने फीजियों को इसः 
शानदार और सुन्दर कोठी के लूठने का हुक्म दियां । उसी समय मि० मां ने 
कहा---श्रोह यह वही कोठी हूँ जहां कि कांग्रेस का बादशाह रहा करता था ।. 
में इसको खाक में मिला दूंगा ।” 
अ्रव हिन्दू दूकानदारों|की बारी श्राई । य्यपि वे लोग हाथ जोडकर 
हर एक प्रकार से विश्वास दिला रहे थे कि हम लोगों ने काग्रेस आन्दोलन में 
भाग नही लिया हैँ । हमने लड़ाई में काफी चन्दा दिया हुँ श्रौर श्रव भी हर एक 
प्रकार से सरकार को सहायता देने के लिए दैयार हे; किन्तु उनकी सुनवाई, 
नही हुई। उन्त पर जुर्माना -लगाया गया श्लौर उनसे तुरन्त वसूली का हुक्म 
दिया गया । एक मिनिट में जुर्माना वसूल कर लिया गया । इस प्रकार कि जोः 
गवर्नमंठ के खैरख्वाह थे वे भी मि० भार्श श्लौर उत्के सहकारियों की निर्दयता 
से न बच सके । वहुत से दूकानदार गिरफ्तार कर लिये गये श्र पीठे गये श्रौर 
नाना भांति से श्रपमानित (किये गये। वाबू राजेन्द्रप्रसाद की कहानी से तो 
रोंगटे खड़े हो जाते हूँ । उन्हें पेड़ पर चढ़ने का हुक्म दिया गया । वे बेचारे 
पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते थे । किन्तु एक कास्टेबिल ने उन्हें घकका देकर 
“जबरदस्ती पेड़ पर चढ़ाया । जव कि उनका दरीर पेड़ से खिसक रहा था, तो 
सिपाही नीचे से श्रपन्तनी राइफल की नोक से कोच कर कहने लगा, 'खबरदार, 
नीचे मत उत्तरना बेचारा बुद्ध किसी प्रकार पेड़ पर नही चढ सका श्रौर जमीन 
पर श्रा गिरा । श्राखिर उसे ७ वर्ष का कारावास दिया” गया और सीखचों केः 
भीतर बरद रखा गया। 
बलिया की लूट में मि० मार्श का काफी हाथ रहा और शअ्रपने नमूने 

'से उन्होंने पुलिस सिपाहियों के लिए भी नागरिकों को लूटने का रास्ता खोल 
दिया । जब फौजी पुलिस किसी खास गांव में पहुंच जाती थी, तो वहां के डरे 
हुए ग्रमीण लोग अपनी स्त्रियों श्रीर बच्चों सहित, गिरफ्तारी,और पीटे जाने 
के डर से, खेतों में भाग जाया करते थे | जो लोग गांव में रह जाया करते थे, 
उन्हें तुरन्त गांव खाली करने को कहा जाती था । तब एक एक करके सब 
को लूटा जाता था । आवश्यक बहुमूल्य वस्तुएँ तो कब्जे में कर ली जातीं 
और मामूली चीजें जला दी जाया करती थीं । जब तक गांव में पुलिस रुकी 
रहती, किसी को लगाई हुई आग [बुझाने का साहस नही होता था। जब 
पुलिस गाव छोड़कर चली जाती तब छिपे हुए ग्रामीणु लोग गांव में लोटते-। 
उस समय तक उनको सारी सम्पदा जलकर खाक बन चुकती थी श्रौर उन्त वेचारों 
-के लिएशोकाश्रु बहाने के भ्रतिरिक्त श्रौर कुछन रहा जाता था। यहां तक कि- 


युक्त प्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्रोह श्८९ 


पहन्दुओं के घामिक स्थान भी निर्देयी लुटेरों से नहीबच सके । बलिया से 
झ या £ मील की दूरी पर एक थांव सुखपुरा है । यहा के महन्त श्री महुनावा- 
गिरी की दर्दनाक कहानी है। स्टेशन अफसर के साथ मजिस्ट्रेट ने इस गांव 
पर घावा बोला । महन्तज। क/ एक बहुत बड़ा हाथी मठ के फाटक पर खड़ा 
हुआ था । स्टेशन श्रफसर ने इस बेचारे बेगुनाह जानवर पर ६ गोलियां चलाई 
जिससे वह मर गया | पास ही खूबसूरत बेल बंधे हुए थे, वे भी मौत के 
चाट उत्तार दिए गये श्रौर एक घोड़ा भी गोली से घायल हो गया । इसके बाद 
'मठ लूठने का हुक्म दिया गया । मठ ,की ऊंची दीवारों पर सीढ़ियां लगाई 
गई श्रौर फाठक के किवाड़ों पर कुल्हाड़े भर हथौड़ चलने लगे । सन्दुक तोड़ डाले 
गये और उनका सामान जब्त कर लिया गया। बेचारे भयभीत महन्त श्ौर 
उनके चेले मठ के श्रन्दरूनी हिस्से में बड़ी मुध्किल से छिपकर बच सके । 
महन्तजी का केवल यही झपराध था कि उन्होने भठ- पर तिरंगा भण्डा 


फहराया था। 
सुखपुरा गाव में चन्दीप्रसाद नामक का एक किसान अपने जानवरों को 


चारा देने जा रहा था मिस्टर मार्श स्मिथ ने उसे बुलाया और एक दो सवाले 
पूछने के वाद उसे चले जाने दिया। किन्तु उसी समय एक आदमी ने कहा कि 
चह तो काग्रेसी हैं। तब उसे फिर से बुलाया गया और उससे पुछा गया । 
उसने कई मरतवा अपने इस कथन को दुहराया कि मेने सन्‌ १६२१ में कांग्रेस 
में भाग लिया था, किन्तु उसके बाद से मेरा काग्रेस से कोई सरोकार नही 
रहा । किन्तु उसकी एक न सुनी गई । माय स्थिथ ने उससे कहा, उस तरफ 
धघमो । वह वेचारा ज्यो ही घमा, पीछे से उसके घाय से गोली मार दी गई । 
इस प्रकार एक निरफपराघ प्राणी की हत्या से य॒क्तप्रान्त के सिविल डिफेंस के 
डाइरेक्टर महोदय ने अपने हाथ लाल किये। 

बलिया ऐसी पाशावक घटनाश्रों से भरा पड़ा हैं। इनसे श्रच्छी तरह 
भालूम हो जाता हूँ कि जनत। को बढ़ी हुई जागृति को कुचलने मे ब्रिटिश 
मौकरशाही ने कैसी करता का प्रदर्शन किया था । 


कुछ आंकड़े 
बलियां शहर में दो बार और जिले में १५ जगह गोली चली, जिसके 
'फल स्वरूप १२१ आदमी मारे गये और २५६ घायल हुए । 
बलिया के एक दर्जन नागरिकों को २,६०,००० रुपये का नकसाच 


ज्उठाना पडा । 
चलिया जिले के ३० गाँवों में श्राग लगाई गई और २१५ घर जल गये ॥ 


पर , सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


लगभग १२ लाख रुपया सामूहिक जुर्माना किया गयां, किन्तु वसूलः 
२९ लाख से अधिक किया गया | ,, र 
। १९ अगस्त से छेकर करीब १,००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । 
उनमें से लगभग २५० व्यक्ति छोड़ दिये गये, किन्तु इसके पहले हर एक को 
२० से लेकर २४ बेतों तक की मार दी गई |; शेष लोगों को. ५ से लेकर ७ 
वर्ष तक की सजाये दी गईं । साथ ही उनको बेत की सजा और १००० से 
लेकर २००० रुपये-तक-जुर्माता भी किया गया । 


गाजीपुर 


गाजीपुर वलियां का पड़ौसी जिला है। अतः वहं उसकी घटनाओं सेः 
अरछुता न रह सका । राष्ट्‌ के नेताओं का गिरफ्तारी की खंबर से जन॒ता में जोश' 
उमड़ पड़ा और वह श्रपना सर्वेस्व बलिदान कर देने के लिए. प्रस्तुत हो गई । 
नेताओं के प्रभाव में नवयवकों ने स्वयं नेतृत्व का भार अपने ऊंपर ले लिया । 

सव्वे प्रथम यातायात के साधन नष्ट करने की कोशिश की गई | लोगों 
ने तार काठटना शुरू कर दिया। कही खम्भे उखाड़े जाने [लगे तो कहीं 
डाकखाने खाक कर दिये गये । रेल के स्ठेशनों मे चारों ओर घुए के बादल' 
मंडराने लगे |, रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। कई रेल के इंजिन 
नष्ट-अ्रष्ट कर दिये गये और लदी मालगाड़ियां श्रस्त-व्यस्त कर दो गई ॥ 
बनारस के हवाई अड्डे पर श्राक्रमण कर दिया । सुना जाता हैँ कि नन्दगंज 
स्टेशन पर लोगों को सनिकों का वड़ा गरम सामता करना पड़ा । सैनिकों की 
वनन्‍्दूकों से निहत्थी जनता पर लगातार गोलियो की बौछारे होती रही । किन्तु 
बहादुर नवयुवकों ने तनिक भी मुह नही मोड़ा । अनुमान हैँ कि लगभग ७०- 
८० नवयुवक इस स्थल पर अमर गति को प्राप्त हुए। घायलो की संख्या तो 
कई सी बतलाई जाती हैँ । इसी प्रकोर सहात और जमानिया स्टेशन पर भी 
जनता गोलियों की शिकार बनी। वहाँ दो नौजवानों ने अपनी जीवन की 
आहुति दी । ः े 

राष्ट्रीय भण्डे फहराने का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। थानों 
श्रौर अन्य सरकारी इमारतों पर १५ श्रगस्त को ग्राजापुर नगर में विद्याथियों 
कां शानदार जुलूस निकला | वे लोग कोतवाली पर भंडा लगाना चाहते थे । 
किन्तु पुलिस ने भीड़ पर लाठी-चार्ज शुरू कर दिया। सादात के थाने में 
ज्यों ही जनता पहुंची त्यों ही उंस पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। 
जोशीली भीड़ ने शान्ति के साथ गोलियां खाई। किन्तु गोलियां खत्म हो जाने 


०८युक्‍त प्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्रोह श्८र३े 


पर थानेदार.और सिपाही निःशस्त्र हो गए। उत्तेजित भीड ने थानेदार और 
सिपाहियों सहित थात्ना जला दिया । सेदपुर,के, तहसीलदार को जनता के 
सामने भ्रपता सिर भुकाना पड़ा भौर कचहूरी पर तिरज्भा झंडा फहराने लगा । 
मुहम्मदाबाद में जनता को सेनिको ,से कड़ा मोर्चा छेना पड़ा। 
यहा एक श्रोर फीजी दनादन गोलियां बरसा रहे थे शौर दूसरी ओर निहत्थे 
भारत माता के सपृत श्रग्नेजो भारत छोड़ो के बुलन्द चारो से गोलियों का 
तामना कर रहे थे | ६ वीरो ने इसी नारे के साथ अपने प्राण छोड़े । 5 
शेरपुर गाव गाजीपुर ,नगर से लगभग २० मौल की दूरी पर है । 
शेरपुर वास्तव में शेरो का हीं गाव हैं। यहाँ की जनता ने श्रान्दोलन मे शेरों 
की भांति बहादुरी का परिचय दिया । ९१४ अ्रगस्त को यहाँ की ग्रामीण जनता 
ने महम्मदाबाद के रेलवे स्टेंगन और एक हवाई अड्डे पर हमला किया, 
जिसके फल स्वरूप उसे गोलियो का सामता करना पड़ा । फलस्वरूप भीड़ के 
नेता श्री यमता गिरि घायल होकर बेहोश हो गए और गिरफ्तार कर लिये 
गये । इस खबर से गांव के लोगों में सनसनी फैल गई भ्रौर लोगो ने इकट्छे 
होकर हवाई अड्डे पर श्रधिकार करने का बीड़ा उठाया । ठीक श्राधी रात को 
जब चारो श्रार काली घटा छाई हुई थी। करीब ५०० वीरो के जत्थ ने 
अड्डे की श्रोर कूच किया | किन्तु श्रविकारी डर से पहले ही उस स्थान को 
छोड़कर चले गये । शेरपुर गाव के एक डाक्टर साहब थे। तहसीलदार ने 
उन्हें भडा फेकने की आज्ञा दी, विन्तु उन्होने इसकी जरा भी परवाह न की । 
तब तहसीलदार ने गोली चलाई जो डाक्टर साहब की जाघ को चीरकर पार 
हो गई । दूसरी गोली उनके पेट से गृजरी । क्वाहसीलदार की तीसरी गोली को 
डाक्टर साहव ने अ्रपन्ती छाती में लिया और वे त्तिरज्जा झडा हाथ में लिये हुए 
जमीन पर गिर पडे। 
गाजीपुर में १६,२० और २१ अगस्त को तीन दिन, तक,ब्रिटिश शासन 
का कोई चिह्न शेष नही बचा । काग्रेस कार्यकर्ताओ्रों ने ,जनता के सहयोग 
से पंचायते स्थापित की जिन्होंने सफलता पूर्वक लोगो के जान माल की 
रक्षा की । ६ ि ल्‍ 
प्रन्य स्थानो की तरह से यहा भी श्रधिकारो कथित राजद्रोहियो तथा 
उनके सम्ब्नल्वियों के प्रति बड़ी ऋरता से पेश श्राये । बनारस के समीप रेलो 
का मार्ग नप्ठ-भूष्ठ हो जाने के कारण गोरो ने गोमती को नावो से पार किया 
तथा रास्ते में जितने भी गाव पड़े उन्हे लूटा, नष्ट किया और ज्ोगो पर तरह- 
ठरह के अ्रत्याचार किये । रामपुर तथा शेरपुर में बड़ी ऋरता 'दिखाई गई ६ 


१८४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


शेरपुर के रामशंकरराय भौर शोमनाराम नामक व्यक्ति मौत के घांट उतार दिये 
गये | गोली चनी, १२ घंटे तक नूठ हुई, स्त्रियों के शरीरों पर से बलपुर्वक गहने 
उतारे मये तथा उन पर श्रौर भी श्रत्याचार किये गए | श्रीमती राधिका देवी 
को एक कूएं में फेंक दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई । प्रायः ३ लाख 
रुपयों का नुकसान हुग्रा । 

गमहार, करुयावाद, सदन, नन्दगंज श्रादि गांवों में भी ऐसा ही पाश- 
विक नाटक खेला गया | गमहार को घेरकर बलोची सिपाहियों ने गोलिया 
चलाई । दूधनाथसिंह श्रौर दरोगार्सिह शहीद होगये । गांव ।को लूटा गया । 
स्त्रियों के गहने छीन लिये गए । उन पर बलात्कार किए गए । गांव को एक 
लाख रुपए की क्षति पहुंची । ह 

२४ प्रगस्त को चार गोरे सिपाही तथा १५० अन्य सिपाही नन्‍्दगंज 
के थानेदार को लेकर एक गांव को घेरने चले | भारतीय सिपाही पीछे छोड़ 
दिये गए और गोरों ने इस गांव में घुसकर पश्राग लगा दी, स्त्रियों के गहने 
वलपूर्वक छीनकर उनके पुरुषों के सामने ही उनके साथ बलात्कार किया 
तथा उन्हें पीटा श्रौर यह वह गांव था जो तोढ़-फोड करने वालों में 
सम्मिलित न हुआ था । उसी दिन, आ्राज' पत्र के श्री विक्रमादित्यसिह 
साइकिल से इलाके का दोरा कर रहे थे। वे नीदरसोल के सामने पकड़कर 
लाये गए । उन्हें घन्टों तक ऋूरता के साथ पीटा गया और एक थाने में 
बन्द कर दिया गया, जिसमें तीस और ऐसे ही व्यक्ति बन्द थे जिनका भ्रपराघ 
केवल इतना था कि उनके सम्बन्धियों ने भ्रान्दोलन में भाग लिया था । 

राजनैतिक बन्दियों के साथ भयंकर दुर्व्यवहार हुए | उनका नंगा करके 
दोपहर की चिलचिलाती घूप में लिठाया जाता था। उनके हाथ-पैर बाँध दिये 
जाते थे तथा फिर लात-घूंसों से उसकी पूजा की जाती थी | एक दिन एक 
व्यक्ति बेहोश हो गया । होश में आने पर उसने पानी मांगा किन्तु पानी के बजाय 
उसे पेशाव का एक प्याला दिया गया । जले पर नमक-छिड़कने के लिए राज- 
बन्दियों को जेल में यह बतलाया जाता था कि किस प्रकार उनकी स्त्रियों को 
घसीट-घसीट कर हजारों व्यक्तियों के सामने वेइज्जत किया जाता है शौर किस 
तरह उनके मकानों को जलाया जाता हूँ । 

हिटलरी उपायो से सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया। भारी जुमति 
के श्रलावा लोगों के मकानों में आग लगा दी जाती थी । घर जल जाने पर 
जब वे जुर्माना न दे सकते थे तब उनके गाय-बैल तथा बचा-बचाया सामान 
नीलाम कियो जाता था 


युक्त प्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्रोह १८५ 


| दमन के आंकड़े 

इस जिले में १०० व्यक्तियों का नजरबन्द शौर ३००० को गिरफ्तार 
चकिमा गयां। लोगों को दो साल से लेकर पचास साल तक की सजोर्ये 
चदीगई। " 

जिले में २० विभिन्न स्थानों पर गोली-काण्ड हुए, जिनमे १६७ व्यक्ति 
भरे और २३६ घायल हुए । > 

जिले में ७४ गांव अमानुषिक दमन के शिकार हुए । लोगों को लगभग 
३२ लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा । जिले में ३, २९, १६०६ रुपये ४ 
ध्या० ३ पा० सामूहिक जुर्माना किया गया । 

आजमगढ़ जिला 

नेताओ की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप जिले भर में स्थान-स्थान पर 
'हड़तालें हुई तथा विशाल प्रदर्शन हुए । प्रदर्शनों में सभी वर्ग के लोगों ने खुले 
दिल से भाग लिया। जुलूसों का नेतृत्व विद्याथियों ने किया । इस प्रकार 
आरम्मिक काल में जनता बिलकुल अहिसक रही । 

इस जिले में श्रान्दोलन सच्चे श्रर्थ में जन-श्रान्दोलन था, क्योकि कुछ 
नसरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिले की शत प्रतिशत जनता की सहानुभूति 
आन्दोलन के साथ थी श्रौर दो लाख से भ्रधिक जनता ने प्रान्दोलन में सक्रिष 
“भाग लिया । 

१० अ्रगस्त्त को श्राजमगढ़ के लोगो ने एक विशाल जुलूस निकाला । 
अधिकारी वर्ग सशस्त्र पुलिस के साथ जुलूस को रोकने के लिए श्रा पहुँचा | 
अजिस्ट्रेट ने लोगों को कचहरी की ओर बढ़ने से मना किया । किन्तु जब स्थिति 
'पवगड़ती दिखाई दी तो उसमे अपनी श्राज्ञा वापिस ले ली । जुलूस राष्ट्रीय 
नारे लगाता हुप्रा बड़ी श्ञान से कर्वला मैदान में पहुचा और वहा पर एक समा 
के रूप में परिणत हो गया । है 

''१५ अगस्त को फतहपुर आदि स्थानों के करीव एक हजार ग्रामीणों 
ने रामपुर चौकी पर घावा बोला ओर उसका सब सामान भस्म कर दिया। 
अधिकारी लोग पहले ही भय के मारे मघुबन को भाग गये थे | लोगों ने वहाँ 
के डाकखाने के सामान में भी श्राग लगा दी । उस दिन डाकखाने में २५ मनी- 
आडेर श्राये थे। लोगों ने उनके रुपये पोस्टमास्टर को सौंप दिये और श्रपने 
सामने उन्हें बंटवा दिया । 

लोगो का उत्साह इस सफलता से और भी बढ गया । अत. वे दूसरे 


१८६ ह सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


गायों की श्रोर बढे श्रौर बस्ती नामक गांव के कच्चे पोखरे पर जा पहुंचे ॥* 
संयोगवश वहां पहले से ही १० हजार किसान मौजूद थे जो बेलथरा स्टेशन 
से ६५० बोरे चीनी लूटकर लाये थे। सबने मिलकर खूब शर्बंत पिया श्रौर 
फ़िर आगे बढ़े । गांव-गांव से ग्रामीणों की टोलियां श्रा-प्राकर उनमें मिलने 
लगीं। इस प्रकार मधुबन पहुचते-पहुचते करीब-करीब ६०-६५ हजार 
श्रादमी जुलूस में इकट्ठे हो गए | जुलूस थाने के सामने जाकर खड़ा हो गया । 
जुलूस के भगुश्ना श्री रामबृक्ष चौवे, मगलदेव शोस्त्री और सुन्दरदेव पांडे थामे 
में गए श्रीर श्रधिकारियों से आत्म-समर्पण करने और थाने पर राष्ट्रीय 
भंडा फहराने की माँग की । उनके इन्कार करने पर नेता लोग लोट श्राये प्रौर 
जुलूस थाने की भ्रोर बढ़ा । श्रधिकारी पूरा तैयारी के साथ हमला करने के 
लिए तैयार थे | श्रतएव जब उन्होने श्रपार जन-समुद्र को उमड़ते देखा तो उसः 
पर श्रन्धा-घुन्ध गोलियो की वर्षा शुरू कर दी । पर आजादी के मतवाले गोली 
खाकर भी बागे.बढ़ते गये । कुछ लोगो ने श्रागे बढ़कर एक पिपाही के हाथ से 
बन्दूक छीन ली । इतने मे सूचना मिली कि बाहर से बहुत से सैनिक मणीनगन 
लेकर श्रा पहुचे है | श्रतएव लोगों ने वापिस लौटना ही उचित सम+्का । क्योंकि 
वहां डटे रहने पर हजारों श्रादमी व्यर्थ में अपनी जान से हाथ घो बँठते। इस* 
प्रसंग पर लोगों ने जिस दृढ़ता और वीरता कापरिचय दिया, उसकी घटनास्थल 
पर मोजूद मजिस्ट्रेट श्री न्‍्यूटन ने भी निजी तौर पर प्रशसा की | इंस घटना 
द्वारा श्राजमगढ को जनता ने दिखा दिया कि वह देश की झ्राजादी के लिए कितना 
बलिदान कर सकती है । प्राप्त आँकड़ों के अनुसार इस घटना में ३४ आदमी. 
तो उसी समय मर गए औौर संकड़ों घायल हुए । घायलों में से ४२ भ्रादमी एक . 
सप्ताह के भीतर शहीद हो गए । इस प्रकार कुल ७३ श्रादमियों के मरने की' 
रिपोर्ट मिली है। किन्तु जिस भीषणता के साथ गोलियों की वर्षा की गई. 
उसको देखते हुए यह अनुमान होता है कि कम-से-कम २००-३०० श्रादर्मियोंः 
को जानें अ्रवश्य गई होगी । रिपोर्ट त मिलते का कारण यह हूँ|कि सरकारी झ्रातक 
से लोग इतने डर गये थे कि वे अपने परिवार वालो का नाम व पता बताने से 
हिचकते थे । 
तरवा थाने की घटना भी उल्लेखनीय हैँ। १४ अगरत की बात है 
करीब ७-८ हजार शभ्रादमियों का एक कुंड थाने पर भडा फहराने जा पहुचा । 
उसके नेता श्री तेजबहादुरसिंह अपने कुछ साथियों के साथ थानेदार के पासः 
गए और जनता को आत्म-समर्पण करने को कहा। इतने में जनता ने' पीछे छे: 
थाने पर हमला कर दिया और सिपाहियो को घेरकर उनसे बन्दु्कें छीन ली ६ 


्श न्‍्डू *3४६ “5०० > ४७५ 
- 3 दि डे छोड हि 8७.३७ 
खा इदेलओे ए- सपने * पजय 
ःः 
- 2 दर ई हे पा चर पक के 
945६ «५ "का, 243 ऊ (ही ्ष्‌, श्स 
झा झोझिका थे फल इच्टपरर। पऋईू 3च८छ४ ४. सै चर ४ पुा 
857 0 ओम लि दि प के > व 2 के उठ 
रा ] ४० कप सी ष््‌ बर +सूथ 
च्स्लल्नप्ि जल > स््ज्ो-प सह ट्को औ शद 5३ उन जय घू ऐच आन ६ 
फ््श्कादार राज्य 4 शचिम्दा #*. २2 रे 7० (8 2 
हु है ३ बडे $ 5्क 
हर २७६६ ३३४ ३१३ हऔ३ ४ ६३४प फोर 
0०». 8५. अर 9 >> उण्काऋ- के 3७२२४ १०३८० अरपकरकाी ६ के कं 5४१६६ 5३ न प्र 
हुश दाफक कमा एछणद्छार। ४४४४४ हुए ६४२४ हु 
दि | े ९. २६३०६ है 
>भक 73७+- दाह ध्लल ना जप ५६ सच <.र३ चर ऑ ः्‌ ९६ ४६९३६ 
हर 5 धर हम बी घर न ञ ; है 
* हा ईद ४ ५. | ९*१६७ |] ्‌ 
कर लक कप सर हि प कर प्र शक छः 3 ४४९५०, ६९४ 
न आर अर क ड्ल ५ गई ३६४६५ मई ४२५ 
फिर कऋआ अजेण ६ हे दिफफा रे ] ; 
कण ओर ई ] "३५६ १, ३४ १४७४६ + 
मच्धंड छत रा रे मे डर १६६९६ *६११५६ ६, ध 
इफिसीए एर मष्यद्  बचछाचे फेर हिप्त्‌ रए ६५७७ 0४ ३ 
ने ७ <' ञ्ख 0 पा ड्ै पे 
जप न डर भूह- प्टेजरे | व ३ २४४७० 
पर फल सर झ़ः फ्प्झ्न यो चर पा 2 कि हे है 
440 आ रे हा 
के हिल हर घ्जक ् हि 
0 पे  स हा | 5 १ २६५ ७ 
च्क्प स्यफ््फ हा मा संप $े३ ऐप शत, कक घ्छ 5 
६ ₹०५,, ०५ <१,% प्यधशी ४ ग ह ह! 
है है. 5 “ है १ रे ५१६ 3३ 
हे पु जज 5 
आारया सेफ झाण शेड पअपतेकातण फंसा ५ शोक | शझ७ 3 पिया 
शक कर श्ण न्‍ 5 ४ | 55 
आम जल आम आल मिखग | धूक के हए 
हे + हक आहट किरयिआव फे ३ ५ 
नल्ध्ण्ण्क्षा सझाफा हे हे श्ड्‌ ५७ ऊ 


के लोग परुरुश ए के ३७ शन्स) के ३९९ रू, पिए प्‌ परप कै॥), भें ५७, २ । 

सका ए,६४ | जि शक ३ प्‌ ९५५०: उ+ती ५७५ २५१ ४ 

शस्म हे हे) रे३ ऋ३ २६ सछ २६ फिपआ धच जल | ; 

+३ के ६९ सुर (टेक ६५ 578 
६ रुरेजे कोई पे ह६६५ करी ४३० 

१३४३ । हर ७ ४४ खिलि ण० थे ५ए 5 

पर सधिकार कश्से सदा उछ १९ छल पते के 40 "च) । फो७ भौष 

कारियों से सोगों की भागे मढ़चे हे रोके) ५ उपदोवे पप्रेष्ते भेए आती) पाप 

तिभे गीतों मे 9 4 ५१७ 

से इंकार कर दिया। बस, फिर नेगी था । 0तिते पेणों पे. ७॥ । । बा 

गोलियों की घषो करता छु७& कई मित। िभते को गे 0ड्ी१ 0७ भो५ 


बहुत से धायण हुए । 


ड़ 


१८८ सन्‌ बयालीस का विद्रीह 


किए बिना यहाँ फा वर्णन भ्रघूरा ही रह जायगा । इस महिला ने जिस निर्भी- 
कता एवं साहस का परिचय दिया वह सनी जाति के लिए गौरव का वस्तु हूँ । 
“एक दिन सशस्त्र सैनिक उनके मकान पर टूट पड़े शोर उन्होंने घर का सारा 
सामान श्रांगन में लाकर इकट्ठा कर लिया । वे, उसमें श्राग लगाना ही चाहते 
थे कि यह वीर महिला भागे बढ़ी श्रौर सामान के ऊपर उटकर बैठ गई । 
इतना ही नही, उसने गरजकर श्रधिकारियों से कहा--“१हले सु फुंको, 
पीछे सामान फूंकना ।” श्रधिकारी एक स्त्री के मूंह से ऐसे मिर्मीक वन सुन- 
कर हकक्‍्के-बक्के रह गए । उनकी हिम्मत नही हुई कि सामान में झ्राग लगायें। 
सैनिकों ने कुछ सामान उठाया भ्ौर जलाने की चेप्टा की । [परन्तु [उस बीर 
महिला ने उनके हाथ से सब सामान छीन लिया। बेचारे संतिक श्रपनान्सा 
मुंह लेकर चले गए ॥ 
जनता ने जहाँ-तहाँ तोड़-फोड का फाम भी किया । घोसी, रामपुर, 
दोहरी घाट, महाराजगंज भादि सात डाकखानों पर हमला करके उनके सभी 
कोगूजीत जला दिए । जिले भर में ७-८ जगह पक्की सटकों के पुल भी तोड़ 
डाले । खुरहट, भ्रमिला, पूलपूर आदि कई स्टेगनों पर आक्रमण किये गए और 
टिकट तया श्रन्य कागजात फूंक डाले गए । श्राजमगढ के पास एक ट्रेन जिसमें 
फौज और माल था गिराई गई | रानौ फी सराय के पास एक सवारी गाड़ी 
के इंजन को पत्थर मार-मार कर चेकाम कर दिया । दोहरीघाट से मऊ और 
मऊ से गाहगज के बीच श्रनेक स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ डाली गई ॥ 
इस जिले की सरकारी दमन की कहानी बड़ी रोमचिकारी है । गाँवों 
को लूटना, श्राग लगाना, श्रादमियों को पकड़कर बुरी तरह पीटना, स्त्रियों का 
लाकर थानों में रखना श्ौर उनके साथ बलात्कार करना श्रादि मनमाने अत्या- 
चार हुए । इन काले कारनामों को स्थान-स्थान से रिपार्ट मिली हूं, परन्तु 
स्थानाभाव से उनका उल्लेख करना कठिन है | यहाँ कुछ खास-खास घटनाप्रों 
-को दिया जाता है । 
रानी की सराय में मेले के लिए इकट्ठे हुए निर्दोष व्यक्तियों पर 
फोज ने गोली चला दी । जुड़ावावर देवारा गाँव के कांग्रेस-फार्यकर्ता महादेव- 
सिह का घर जला दिया शौर दीवार खोदकर गिरा दी गई। फिर उन्हें 
पीटना शुरू किया । जब वे मार खाते-खाते बेहोश हो गए तो उन्हें वाँध कर 
पेड़ से लटकाया गया और उनके मंह में पेशाव करवाया गया । 
लूट और फूक का कुछ श्रन्द।ज़्ञ इससे लगाया जा सकता है कि प्रकेले 
श्री शिववहादुरसिह के ३२ हजार रुपये के भ्राभूषण लूट लिये गये, २० हजार 


युक्त प्रांत में सन्‌ बयालीस का विद्राह १८९ 


रुपये के भाड़-फानूस मिट्टी में मिला दिए गए और उनके महल सरीखे मकावः 
को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया । उनके आझ्राठ और दस वर्ष के दो 
बच्चों ने किसी कदर छत से कूदकर अ्रपन्ती जान बचाई । मऊ के श्री राघा- 
रमण अग्रवाल को भी करीब एक लाख रुपये की हानि हुई । 

रामनगर गाव में २० गोरे चेत नामक हरिजन के घर में घुस गए ओर 
उसकी नवयुवती स्त्री के साथ इतना भीषण बलात्कार किया कि वह बेचारी 
मर ही गई । इसी प्रकोर मर्ला में भी कुछ गोरे सेनिक एक मकान में घुस 
गए । घर की भालकिन अपनी दो छोटी लड़कियों के साथ खाना बना रही: 
थी । इन अत्याचारियों ने उस अबला को पकड़ लिया ओर उसके साथ बुरी 
तरह बलात्कार किया । ५ 


यहां की रोप्ट्रीय संस्थायें भी सरकारी दमन से भ्रछृती न रही । नवादा 
गांव का स्वरोज्य आश्रम जलाकर नष्ट कर दियां गया । इसी प्रकार दौहरी 
घाट में हरिजन गुरुकुल, खट्टर भंडार के कपड़े, चर्खे श्रादि भी श्रग्नि देवता के 
भेंट चढ़ा दिये गए । 

, रानी की सराय में फौजियों ने तफरीहन भी गोली चलाई, जिससे एक 
श्रादमी मारा गया । दन्दारा के पास एक गांव में एक खेत पर जाती हुई स्त्री 
पर गोली चलाई गई जा उसकी गोद के डेढ़ वर्ष के बालक को लगी और वह 
तत्काल ही मर गया । है 

जेलों में भी राजनैतिक वन्दियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया | 
उत्तको न तो रहने के लिए पूरा स्थान दिया जाता था, न पूरा खाना ओर न 
बीमार्‌,पड़ने पर पूरी दवाईयां ही। इतना ही नही साधारण कैदियों की भांति 
उन्हें बुरी तरह पीठा भी जाता था। 

पटबघ ग्राम के श्रास पास के लोगों ने आन्दोलन में काफी हिस्सा लिया । 
२३ अगस्त को वहा पर एक विशाल जन-समूह इकट्ठा हुआ । इतने में एक फौजी 
लारी उघर से श्रा निकली। लोगों ने लारी को चारों ओर से घेर लिया। 
सनिकों की हिम्मत टूट गई भर उन्होंने लोगों से कहा-- 

“हम आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने नही आये हैँ । हम वापिस : 
जाते है, आप लोग भी चले जाय॑ं।” लोगों ने कहा--“१हले श्राप लोग जाय॑ तब 
हम हठेंगे ” जब भीड़ वापिस जाने लगी तो इन विश्वास घाती संनिकों ने उस - 
पर पीछे से गोली चलाना शुरू किया जिससे ३ आदमी मारे गए और काफी 
संख्या में घायल हुए । इसी प्रकार भ्रतरोलिया मे भी करीब ५ हजार जनता 
से पुनः विरोध प्रदर्शन किया | वहां पर भी गोली चली भ्ौर कई श्रादमी मारे: 


१९० सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


गए | नवम्बर में ध्चानक एक दिन रात को जनता की एक बड़ी भीड़ ने खुरहर 
स्टेशन पर आक्रमण किया श्रौर उसे काफी नुकसान पहुंचाया । 

इस जिले में ३८० व्यवित नज्रबद किये गये । लोगों पर १,०३,६४५ ० 
२ श्रा० ६ पा० सामूहिक जुर्माना किया गया । १०५ मकान जला दिये गये । 
'लूट और अग्नि-दाह के फलस्वरूप लोगों को ३,५२,००० २० के लगभग हानि 
पहुँची । 

वनारस जिला 
, बनारस भारत का अत्यन्त प्राचीन नगर है | यह प्राचीन भोजपुर का 

एक हिस्सा है, जहां के लोगो की घ्रमनियों में श्राज भी वीरता एवं स्वनंत्रता 
की भावना का पवित्र खौलता हुश्रा खून जोश मार रहा है। जब-जब देश की 
श्राजादी की लंडाई प्रारम्भ हुई तब-तब यहां निवासियों ने श्रजब शौर्य एवं घक्ति 
का परिचय दिया हैं। सन्‌ १९४२ में भी जब देश ने 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' 
नारे के साथ खुले विद्रोह का शंखनाद किया तो बनारस जिले के लोगों ने भी 
प्राणों की वाजी लगा दी थी । 

श्रान्दोलन का श्रीगणेग नेताश्नों की गिरफ्तारी पर हड़ताल से हुग्ना । 
हिन्दू विश्वत्रिद्यालय के विद्यार्थियों का एक जुलूस यूनीवर्सिटी से चलकर दशाश्व- 
मेघ धाट पर आया और वहां से कांग्रेस के भ्नन्‍्य कार्यकर्ताश्रों के साथ टाउन 
हाल पहुंचा, श्रीर वहां वह सभा के रूप में परिणत होगया । विश्वविद्यालय के 
प्रोफेसर डाक्टर के ०एन०गरोला इसके सभापति थे । जनता ने सरकारी संस्था्रों 
पर्‌ राष्ट्रीय भंडा फहराने का निव्चय किया । शहर के प्रायः सभी मोहल्लों से 
जुलूस निकले । उधर विश्वविद्यालय से विद्याधियों का एक बढ़ा जुलूस श्रा 
पहुंचा । इस प्रकार दोनों जूलूस सम्मिलित होकर फोजदारी अदालत पर 
राष्ट्रीय फंडा फहराने के लिए बढने लगे | पुलिस अधिकारी पहले से ही अदा- 
लत के श्रह्मते मे जमा थे। उन्होंने जुलूस को अ्रदालत के सामने ही रोक दिया। 
एक उच्च अधिकारी ने भीड को ,विखर जाने के लिए कहा, कितु जब उसने 
ऐसा करने से इन्कार किया तो लाठी-प्रहार का हुक्म दे दिया | मि०टीजडेल ने 
सर्वे प्रथय निर्दोष तथा जांत जनता पर प्रहार किया। फिर तो देखते-देखते 
लाठियों की वर्षा होने लगी । जनता बहुत देर तक डटी रही, पर झ्राखिर उसे 
तितर-डितर होना ही पड़ा । इस लादी-चार्ज की खबर जब शहर एवं जिले में 
पहुंची तो लोग बड़े क्षुत्ध हो गए । 

दूसरे दिन सारे शहर में छोटे-छोटे जत्यो में लोग नारे” लगाते हुए 
घूमने लगे । उधर विश्वविद्यालय से विद्याथियों का एक बड़ा जुलूस सरकारी 


युक्त प्रांत में सन्‌ बयालीस का विद्रोह १९१ 


इमारतों पर भंडा फहराने के लिए चला। प्रत्येक विद्यार्थी में एक श्रजीव 
उत्साह दिखाई देता था। किसी को भी श्रपनी जान की परवाह न थी । श्राज वे 
गैकरशाही को दिखा देना चाहते थे कि भारत के नौजवान देश की श्राजादी के 
लिए क्या-क्या वलिदाच कर सकते हे । जुलूस फौजदारी श्रदालत पर जा पहुँचा 
“चहां पर सशस्त्र सिपाही तैनात थे, पर किसी की हिम्मत न हुई कि जुलूस पर 
गोली चलाने का हुक्म दे । नौजवान श्रदालत की इमारत पर चढ गए भर उन्होंने 
वचड़ी ज्ञान से उस पर तिरंगा मंडा फहरो दिया । झंडा हवा के साथ श्रठखेलियाँ 
करने लगा । जनता ने जय घोष किया और वह दीवानी अश्रदालत पर झंडा 
"फहराने के लिए बढ़ी । अधिकारियों ने इमारत पर चढ़ने के सभी रास्ते बन्द 
कर दिए थे, अतएव वे निश्चिन्त खड़े थे । किंतु एक दुबला-पतला-स छात्र अपनी 
जान-जोखम में डालकर खडी दीवार पर निकली हुई ईंटों के सहारे इमारत 
के शिखर पर पहुँच गया । उसने तुरन्त राष्ट्रीय झंडा लिया श्रौर उसे पताका- 
दंड पर बाघ दिया । झंडे को लहराता देखकर जनता के हर्ष का ठिकाना न 
रहां श्रौर उसने खूब जयघोष किया। इसी दिन छात्राओं ने भी अपना एक 
जुलूस निकाला और खादी-मंडार को पुलिस के श्रघिकार में से छीन लिया । 
इन सफलतांग्ों से लोगों का साहस बढ़ गया । ११ एवं १२ ता० को 
फिर जलस निकाले गये, पर अधिकारां लोग इस समय तक श्रच्छी तरह तैयार 
हो गये थे | उन्होने जनूस पर गोलियो एवं लाठियो की वीछार करना प्रारम्भ 
कर दिया, जिससे अनेक वीर घायल हुए और मारे गए । लोगों का जोभ उस 
दमन से दवा नही । १३ ता० को दशाइवमेव घाट से जुलूत्त निकालकर टाउन 
हाल में सभा करने का निश्चय किया | लोग जूलूस की तंयारी लगे में हुए थे 
कि भ्रचानक मजिस्ट्रेट सभस्त्र पुलिस को लेकर वहां आ पहुंचा और लाठी- 
चार्ज का हुकम दे दिया । घड़ाघड़ लाठियां वरसने लगी, जिससे बहुत से व्यक्ति 
“घायल हुए । घायल होने वालों में जुलूस के संयोजक श्री विन्धेश्वरी पाठक भ्रौर 
रमाकान्त मिश्र भी थे । लोग सत्याग्रही के रूप में वीच सड़क पर बैठ गए । 
पुलिस ने जनता पर पंत्थर चलांना गुरू किया। उसके जवाब में कोई पत्थर 
इधर से भी फेंके गये | पुलिस ने गोलियां चला दीं। २६ राउंड गोलियां 
चलाई गई। बांसों आदमी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए । 
पुलिस के दमन ने लोगों को और भी तोड़-फोड़ के लिए प्रेरित किया। 
परिणाम स्वरूप बनारस शहर के तार एवं टेलीफोन के तमाम खम्बे उखाड़ 
डाले गये और तार तोड़ डाले गये; जिससे काफी प्रसे तक टेलीफोन का व्यवहार 
न्‍्वन्द रहा । चनारस से लखनऊ तथा वनारस, इलाहाबाद, गया श्रोर पठना जाने 


१९२ , सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


वाला रेलवे लाइने उखाड़ डाली गईं | ई० आई० आर० के अनेक स्टेशन लूठ- 
कर जला दिये गये झ्ौर जो रकम हाथ आई वह गाँव के लोगों में बाँट दी 
गई । ग्रांड ट्रंक रोड में स्थान-स्थान पर गड़ढे खोद दिये, तथा बड़े-बड़े पेड़ 
काटकर डाल दिये । राजवाड़ी श्रौर इबतपुर के हवाई श्रड़डे नष्ट कर दिये 
गये । स्थान-स्थान पर रेलवे-गोदाम, पोस्ट-आफिस एवं पुलिस-बाने लूट लिये 
गये श्रौर बहुतों को आग की भेट चढो दिया गया । पुलिस चौकियों एंवं भ्रन्य 
सरकारी इमारतो पर राष्ट्रीय झंडे फहराने लगे । एक-दो स्थानों पर तो पुलिस 
के सब इन्सपेक्टरों ने भी अपने हाथ से भंडे फहराये । 

१६ भ्रगस्त के गोली-काण्ड ने लोगों को सचेत कर दिया कि शहर में 
अब अधिक प्रदर्शन करना शक्ति का अपव्यय है । अतः: करीब एक हजार छात्र 
जिले भर में फैल गये । बनारस के ये विद्यार्यी गोरखपुर जिले के देवरिया स्थान" 
तक जा पहुंचे और वहाँ के विद्याथियों को रेलवे स्टेशन पर हमला करने के- 
लिए उत्तेजित किया । १४ तारीख का विद्याथियों का एक भुण्ड बलिया पहुँचा 
आर वहाँ पर उसने आन्दोलन की श्राग भड़काई। गाड़ी पर विद्याथियों का 
पहले से ही कब्जा हो चुका था, श्रतएव जिस माड़ी मे विद्यार्थी लोग बलिया 
गये उसके इंजिन पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। घानापुर की बात हूँ 
कि करीब ५ हजार किसान राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए थाने पर पहुँचे और: 
उन्होंने बड़े नम्न शब्दों मे थानेदार से कडा फहराने की अनुमति माँगी । थाने-- 
दार जनता की इस माँग को सुनकर भ्राग-बबूला हो गया ओर उसने कांस्टेबलों 
को बाजार लूटने का हुक्म दे दिया । जनता इससे घबराई नही । वह थाने के. 
सामने डटी रही । इस पर थातेदार ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। मदांन्ध- 
सेनिक शांत जनता पर अंधाधुन्ध गोलियों की वर्षा करने लगे। 

इस प्रकार एक श्रोर तो बाजार लूटा जा रहा था और दूसरी ओर, 
लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था। इस दोहसे मार से लोग आपे से. 

बाहर हो गये और पुलिस-अ्रधिकारियो पर टूट पड़े । फलतः थानेदार और दो.- 
कांस्टेबल मारे गए । कुछ युवक थाने का सामान बाहर निकाल लाये श्रौर 
मृतकों के शव उसमे रखकर जला दिये । 

सैयद रजा बाजार में २८ तारीख को कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री 

जगतनारायण दुबे की श्रध्यक्षता में जनता ने एक बड़ा जलूस निकाला । बाजार 
की सड़कों एवं गलियों में से होता हुआ जलूस रामलीला मैदान की श्रोर बढ़ा,. 
किन्तु अचानक बिना कुछ चेतावनी दिये सेनिको ने जलूस को चारो शोर से- 
घेर लिया श्रौर लोगों पर गोलियों की वर्षा करने लगे । परिणाम-स्वरूप श्री: 


युक्त प्रांत में घन्‌ बयालीस का विद्रोह १९३ 


जगतना रायण दुबे एवं १४ श्रन्य व्यक्तियों के चौटें जाई। श्रव पं ० चन्द्रिका नायक 
नामक एक साहसी युवक ने जुलूस का नेतृत्व श्रपने हाथ में लिया । जुलूस बाजार 
के दक्षिणी में हिस्से में से होता हुआ बसाह पुलिस-स्टेशन से करीब श्राध मील 
दूर जा पहुंचा। अश्रचानक सामने के पुलिस थाने से गोलियां वरसनें लगीं। 
सैनिक लोग थाने की छतों पर छिपे हुए थे श्रौर वही से गोलियां चला रहे थे । 
रह-रह कर करीब दो घंटे तक गोलियां चलती रही । जब गोलियां वरसत्तीं तो 
लोग जमीन पर लेट जाते श्रौर बन्द होती, तो उठ खड़े होते श्ौर थाने की 
शोर बढ़ने लगते । इस प्रकार होते-होते दिन छिप गया श्र पुलिस वालों को 
गोली चलाना वन्द करना पड़ा । गोली चलाना बन्द करके सैनिक लोग घायलों 
को हथियाने के लिए जनता की ओर बढ़े । किन्तु जनता पहले से ही सचेत 
थी । उसने पहले से ही अपने घायल साथियों को, जिनकी संख्या ४०-५० थी, 
अपने अधिकार में कर ज्ञिया था | इस प्रकार एक भी घायल व्यक्ति पुलिस 
वालों के हाथ में न पड़ा और जनता अपने सब साथियों को लेकर श्रपने घरो 
को चली गई । पुलिस वाले आस-पास के गाँवों में घायलों की तलाद में घूमने 
लगे और लोगों पर भाँति-भाँति के श्रत्याच।र करने लगे । जब एक भी घायल 
व्यक्ति उनके हाथन लगा तो उन्होंने देहात वालो के घर जला दिये, लोगों को पकड़ 
कर वुरी तरह से पीटा और थाने में बन्द कर दिया गया तथा डरा-वमकाकर 
उनसे रुपया वसूल किया । सेयद बाजार के कुछ दुकानदार तथा कुछ दूसरे लोग 
गाँव छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गये । 


विश्वविद्यालय पर फौजी कब्जा 
सरकारी दमन-चक्र जिले भर में बड़ी भयोनकत से-चल रहा था | एक 
बड़ी सशस्त्र फौज ने विश्वविद्यालय पर घावा वोल दिया भर वह वहाँ के 
प्रनेक छात्रोवासों पर दृठ पड़ी । हजारों की तादाद में विद्याथियो को अपने 
कमरे खाली करने पड़े । यहाँ तक कि लड़कियों के होस्टल को भी जबरदस्ती 
खाली करवाया गया। लड़कियों को श्रपना सामान तक सांथ न ले जाने दिया 
गया । महामना मालवीय जी ओर वाइस चान्सलर सर राधाक्ृष्णन्‌ के निवास 
स्थानों पर भी फौज का कड़ा पहरा लग गया था | इस प्रकार विद्या का यह 
विज्ञाल उद्यान एक छावनी के रूप में परिणत हो गयां था । 
सैयद राजा के गांव में स्त्रियों पर गोली चलाई गई तथा उन्हें हवा- 
लात में वन्द रखा गयां। कई अन्य स्थानों पर पर स्त्रियों को केश पकड़कर 
घसीटा गया तथा सरे-आम नंगा करके पीठा गया । जिन स्त्रियों के साथ ऐसे 
प्पमानजनक कार्य हुए है वे इसकी बड़ी दर्देनाक कहानी सुनाती है । 


44 सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


गाँवों पर जुर्माने की भारी रकम लगाई गईं तथा उसको वसूल करने 
में बड़ी निर्देयता से कोम लिया गया । एक गाँव में कुछ फौजी जुर्माना वसूल 
करने के लिए एक किसान के घर पहुँचे । किसान के पास फूटी कौडी नथी। 
इसके लिए उसने कुछ दिन की मुहलत मांगी । पर मृहलत देना तो दूर रहा, 
फौजियों ने उसके डेढ वर्ष के बच्चे को पकड लिया श्रीर उसे मॉँ-बाप की 
प्राँखों के सामने श्राग में जला दिया । कितना कार॒ुणिक था वह दृढ्य, जब वह 
गरीब किसान एवं उसकी स्त्री हृदय पर पत्थर रखकर श्रपने नन्‍हे-से सुकु- 
सार बच्चे को श्रपनी श्राँखों के सामने आग में जलता हुआा देख रहे थे । 

संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर मॉरिस हँलेट के सलाहकार मार्श 
ध्मिथ और नेदरसोल ने बनारस जिले कीं बान्त, अश्रसहाय एवं निरीह जनता 
के खून से होली खेली । इन श्रातताइयों ने फौज को हुक्म देकर गांव-के-गांव 
जलवा डाले तथा गरीब लोगों के रुपये, पंसे, गहने, यहाँ तक कि श्ननाज 
एवं पहनने के कपड़े भी लुटवा दिये । स्त्री-पुरुषों को भाँति-भाँति से श्रपमानित 
किया गया तथा उन्हें घोर यातनायें दी गईं । 

इस जिले में ३१० व्यक्ति नज़ रवन्द किये गये और ५६३ को दण्डित 
किया गया । ११७ निर्वासित कर दिये गये । ४०-५० व्यक्तियों वो फांसी की 
सजा दी गई । २३ स्थानों पर गोलियाँ चली जिसके फलस्वरूप १८ मरे 
श्रौर ५५ घायल हुए। जिले में २,२४,०२२ र० ६ श्वाना ५ पाई सामूहिक 
जुर्माना किया गया! 

इलाहाबाद 

इलाहाबाद भारतवर्ष का एक ऐपिहासिक नगर है। वर्तमान समय में 
यहां बड़े-बड़े नेता और राजनीति के विद्वान्‌ हुए हैं । यही स्वराज्य-भवन है 
जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्य कार्यालय स्थापित है । इस 
फारण यहां राजनतिक चेतना विशेष रूप से है । 

नवीं भ्रगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पहुंचते ही सारे 
शहर में सनसनी फैल गई । सभी लोगों ने श्रपना काम-काज बन्द कर दिया। 
इसी दिन स्थानीय कार्यकर्ता बन्दी बना लिए गए और कांग्रेस कमेटियों के 
कार्यालयों की तलाशी 'ली गई श्रौर उममें सरकारी ताले लगा दिये गये । 
विद्यार्थी जोश से भरे हुए थे । शाम को विद्याथियों का आधा मील लम्बा 
जुलूस शहर के कोने-कोने में घमा । १० श्रगस्त को पुरुषोत्त मदास पार्क भौर 
मुहम्मदअली पाक मे विराठ सभाएं शान्ति के साथ सम्पन्त हुईं । 

ता० ११ पअंगस्त को स्थानीय विश्वविद्यालय से छात्र-छात्राझों का एक 


युक्त प्रान्त मे सन्‌ बयालीस का विद्रोह १६५ 


जुलूस निकला जो पिछले दानों दिनों के जुलूस से वढा-चढ़ा था। जूलूस के 
भ्रागे लडकियां चल रही थी । राष्ट्रीय नारों से गगन गूँज रहा था | धीरे-धीरे 
जुलूस भा होस्टल तक ही पहुंच पाया था कि सामने से एक सशस्त्र पुलिस 
की ट्‌ कड़ी आ पहुंची श्रौर उसने जुलूस को श्रागे बढने से रोक लिया । पुलिस 
अफसर ने इस भ्रवसर पर तीन बार लाठी चलाने का हुक्म दिया, किंतु सिपा- 
हियों ने लाठी-चार्ज नही किया । 

११ अगस्त को विश्वविद्यालय के यूनियन हाल में एक विराद सभा 
हुई । उसमें यह निश्चय हुश्ना कि १२ अ्रगस्त को दो रास्तों से दो प्रथम जुलूस 
निकाले जाय॑ और मुहम्मदभ्रली पाक में एक सभा की जाय | निश्चित प्रोग्राम 
के अनुसार १२ श्रगस्त को शानदार जुलूस निकले | गवर्नमेंट हाउस के पास से 
जाने वाले जलस का नेंतृत्व तीन लड़कियां कर रही थी । वे श्रीमती घिजय- 
लक्ष्मी पडित, जस्टिस मुलला श्शौर एक पुलिस अफसर की लडकियां थी | जलस 
पुरा तरह बान्त था, फिर भी जिला मजिस्ट्रेट ने मौके पर गोली चलाने का 
हुक्म दे दिया । गोलियों कीवर्षा होने लगी। | तीनों वीर वालाश्ों ने, बड़े 
साहस से गोलियों का सामता किया, किंतु बाद में वे घायल होकर भूमि पर 
गिर पड़ीं.। सारा जुलूस वही रुक गया। बांद में राजघराने का एक विद्यार्थी 
थ्रागें बढ और छाती खोलकर बोल उठा, “लड़कियों पर कया गोली चलाते 
हो ? मुभे निशाना बनाशो ।” उसकी खुली छाती ने गोली का श्ालिगन किया 
और उस वीर ने झाजादी के इस यज्ञ में अपने प्राणों की श्राहुति दे दी। विद्या- 
थियों ने उसके रक्त से अपने हमाल भिगोकर आजादी के लिए कुर्बान हो 
जाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की 

दूमरे जुलूस के नेता श्री यदुवीरमिह थे । लगभग बारह बजे जुलूस 
कचहरी पहुंचा । सामने पुलिस तैयार खडी थी । ज्यों ही जुल्स कुछ श्रौर 
श्रागे बढ़ा, पुलिस वालों ने कंकड़ बरसाना छुरू कर दिया श्रौर लड़कियों के 
हाथ से भंडा छीनने की चेष्ठा की। लडकियां एक साथ भंडे को पकड़कर 
खडी हो गईं। वे घिसटती जा रही थीं, कितु भंडा नहीं छोड रही थीं। इतने 
में भ्रवानक लाठियां बरसने लगी। जुलूस के लोग रूमाल के इशारे से लेट 
जाते थे श्रौर फिर उसी के इशारों के श्रागे बढ़ते जाते थे। उधर घुडसवार 
पीछे से डंडे चला रहे थे। इतने में बन्दूक,की धायं-घाय॑ श्रावाज के साथ ही 
किसी ने कहा, 'विदां। इन्कलाब, जिन्दा बाद | वह भारत का लाल 
रक्त-स्तान कर स्वतंत्रता देवी की झाराधना कर रहा था।पा गल की तरह पूरी 
टरोली उमड़ पडी । उसके रक्त में रूमाल भिगोया गया भौर उसी में तिरंगा । 


१६६ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


है] 


उसी के मस्तक पर तिलक लगाए गए । शौर गोलियों की बौछार में भी बढ़ना 
जारी रहा । एक पर एक घायल गिर रहे थे, फिर भी लोग बीरतापूर्वक बढ़ते 
जा रहे थे | लड़कियों ने घृडसवारों के घोटों की लगाम थीम ली। श्राखिर' 
प्रधिकारियों को हार माननी पड़ी श्रौर जुलूस को भ्रपनी इच्छानुसार जाने के 
लिए श्रनुमति दे दी गई । यह एक महान्‌ विजय थी श्रौर इसका सस्पूर्ण श्रेय 
था शहीद पश्चघर को | लोग विद्यार्थियों के जुलूस में शामिल होते जा रहे 
थे। जुलूस पर लाठी-चार्ज किया गया। थोड़ी देर के लिए जुलूस भंग हो 
गया । कितु फिर जवाहर-चौक में जुलूस निकला | पुप्तिस वालों की लाढियां 
खाते हुए भी लोग श्रागे बढ़ते जा रहे थे। श्ागे एक दूसरा जुलूस श्रा मिला 
ओर लोगों ने कोतवाली के सामने पहुंचकर श्रपने बचाव के लिए भरे हुए 
ठेनों श्रौर लकडी के तख्तों की सहायता से सड़क पर एक दीवार खड़ी कर 
ली थी | बलूची संनिकों का एक जत्था शभ्रा रहा था। लोगों ने उस पर पत्थर 
फेंकना शुरू कर दिया । बाद में पुलिस सार्जन्द पुलिस सैनिकों के साथ आया 
श्र भीड़ पर गोली चलाने का हुबम दे दिया । जुलूस के नायक राजन की 
छाती में गोली लगी और उसी समय वह जमीन पर छेट गया । इससे लोग 
भागने लगे । रमेश मालवीय से यह सहन न हुआ । वह बागे बढ़ा श्ौर लोगों 
को भागने से रोकने लगा । सार्जन्ट ने कट अपना रिवाल्वर दवायां श्रौर घाय॑ 
-धायं करती हुई गोली रमेश की छाती के श्रार-पार हो गई । वह भी गिर गया 
श्रौर वही वीरगति को प्राप्त हुआ !' उधर सिर्पाहियों ने भागते हुए लोगों पर 
गोली चलाई, जिससे कुछ मरे शौर बहुत से घायल हुए । 

इसके याद तो लाठी और गोली-काण्डों का त्तांता बंध गया। मरने 
वालों की संस्या संकड़ों तक पहुंच गई । सारा शहर गोरी फौज के नियंत्रण में 
दे दिया गया । फिर भी विद्याधियों के जुलूस निकलते रहे । तार काटे गये श्रौर 
मोटर लारियां जला दी गई। किंतु उनमें बैठे लोगों, ड्राइवर भ्रादि की पूरे 
तौर से रक्षा की गई । 

१३ अगस्त 'को नवयूवकों ने हवाई श्रड्ढे पर श्राक्रमण किया और उसे 
काफी क्षति पहुंचाई । शहर के डाकखाने लूट लिये गये श्नौर जला दिये गये । 
रामबाग में पुलिस वालों को जनता के सामने प्रात्म-समपंण करना पड़ा । 
लगभग एक दर्जन फौजी लारियां फूंक दी गईं। इस प्रकार तीन दिन तक 
ब्रिटिण शासन का नामो-निशान मिटा दिया गया । विश्वविद्यालय के सेकड़ों 
छात्र देहातों में श्रौर श्रन्य प्रान्तों के कालेजों एवं स्कूलों में आजादी का पैगाम 
लिकर पहुंच गये | स्थान-स्थान पर स्टेशन जला दिये गये। यानों पर कहजा 


थुक्‍्त प्रान्त म संनू बयालीस का विद्रोह १६७ 


कर लिया गया तथा सरकारी स्थानों को हानि पहुचाईगई । इलाहाबाद, बना- 
रस, जोनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ आदि इलाकों में यातायात के साधनों की 
बेहद हानि पहुचाई गई, जिससे कुछ गाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया । 

अन्य स्थानों की भाँति इस जिले के दमन की कहानी भी हृदय-विदारक 
है । पुलिस और फौजवालों ने सैकड़ों निरपराध व्यक्तियों को श्रपनी गोली का 
शिकार बनाया | ता० १२ को पी० सी० बनर्जी होस्टल के पास कुंछ विद्यार्थी 
' बांते कर रहे थे, इतने में उधर से एक फौजी लारी गृजरी । उन लोगों ने एक 
छात्र के ऊपर गोली चलाई, किन्तु वह वच गया और गोली पास में एक घास- 
वाले के लगी जिससे वह वही मर गया | मुरारीमोहत भट्ठटाचार्य नाम के एक 
व्यक्तित जानूसनर्गंज से श्र रहे थे । एक सिपाही की सनसनाती गोली उनके 
लगी और वह वही गिर गये | फिर संभलकर ज्यों ही वह उठे, उनके दरीर 
से दूसरी गोली पार कर गई ग्रौर वह वही सदा के लिए सो गए । जो गान्धी 
टोपी लगाये चलता था, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते और उसे टोपी नाली में 
फेकने, उस पर थूकने तथा पेशाव करने का हुक्म देते थे । एक वीर नवयुवक 
दशरथलाल जायसवाल गान्धी टोपी की इस बेइज्जती की बात चुनकर 
जान-बूककर गान्धी टोपी पहन कर मुटद्ठीगंज चौराहे की ओर चला। पुल 
पर कुछ सैनिको ने जायसवाल को रोका और टोपी पर पेजश्ञाव आदि करने 
के लिए कहा । उसके ऐसा न करने पर उसे गोली से उड़ा देने की धमकी 
दी। उस वीर के उनकी धमकी की कुछ भी परवाह न थी । एक पुलिस वाले 
ने उस पर प्रहार किया जिससे वह नीचे गिर गया। इसी श्रवस्था में एक 
सनिक्र के रिवाल्वर से निकली हुई गोली घाय-धाय करती हुईं जायसवाल के 
पेट से आर-पार हो गई और खून की घारा फूट पड़ी । युवक ने साहस कर 
एक हाथ से घाव को दबाया और दूसरे से सिर पर लगी हुई गान्धी टोपी 
को जीवन एवं मृत्यु के बीच में पड़े हुए इस बीर को अरब भी गान्धी टोपी 
की मान-रक्षा का ध्यान था । उसके घाव से खून की घारा बह रही थी। 
किन्तु युवक ने हिम्मत की श्रौर उठकर जानें लगा । उसी समय सैनिकों की 
एक गोली उसकी गर्दन पर लगी और दूधरी उसकी रान को चीरती हुई 
चली गईं तथा पास से गुजरते हुए एक धोबी को लगी | बेचारा घोवी फौरन 
मर गया। किन्तु उस वीर का वाल-बंका न हुआ। इस जिले के कण्डिया 
नामक स्थान में कुछ विद्याथियों को पेड पर लटकाकर गोली चलाई गई थी । 

डिप्टी कमिश्नर की कु्वानी 
इस प्रकार के अमानुपिक श्रत्याचार विद्याथियों के ऊपर रात-दिन 


१६८ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


हो रहे थे एक दिन एक मुसलमान डिप्टी कमिश्नर एक घटनास्थल पर पहुंचे । 
सरकार के निर्देयतापूर्ण श्रत्याचारों से उनका हृदय पसीज उठा और उन्होंने 
तुरन्त श्रपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार उन्होंने श्रपनी श्रात्मा की 
पुकार सुनी श्रौर श्रपनें को हमेशा के लिए विदेशी राज की गुलामी से मुक्त 
कर लिया । 

इस जिले में ५८१ व्यक्ति गिरफ्तार हुए श्रौर ४५८ को सजायें दी 
गई , दो स्थानों पर गोली चली । ६३,०३८ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया। 


जौनपुर 

दस श्रगस्त के प्रभात ने नेताश्नरों की गिरफ्तारी का समाचार जिले भर 
में पहुंचा दिया । इस पर लोगों में चौगुना जोश पैदा हो गया । नवयुवकों की 
कॉसिल में यह तय हुआ कि जिले भर मे राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाय 
श्रलग-अलग महकमे बताये गये और योग्यतानुसार एक-एक महकमा सौपा 
गया । एक महकमे का काम' यातायात के साधनों को नष्ठ करना और दूसरे 
का जगह-जगह सभाये करके मालगुजारी श्रादि बन्द करा देना था। सर्व प्रथम 
यातायात के साधनों को नष्ट करने के लिए प्रस्ताव पास कियां गया | १३ 
भ्रगस्त को एक व्यक्ति शहर के बाहर पकड़ा गया श्र उसने डर के मारे 
नवयुवकों की तैयारियों का सब हाल घता दिया फलस्वरूप पुलिस ने उसके 
बताये हुए गुप्त स्थान पर छापा मारा श्रौर जो कुछ भी सामान इकट्ठा किया 
गया था, सब ले गई । वहां से पुलिस लोट रही थी। रास्ते मे सेई नदी के 
बरगद के बड़े पुल को तोड़ा जा रहा था। पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर 
दिया, किन्तु घायल होकर भी लोगों ने कोई परवाह नही की और पुल के 
दुकडे-टुकड़े करके ही दम लिया। घनियामऊ के पुल पर एक श्रंग्रेज इंसपैक्टर 
नें एक वीर विद्यार्थी को गोली से उड़ा दिया । बाद में इन्सपेक्टर महोदय को 
श्रपनी करतूत को फल मिला। उन पर लाठो-प्रहार हुआ शौर वह चल॑ बसे । 

कही-कही जनता ने वड़े-बड़े पेड़ों को काटकर बहुत-सी सड़कों को बन्द 
कर दिया था। जिले के प्रायः सभी स्टेशन व डाकखाने जला दिये गये । पर 
किसी को जान नही ली गई । डाकखानों के रुपये भ्रादि लूद लिये गये । रेलवे 
लाइन उखाड़कर फेक दी गई तथा तार श्रौर खम्मे काट डॉले ग्रये । इस 
प्रकार यातायात के सभी साधन नष्ठ करके ब्रिटिश सत्ता को पगू बना दिया गया । 

सुजानगज के थाने पर थानेदार व चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया 
गया और कारतूस, राइफले आ्रादि छीन ली गईं। थाने पर तिरंगा भंडा 
फहराने लगा । उसी रात थानेदार ने कप्तान की धमकी से डरकर आत्म-ह॒त्या , 


युक्त प्रान्त म॒ संन्‌ बयालीस कां विद्रीह १६६ 


कर ला | महुली तहसील पर भी भंडा फहराया गया। उसी समय और पुलिस 
थ्रा पहुँची गोली चली ओर एक नवयुवक शहीद हुआ । वदलापुर थाने पर 
प्राक्तरमण हुआ । वहां भी गोली चली । एक श्रादमी थाने के श्रन्दर बन्द करके 
बुरी तरह पीटा गया। 

यहां के गांवों में नवयुवकों ने गुप्तवर नियुक्त कर लिए थे, जो पुलिस 
के श्राने-जाने की खबरें एक गाव से दूसरे गांव मे दिया करते थे । नवयुवकों 
ने पुलिस के दात खट्टे कर दिये | किन्तु फौज की मदद से पुलिस जगह-जगह 
लूट मचाने व भ्रत्याचार करने लगी । तब जनता ने इन देझ-द्रोहियों का पूरा 
बहिष्कार किया । इस पर बहुत से पटवारी और चोकीदारों ने इस्तीफा दे 
दिया । नवयुवकों ने गांव-गांव में वेतनिक फौजी चोकियां बनाई । इस प्रकार 
कई महीने तक जनता की भ्राजाद सरकार नौंकरशाही ताकतों से मुकावला 
करती रही । 

बहुत से नवयुवक पुलिस के पंजे में न फसे थे । उनको पकड़ने के लिए 
पुलिस बुरी तरह परेशान थी । गाव-गांव में पुलिस चक्कर काट रही थी। 
लोग निर्देयता से पीटे जा रहे थे । कहते हे कि एक श्रफसर ने राय श्रम्बिका- 
प्रसादर्सिह पर बड़ी निर्देयता के साथ बत्याचार किया । उनकी सम्पत्ति नष्ड 
कर दी गई | उनका हाथी थाने में भूख से मार डाला गया । खेतों की तैयार 
फसलें जला दी गईं । मकान को तहस-नहस कर दिया भौर उसी स्थान पर 
पुलिस-चौकी बनाई गई | सुरेश का सव माल लूट लिया गया श्रौर मकान 
जला दिया गया । उनके पिता को, जो एक फूस की कोौपड़ी में रहते थे, उसे 
भी जलवा दिया । यहा के लगमग १४५ कांतिकारी सैनिक शहीद हुए । 

जौनपुर जिले में बंधवा, दानगज झौर जलालपुर ये तीन स्थान ऐति- 
हासिक वन गए हूं । इन तीन जगहो पर जनता ने श्रत्याचारी पुलिस श्रीर फौजियो 
के साथ जी-जान से भोर्चा लिया | इन स्थानों में पुलिस ने जो श्रत्याचार किए 
है उनका वर्णन सुनने से रोंगट खड़े हो जाते हे ।हम यहाँ के तीन वीर नौजवान 
श्री राय अम्बिकाप्रसादर्सिह, ५० राजाराम मिश्र और दलसिगारसिंह के अतु लनी य 
शौर्य का उल्लेख किए विना नहीं रह सकते। श्री राय अम्विकाप्रसादर्सिह के 
नेतृत्व में श्राजाद फौज सरकारी फौज से मुकाविला करती थी। एक सघर्ष में 
दोनों दलों के दो-दो व्यक्ति काम श्राएं। पं० राजाराम मिश्र के दल का काम 
पुलिस की लूठ-मार से रोकना था। श्री दलसियारसिंह ग्राम-सैनिको का संगठन 
और पंचायतों की स्थापना आदि काम करते थे। 

जौनपुर जिले के दमन का कुछ परिचय पाठको को उपर्युक्त घटनाओं 


त् 


३२०० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


से मिल गया होगा । यहाँ पर हम 'समाज'_ में प्रकाशित श्री बलजीतर्तिह के लेख 
का एक प्रंश उद्धृत कर रहे हें 

“आग पर सेंकना, मुर्गे बनाना, उलटी टांग कर कांटे लगाना, श्रोरत्तों 
का नंगी करके पीटना, उनके गुद्यांगों में मिर्चे मरना, लाल मिर्चो की घूनी देना, 
पेड़ो पर बांधकर पीटना, एवं नंगे बदन सड़कों पर घसीटठना साधारण घटनायें 
थी । बाप के सामने बेटी की इज्जत ली गई और माँ के सामने बेटे को वॉधकर 
पीटा गया। खुले श्रांम श्रीरतें नंगी करके पीटी गई श्रोर मनमाने तौर पर 
चघसीट कर उनकी बेइज्जती की गई। इसके अश्रलावा एक ऐसी सजा निकाली 
गई थी जिसके द्वारा श्रादमी को सीधा पर फंलाकर बिठा दिया जाता था । दो 
झ्रादमी दोनों हाथों को सीधा फैलाते थे । एक आदमी उसका सिर पकढ़ कर 
घुठनो के सहारे सीघा बैठा रहता था। दो श्रादमी उनके दोनो पैर बलपूर्वक 
पीछे की शोर घुमा देते थे जिससे गृदा श्रौर मूत्रेन्द्रिय से खून निकल माता था 
धोर इस प्रकार वह या तो मर जांता था या उसका जीवन सदा के लिए नष्ट 
ही जाता था ।” 

इस जिले में ४ जगह गोली चली और लगभग १४ झादमी मारे गये । 
१, ५५, ११८ रु० रे भ्रा० १० पा० सामूहिक जुर्माना किया गया | 


गोरखपुर 

नो भगस्त के बाद जिले के प्रायः सभी प्रमुख नेता नजरबंद बनाकर 
जेलों मे दस दिये गये । फलस्वरूप २६ अगस्त को जनता ने एक बड़े जुलूस के 
द्वारा गहरा विरोघ प्रदर्शित कियां। मदरिया के प्राइमरी स्कूल की कितावें 
बाहर फेक दी गईं । नये गांव की सड़क की पुलिया तोड़ डाली गई । गोला 
कस्वे में एक विराट जुलूस निकाला गया। थाने पश्रौर डाकखाने पर तिरंगा 
मंडा लहराया गया । गगही के मार्ग में मिलन वाली एक पुलिया तोड़ डाली 
गई | डाकखाने के तार काट डाले गये । बेहली में तार का एक खम्भा गिरा 
दिया गया । उसका बाजार के डाकखाने का एक लेटर बक्स चकनाचूर कर दिया 
गया । कुछ सिपाहियों ने इस श्रवसर(परद श्री रामअधारसिह को पकड़ लिया। 
उत्तेजित भीड़ ने चौकीदार का साफा छीन लिया। सिपाही भयभीत होकर 
भाग निकला । इसकी खबर सरकारी श्रधिकारियों को जब मिली तब वे लोग 
गारद के साथ निकठस्थ गांव के गुंडों को लेकर उसका वाजार में श्रा घमके । 
कस्बे के प्रायः सारी दुकाने लूट ली गईं । 

इसके बाद गाँवों में छापे मारना शुरू कर दिया गया | बथुवा गांव 


युक्त प्रान्त में सन्‌ वयालीस का विद्रोह २०, 


लूठा गया । श्री लांलसा पांडे को पीटा गया श्रौर उनका घर लूट लिया गया। 
बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया ।सुना जाता हैं कि उनकी तीन दिन की 
प्रसृता पतोह घर से बाहर निकाल दी गई । खोपापार पर हमला हुआ | गाव 
के मुखिया १० रामलखन पाडे श्र उनके दोनो लड़को को बेत श्रौर बन्दूक 
के कुन्दों से पीट-पीट कर बेहोश कर दिया गया । हिन्दी साहित्य विद्यालय की 
इमारत में श्राग लगा दी गई। प० रामबली मिश्र की धर्मपत्नी श्रीमती 
कैलाशवती देवी को केश पकड़कर घर से बाहर मिकाल दिया गया। उन्हें नंगी 
कर देने का हुक्म दिया गया और उनकी साड़ी फ्राड़ डाली गई | मकांन लृठ 
लिया गया श्र वाद में गिरा दिया गया | विद्यालय के लड़को को पीटा गया 
शोर उनके कपड़े छीन लिये गए । इस लूट में गांव का लगभग ४० हजार का 
नुकसान हुआ । इसके अतिरिक्त श्रन्य कई गांव लूठे गए । प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
रामलखन शुक्ल, ककरही को गिरफ्तार कर लिया गया । उनका घर ,जला 
दिया गया, जिसमें १११९४ रुपए का नुकसान हुआ ॥ ग्रोपालपुर लूटा गया 
झौद वहां के घर जला दिये गए । मदरिया के रामअलख सिंह का सामान लूठा 
श्रौर जलाया गया । श्री रामअलख श्लौर बलराम को पचास-पचांस रुपए 
जुर्माना भौर १०-१० बेंत की सजा दी गई । 

२८ श्रगस्त को तहसीलदार, कानूनगो, कुर्कंश्रमीन श्रादि ने सदल-बल 
सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिए सिसई गांव पर छापा मारा | ३०० रु० 
जर्माना किया गया था। लोगों ने देने से इन्कार कर दिया तो जूतो की ठोकरो 
से जुर्माना वसूल किया जाने लगा । २-३ भ्ादमियो के ऊपर खूब मार पड़ी । 
गांव के लोग यह श्रत्याचार न सह सके और सरकारी कर्मचारियों को कसकर 
ठीक किया | थोड़ी देर में बलूची फौज वहा श्रा पहुंची श्रौर गांव को घेर 
लिया | ग्रामीण जनता ने बुद्धिमानी से काम लिया और तुरन्त गांव खाली 

क्र दिया । इस मौके पर श्री राघापदजी मुख्तार ने गोली खाने के लिए अश्रपनां 
सीना खोल दिया था किन्तु उन्हे गोली चलाने का साहस न हुआ । लगभग ३० 
श्रादमियों को बन्दी बनाया गया श्रौर दो-साल का कठोर कारावास दिया 
गया । इसके पहले “उन्हे बेंतों से खूब पीटा गया । बीसो मकान जला दिये गए 
“ और सामान लूठ लिया गया। मशीनगन लगाकर लोगों को डराया-वमकाया 
गया । फौजियों ने यहां की बहुत-सी स्त्रियों का सतीत्व नृष्ठ किया । 
दाऊघाट गांव में २९ श्रगस्त को कप्तान मूर सिपाहियों के साथ श्रा 
धमके । उन्होंने प॑ं० गोपीनाथ सिश्र को पकड़कर ४००० रु० जुर्माना मांगा 
शोर उनके 'दरवाजे तोड़कर घर मे घुस गए । स्त्रियों के करुण-ऋंदन से 


है. 


३०२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


गांव के लोग एकत्र हो गए । फजानमिया और रामलखन तेली को गोली से 
उड़ा दिया गया । 

१८ अ्रगस्त को भाटपार की जनता को पुलिस की गोलियां खानी 
पड़ी । फलस्वरूप लालचन्द श्रौर सरवन नोनिया मारे गये । १९ श्रगस्त को 
यहां का बाजार लूटा गया । यहां का गांधी श्राश्रस जला दिया गया । 

मालपुरी गाव में २० श्रगस्त को आग लगाई गई । लगभग एक सौ 
आ्रादमियों को बांध दिया गया और उन्हें व॒ुरी तरह से पीटकर एक गड्ढे में 
डांल दिया गया । घरो का सामान लूट लिया गया । बहुत से लोग जेल में 
बन्द कर दिये गए । 


लोगों की हानि के कुछ अंक इस अकार हैं !-- 


खोपापार गांव में हुआ नुकसान ४०,००० रुपया 

मदरिया के समीपवर्ती गांवों 

पर सामूहिक जुर्माना १,००० रुपया 

उसवा, दुध रा, श्रमोड़ा भाविं गांवों में लूट ५०,००० रुपया 

भ्ौर माल की बरबादी २४ मन गेहूं, चावल, घी 
खोपापार तहसील में जलाये गए घर १२ 

नष्ट की गई छतों की संख्या १०३ 

लूटे गए घरों की सख्या ७६ 

सजाएं ८० श्रादमी 

नुकसान २,३४,९७९ रुपये के लगभग । 
कूल सामूहिक जुर्माना २७,९ १,७०५ 


पश्चिमी जिलों में आन्दोलन 
पद्दचमी जिलो में श्रान्दोलन का जोर उतना श्रधिक नही रहा | फिर 
भी कानपुर, लखनऊ, श्रागरा, पीलीभीत, खीरी, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, 
हरिद्वार आंदि में जनता ने उल्लेखनीय भाग लिया। इसके अलावा प्रत्येक जिले 
के बड़े-बड़े शहरों व कस्बों मे भी प्रदर्शन हुए । 


हे कानपुर 
यहां € अगस्त को जनता के एक विश्ञाल समूह ने कांग्रेस श्रॉफिस पर, 
जिस पर पुलिस का कब्जा हो चुका थां, उसे पुन: प्राप्त करने के लिए श्राक्रमण 
किया । डाकखानो की लारियों श्लौर उन सब कारों पर भी, जिनको यूरोपियन 
ड्राइवर चला रहे थे, श्राक्रमण किये गए । दस तारीख की शाम तक शहर में 


युक्त प्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्रोह २०३ 


तीन पुलिम्त चौकियों पर सामूहिक आक्रमण हुए । पुलिस ने हर जगह गोलियां 
चलाकर उत्तर दिया । सरकार ने जनता पर आतंक जमाने के लिए आडिनेन्स 
लागू करके फौरन जुर्मानें वसूल करने शुरू कर दिये । 

कितने ही दिनों तक सरकारी इमारतों, स्कूलों आदि पर शभ्राक्रमण 
जारी रहे । जब श्रान्दोलन का बाह्य रूप धीमा पड़ने लगा तो छोटे-छोटे दस्तों 
द्वारा डाकखानों व अ्रन्य सरकारी संस्थाओं पर इक्के-दुक्‍्के हमले होते रहे और 
आखिर मे शआ्ान्दोलन ने तोड़-फोड़ का गुप्त रूप धारण कर लिया। सारे कालेज 
के विद्याथियो ने स्कूल व कालेजों में हड़ताल रखी भ्रौर डेढ़ महीने तक यह 
हड़ताल जारी रही । निस्सन्देह मजदूरों ने आन्दोलन मे उत्तना हिस्सा नही 
लिया जितता कि उनसे आ्रांशा थी। मजदूरों पर उत्त दिनों कम्युनिस्टों का 
अधिक असर था । आन्दोौलन के सम्बन्ध में २०३ व्यक्ति नजरबन्द हुए भ्रौर 
३९४ दण्डित किये गए । १,९९,२५० २० सामूहिक जुर्माना किया गया। 


लखनऊ 

९ श्रगस्त को सबेरे ही स्थानीय नेता पकड़ लिये गए । विरोधस्वरूप 
शहर में हड़ताले हुईं श्लौर जुलूस निकाले गए । विद्याथियों का जुलूसों में 
श्रधिक भाग रहा । लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्याथियों पर १६ अगस्त को जब 
वे यूनिवर्सिटी श्रोर शहर के बीच का गोमती पुल पार कर रहे थे, पुलिस ने 
गोलिया चलाईं | पुल के दूसरी शोर शहर की जनता का एक विशाल समूह 
इकट्ठा हो गया था जिसे भयंकर लाठी-चाज़ द्वारा तितर-वितर किया गेया। 
जनता ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के आफिस, डाकखाने इत्यादि पर भी श्राक्रमण 
किये । यहां लड़कियों के जुलूस ने बहुत बहादुरी दिखाई | जब लाठी-चाजं हुश्ना 
तो लड़कियां बैठी रही, घायन हुई, पर कदम पीछे नही हटाया, यह देखकर 
लोगों ने पुलिस पर इईंट-पत्थर बरसाये | इसके जवाब में पुलिस ने काफी गोलियाँ 
बरसाई। इस प्रकार शहर में काफी श्रशान्ति रही। स्टेशन श्राफिस जलाये 
गए । कालेज आदि बन्द रहे । पुलिस के नौ सिपाहियों ने लांठी-चार्ज करने से 
इन्कार कर दिया । इस पर वे गिरफ्तार कर लिये गए । लोगो पर ५५,८३२ 
रु० सामूहिक जुर्माना किया गया । 

आगरा 

श्रीकृष्णदत पालीवाल, प्रधान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी पहले ही पकड़ 
लिये गए थे । एक बहुत बड़ा श्राम जलसा हुआ; जुलूस निकला; जिसे पुलिस 
ने रोका । जुलूस लाठी-प्रहारों के वावजूद भी आगे बढ़ता गया । पुलिस ने थाने 
से योली चलाई | तीच दिन तक नययुवको श्ौर पुलिस में मुठभेड़ होती रही । 


३२०४ सब्‌ बयालीस का विद्रोह 


विद्यार्थियों ने स्कूल कालेज छोड़कर विरोध-प्रदर्शत मे सामूहिक रूप से भाग 
लिया । पहले सप्ताह में ही एक हज़ार के लगभग कार्यकर्ता पकड़ लिये गए 
आन्दोलन का बांह्य रूप पांच-सात दिन बाद घीमा पड़ गया | पर तोड़-फोड़ 
के कार्यो ने उम्र-हूप धारण कर लिया | शहर के श्रास-पास तक टेलीग्राफ 
तथा टेलीफोन के तार बड़ी मात्रा मे काटे गए ।ई० श्राई० आर० के कई स्टेशनों 
को भी जलाया गया । बी० बी० एण्ड सी० आई० की मसालगाड़ियों को गिरा 
दियो गया, जिनमें से दो के इजन तो बिल्कुल टूठटगए और चार को काफी क्षति 
पहुंची । एक जत्ये ने इनकम टैक्‍स आफिप्तर को धमकाया। २०० आदमियों 
के एक जत्थे ने चंदोला स्टेशन पर श्राक्रमण किया | पुलिस ने गोली चलाई । 
पांच मरे और ३५ घायल हुए । श्रागरे में १०० के लगभग जख्मी हुए 
मालदारों से पुलिस ने मनमाना रुपया वसूल किया । जिल्होने देने से इन्कार 
किया, उन्हे जेल भेजने की घमकी दी गई । विद्याथियों का आन्दोलन में बड़ा 
भाग रहा । उन्होने कालेज तथा श्रदालतों पर पिकेटिंग किया और लड़कियों 
ने भी इसमें काफी भाग लियां। 

कई थानों में श्राग लगाई गई | २२ सितम्बर को गवर्नमेंट कपड़ा 
फैक्टरी में भी श्राग लगा दी गई। अ्रवतूवर से आन्दोलन ने गृप्त रूप धारण 
कियां । दिसम्बर १९४२ में आगरा पड़यन्त्र केस चलाया गया । जिछे में १५५ 
नज़रबन्द किये श्रौर १००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। ६८,१९५ रु० 
सामूहिक जुर्माना कियां गया । ' 

सथुरा 

प्रारम्भ में हड़ताल हुई श्रोर जुलूस निकला। १८ तारीख तक सारे 
कार्यकर्ता पकड़ लिये गए । जुलूस पर लाठी-चार्ज हुआ । रेल व तार को काफी 
नुकसान पहुंचाया गया । परखम स्टेशन के पास एक इंजिन गिरा दिया गया। 
छोटे-छोटे बच्चों को पुलिस वालों ने खदेड़कर एक श्रहाते मे घेर लिया 
और उन्हें बुरी तरह से मारना-पीटना शुरू कर दिया। श्आरासपास के रहने 
वालों ने ऊपर की मंजिलो से रस्सियां डालकर उन्हे खोच लिया । लोगों पर 
४६,७०० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया । 

वृन्दावन 
जनता ने जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने लाठियां चलाईं भौर 


श्रन्त में गोलियां चलीं। २० से अधिक आंदमी लाठी से घायल हुए औरे ६ 
झ्रादमी गोलियों से जरूमी हुए । 


१५5॒ 


युक्त प्रान्त में सन्‌ बयांलीस का विद्रोह २०१५ 


अलीगढ़ 

आंशिक हड़ताल हुई। धर्म समाज कालिज के विद्याधियों ने जुलूस 
निकाला और पुलिस ने लाठी-चार्ज किया | आठ या दस वर्ष के कई वच्चे मर 
गऐं। जिले में ४५० गिरफ्तारियां हुईं। बतरौली कस्बे में एक आदमी को 
गिरफ्तारी के समय पुलिस ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। गिरफ्तार 
होने वाले भाई को गुस्सा आया और उसने पुलिस को वांस मारा। इस पर 
पुलिस के दारोगा ने वगल से पिस्तौल मारी जो श्रार-पार निकल गई और बह 
वही पर मर गया। दूसरे भाई के भी गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया । 
पुलिस लाश को श्रपने साथ ले गई | यहां पर गोली के दस फायर हुए । एक 
रेल के पुल को काफी क्षति पहुचाई गईं । जिले में २० से श्रधिक स्थानों पर 
तार काटे गये। ई० श्राई० आर० रेलवे के पत्ती, हाथरस, सलेमपुर आदि 
स्टेशनों पर श्राक्रमण किये गये। हरदुश्रागंज का डाकखाना भी जला दिया गया । 

5५०० रू० सामूहिक जुर्मानां किया गया । 


मुरादाबाद 

११ श्रगस्त को ३५-४० हजार श्रादमियों का एक विशाल जुलूस,जिसमें 
हिन्दू, मुसलमान दोनों सम्मिलित थे, निकला श्र थाने तथा कचहरियों की शोर 
बढ़ने लगा । पुलिस ने इस पर गोली चलाई श्रौर श्रन्त में फौज को बुलाया 
गया । फलस्वरूप लगभग ११ व्यक्ति मरे शौर ५० घायल हुए । १२ त्ता० 
को जनता ने रेलवे स्टेशन श्रौर वुकिंग श्राफिस पर श्राक्रमण किये । यहां ४७ 
व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ३६ को सजायें हुईं। १७,३९७ रु० सामूहिक 
जुर्माता किया गया । 


बिजनौर 


६ श्रगस्त को पुलिस ने स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर 
घावा बोला और सारा सामान उठा ले गई | बिजनौर के प्रोय: सभी कांग्रेस- 
जन वन्दी वना लिये गए ।गांवों में भी लोग ढूंढ-हूंढ कर पकड़े जा रहे थे । 
१२ ता० को धांमपुर में विद्याथियों का एक जुलूस निकला । रास्ते में पड़ने 
वाले सरकारी स्थानों, तहसील श्रौर थानों पर राष्ट्रीय भंडा फहराया गया। 
डाकखानों को जलाया गया । स्टेशन पर पहुंचकर वहां के ठेलीफोन के तार 
आ्रादि काठ डाले गए । १३-१४ श्रगस्त को चान्दपुर हाई स्कूल के विद्यार्थियों 
श्र वहां के नागरिकों का सम्मिलित जुलूस निकला ] १३ अगस्त को हाईस्कूल 
पर भंडा लगाया गया। १४ ता० को भी जुलूस निकला झौर रेलवे स्टेशन के 


२०६ - सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


शीक्षे तोड़े गए । १६ श्रगस्त को न्रपुर थाने के श्रनेक ग्रामों की जनता का 
एक विज्ञाल जुलूस निकला । भीड़ ने फेजपुर श्रोर गोहावर के नलदार कुएं, 
पी० डबल्यू०ड|० के बंगले श्रौर रतनगढ़ पोस्ट श्रॉफिस को तोड़-फोड़ डाला | 
न्रपर थाने की पुलिस पहले से बन्दूकों से सुसज्जित खड़ी थी । जुलूस श्रभी 
कस्बे तक न पहुंच पाया था कि पुलिस ने लाठी-चार्ज करना शुरू कर दिया, 
किन्तु नुलूस वढता ही गया | थाने के पास से गजरने पर जुलूस पर धड़ाघढ़ 
गोली चलने लगी । एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही अमर-गति को प्राप्त हुझा 
श्रौर एक बाद में जेल में मर गया । लगभग १० व्यक्ति लाठी-चाज से 
घायल हुए । 

१७ अगस्त से ११ नवम्वर सन्‌ १९४२ तक जिले की घदनाश्रों की 
सूची इस प्रकार है:-- 

(१) प्रान्तीय रोड श्रखेड़ा के पास कांद दी गई। हल्दौर कस्वे में जुलूस 
पर गोली चली जिसमें ६ श्रादमी घायल हुए । (२) श्यामपुर थाने का एक 
सिपाही लापता होगया । (३) जांहनगर के पास मोटर जलाया गया। (४) 
लाम्वा खेडा गांव के पास त्तार काटे गए । (५) कासमपुर गढ का पुल तोड़ा 
गया । (६) नगीना हाई स्कूल का रिकार्ड जला दिया गया। (४) दारानगर 
मेला में जुलूस निकला और विभिन्‍न स्थानों के तार काटे गए । 

(१) फीनाग्राम में 5० गोरखे सैनिकों ने लोगों को पीटा श्रीर उनके 
घरों को तबाह किया | (२) गोहावर में पुलिस ने लूटमार की और स्त्रियों के 
ग्राभूषण उत्तार लिये गए । (३) गोपा लपर गांव लूटा गया । (४) ढेलीग्राम 
के साथ खेत की फसल भी लूट ली गई। एक श्रादमी को पीटते-पीटते बेहोश 
कर दिया गया | (५) अंथाई अ्रहीर में एक घर लूठा गयां। (६) श्रखेड़ा 
श्रौर मनकुश्रा गांवों में पुलिस ने लोगों को लूटठा। (७) श्यामर में पुलिस ने 
बुरी तरह लूट मचाई श्रोर लगभग ८० मवेशी ले गई, जिन्हें ७०० रुपए में 
नीलाम कर दिया गया । 

इस जिले में २९ नजरबन्द हुए, ६२ गिरफ्तार किये गए और १०७ 
दण्डित किये गए | ६ व्यक्ति गोली से मरे श्रौर १० घायल हुए | ३०,८०० 
रु० सामूहिक जुर्माता किया गया । 

गढ़वाल 
अन्य स्थानों की भांति यहां भी छात्रों का श्रान्दोलन में प्रमुख हाथ 
रहा । उनका एक शानदार जुलूस निकला। उनके साथ कुछ नागरिक भी 
सम्मिलित थे । जुलूस में सरकारी नौकरों के लड़के भी शामिल थे । जुलूस का 


युक्त प्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्रोह २०७ 


नेतृत्व एक रायवहादुर महोदय के पृत्र कर रहे थे । डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस 
पर गोली चलाने की श्राज्ञा दे दी थी, कितु उसे वापस लेना पड़ा, कारण, लोगों 
ने कहा कि वे सब सरकारी कमंचारी, जिनके लड़के जुलूस में सम्मिलित हैं, 
सरकार के खिलाफ हो जाय॑गे। श्रन्त में नवय॒वकों ने अदालत पर भंडा फहरा 
दियां.। स्थानीय प्रमुख कार्यकर्त्ता वन्दी बन चुके थे। किंतु मंडलों के कार्य- 
कर्तात्रों की गिरफ्तारी मे पुलिस को कठिनाई पेश श्राई । अतः बाद में जगह- 
जगह उनकी गिरफ्तारी के लिए फोज की सहायता की मांग की गई। 

ग्रानदोलन-कौल में जनता की स्थान-स्थान पर अदालतें खोली गईं। 
झाजादी के संग्राम के रंगरूट तैयार करने के लिए शिक्षण-शिविर कायम हुए । 
पुरानी सरकार का कारोबार विलकुल बन्द कर दिया गया। देहातों के प्राइ- 
मरी स्कूल बन्द हो गए थे, विद्यार्थी नई सरकार के कामो में हांध बढाने लगे 
थे। उन्होंने वाल-सेना का संगठन किया । स्वयंसेवक एक स्थान से दूसरे स्थानों 
में जाकर जनता को देश की [घटनाश्रों से परिचित कराते थे। भूठी सरकारी 
अफवाहों को दवाते श्ौर पलिस की भावी कार्रवाइयों से जनता को शागाह 
करते थे। जिले में एक-आध जगह गोली भी चलाई गई। चार श्रादमी भरे 
श्रौर ७ घायल हुए । 

इस जिले में पुलिस जनता को दबाने में प्राय: श्रसफल रही भ्रौर उसे 
जगह-जगह फौजियों से सहायता लेनी पडी । कितु हिंदुस्तानी फौज भी श्रपने 
भाइयों पर श्रमानुधिक दमन करने के लिए बडी मुदिकिल से तैयार हो सकी ! 
श्रतः हिंदुस्तानी फौज की हर एक टुकड़ी में कुछ गोरे श्राफिसर रखे गए और 
उन्हें दमन करने के लिए बाध्य किया गया । फौजी छिपे हुए काँग्रेस के कमे- 
चारियों के घर जाते थे और उनके घर वालों के साथ श्रमानुषिक अत्याचार 
करते थे। घर वालों के साथ मार-पीट की जाती थी । उन्हें घर से बाहर निकाल 
दिया जाता था। वाद में उनका माल लूट लिया जाता था। फौजियों ने 
कांग्रेस कार्यकर्त्ताश्नों के प्रलावा सर्वताधारण नागरिकों को भी श्रपने ऐसे ही 
अत्याचारों का शिकार बनाया | ५,६५९ र० सामूहिक जुर्माना किया गया । 

अल्मोड़ा 

९ प्रगत्त '४२ को, पं० गोविन्दवल्लभ पंठ और श्रल्मोड़ा जिले के नेता 
पं० हरगाविन्द पंत एम० एल० ए० व सभापति जिला कांग्रेस कमेटी, गिरफ्तार 
कर लिये गए । दूसरे नेता पं० मदनमोहन उपाध्याय की गिरफ्तारी का वारण्ट 
जारी हुआ | पुलिस ने उन्हे पकड़नें के लिए सारी ताकत लगा दी, किन्तु जनता 
के विशेष संगठन के कारण वह उन्हें न पकड़ सकी । बाद सें उन्होंने स्वयं भ्रपने 


२०८ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


को पुलिस को सौंप दिया। किन्तु लोग भृण्ड-के-भूण्ड उन्हें छुड़ाने को निकल पड़े । 
पुलिस डर गई श्रौर उसने उपाध्याय जी को मृकत कर दिया । सरकार ने वाद 
में उन्हें जिन्दा या मरा गिरफ्तार कर लाने वाले को दो हजार रुपया इनाम देने 
की घोषणा की । एक स्पेशल श्रंग्रेज श्राफिसर ५० खुफ़िया पुलिस वालों के साथ 
लखनऊ से भेजा गया, किन्तु वह भी नहीं पकड़ सका | इसी तरह यहां के 
प्रन्य कई प्रमुख नेताओ्रों को पुलिस नही पकड़ सकी । 

सरकारी कर्मचारियों के लिए श्रान्दोलन को काबू में करना एक टेढ़ी 
खीर थी । देहाती जनता इतनी संगठित थी कि सरकारी कर्मचारियों की किसी 
बात में सहयोग नही मिलता था। यहां तक कि उनको कही-कहीं खाना मिलना 
भी मुश्किल हो गया । पूरनचन्द जोशी नामक पुलिस के एक सिपाही को एक 
साल की कड़ी सजू' दी गई, क्योंकि उसने श्रफसरों से कह दिया था कि में 
देहातों की ड्यूटी तभी बजा सकता हूं जब कि सरकार मेरे खाने का वहां 
प्रवन्ध करे | 

सरकार ने संकड़ों की तादाद में गोरी फोजें गांवों में भेजी । उन्हें पूरी 
सतकता से काम छेना पड़ता था। दो गोरे फौजी बन्दूक लेकर श्रागें चलते थे 
श्रौर कुछ दूर तक जाकर पिछली फौज को रास्ता खतरनाक न होने की मंडी 
देते, तव फौज आगे बढ़ती थी । नवयुवकों को इकट्ठा करने के लिए यहां एक 
रणसिंगा बाजा काम में लाया जाता था | । 

अ्रधिकारियों को यह खबर मिली कि उपाध्यायजी कुछ कार्यकर्ताग्रो 
के साथ सल्ट इलाके में हें। यह सुनकर जॉन साहब एफ सौ हथियारवन्द पुलिस 
के साथ ५ सितम्बर को खुमांड गांव में श्रा धमके । उनको देखते ही नवयुवकों 
का रणसिंगा वजा । 'श्रग्रेजो हिन्दुस्तान छोड़ो' का नारा बुलन्द हुभा । इस पर 
दनादन गोलियां चलने लगीं । कारतूस खतम होने पर जॉन साहव ने भपनी 
रिवाल्वर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे ४ व्यक्षित शहीद हुए प्रौर 
११ सख्त घायल | जनता उस समय बहुत उत्तेजित थी, किन्तु श्रपने नेताशरों के 
आरदेशानुसार ऐसी परिस्थिति में भी वह श्रहिसक ही रही । एक वृद्ध ने गुस्से 
में लाठी भ्रवश्य चलाई, किन्तु एक कांग्रेसी ने लाठी अपने हांथ में रोक ली, 
जिससे उसका हाथ टूट गया । 

देधाट में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा थी | नेता लोग 
भाषण दे रहे थे । पुलिसवाले वाजार के एक मकान में छिप कर बैठ गए शोर 
भाषण सुनने के बाद ज्योंही जनता वहां से जाने लगी तो पुलिसवालों ने मकान 
की खिड़की से गोली चलाना शुरू कर दिया | 


युकतप्रान्त में सन्‌ बयालीस का विद्रोह २०९ 


* ” झल्मोड़ा शहर मे विद्यांथियों के. जुलूस पर लाठी प्रहार किया, गया । 
विद्यार्थी हवालात में रखें गए और तेल के भिगोये हुए बेतों से परीठे गये । 
एस० डी० श्रो० पुलिस जत्थे के साथ-देहाती इलाके में गये और देहातियों 
पर तरह-तरह के जुल्म किये । ६०० कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को पकड़ 
लिया गया १ 

- ता०२ सितम्बर को डिप्टी कमिइनर ने गोरी पल्टन को लेकर गांधी 
श्राक्षम . घेर लिया। €८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और ३६ कमरों के 
सील-मोहर लगादी । 

सालम इलाके में गोरी फौज ने गोली चलाई जिससे दो आश्रादमी मर 
गए । इसके बाद जाट फौज ने अनेक श्रत्याचार किये। घरों में श्राग लगादी 
झोौर फसल बरबाद कर दी । 

इस जिले में- ६५० व्यक्ति गिरफ्तार हुए । ६५ व्यक्तियों को १३ से 
२८ साल तक की सजाये दी गईं । लगभग 5८० व्यक्ति, नजरबन्द किये गए । 
५३, ८५५० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया । 

- » एक अग्रेज महिला ने श्रपना नाम सरला बहन रखा । उन्होने सोलह महीने 
तक पीड़ितों की अकथनीय सेवा की । इस पर उन देवी को ३- मास. की 
सजा हुई थी ।- -- - 

, इन प्रधान-विविध जिलों के भ्रतिरिक्त बाकी स्थायों पर नेताश्नो की 
गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताले की गईं, जुलूस चिकाले गए तथा विशाल 
सभाए करके “भारत छोड़ो' प्रस्ताव को दुहराबा यया। इसके श्रलावा निम्त 
स्थानों का और विशेष वर्णन नहीं मिल्ला हूँ। हाँ, सामूहिक जुर्मातों एवं 
गिरफ्तारियों क्री रिपोर्ट प्राप्त हुई हैँ जिसे पाठकों की जानकारी के लिए हम 


नीचे देते है--. ८ है 5 

८ स्थान ' गिरफ्तार सजाएँ नजरब॒न्द सामूहिक जुर्माना 
देहरादुन ना न नर १,००० रुपये 
सहारनपुर न++ न+ ना ५४,६७३ ,, 
मुजप्फर नगर ४६ ६34 ६ ६;००० ,+ 
मेरठ रद २४८ ३५९ १,६७,४३२ 
बुलन्ददहर (३७ १७० ६७ ३२,२५०-२-३ 
सेनपुरी २३२ ३७ १६ २१,२०० रु० 
एटा ना ना ना ३,५६०-४-४ 


बरेली न नाः श्ददद ७,७१२ ० 


२१० 


स्थान 
बदायूं 
शाहजहाँपुर 
पीलीभीत 
फरुंखाबाद 
इठावा 
फतेहपुर 
बाँदा 
हमीरपुर 
भांसी 
जालौन 
मिर्जापुर 
बस्ती 
नैनीताल 
उनन्‍्ताव 
रायबरेली 
सीतापुर 
हरढोई 
खेडी 
फैजाबाद 
बहराइच 
सुल्तानपुर 
प्रतापगढ़ 
बारा बकी 


' सन्‌ बयालीस का विद्रोह ” 


गिरफ्तार 


] 


ऑिननकलाओ, 


१२७ 


है.॥ 
४३ 


१३ 
ही 


१४६ 
१९ 
र्८ 


११७ 
१०७ 
हे 
डे 
डर 


प्दे 


सजाएँ 

१३४ 
ण्रे 
१४ 
२६ 
१३ 
३६ 


८६ 


प 


२२ 
७९ 

ह३४ 
४४६ 

१४ 


'८द७ 


नजरबन्द सामूहिक जुर्माना 


११ ४,५०० ,, 
हल '. १,२२९ ,, 
७ स्ल 
स्य्स् ११,५७५ ,,, 
१९ ८९,३३९०-४-० 
श्र १८,७५० रु७ 
ध्ाा २,००० +,। 
२७ १,८५० ,, 
१० रै,८घ५० ,। 
लत २,६०५ ,, 


--गोली चली १०, १९० ,, 
१९३गोली चली ४,४५० ,, 

श्८ २२,७११-२०-१ 
१७९ १,७५० रु० 

न ह ३,३०० ₹० 
४७ गोली चली न 
११२५गोली चली ६,६७२ रू० 


१७ इेषर२३ ,, 


४०. २६,६५० # 
६ वैननग-न 


| ना 90० रू 


र्‌ श छ |] ण ०० रु# ह 


बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह 
जन-प्रयास और दमन के आंकड़े 


श्रोन्दोलन के पहले नजरबन्दों की संख्या २,००० 
गिरफ्तारियां हि ः २,८७८ 
सजाएं ३५८ 
हड़तालें है. ऋ ११४ 
सभाएं ' १६८ 
जुलूस 3 ०३7 # मी श्२२ 
लाठी-प्रहार ६८ बार 
गोली चली ४४ बार श्रौर १६ जगह 
श्रश्न॒ गैस का प्रयोग | १६ बार 
, बरबाद तथा क्षतिग्रस्त डाकखाने ६१८ से भ्रधिक 
बरबाद तथा क्षतिग्रस्त यूनियन बोर्ड ५७ से श्रधिक 
बरबाद तथा, क्षति ग्रस्त कर्ज समझौता बोर्ड २१ 
बरबाद पंचायत यूमियनें - - | ० 
बरबांद तथा क्षतिग्रस्त डाक बंगले | टड 
सरकोौरी इमारतों पर भंडे फहराये गए २० 
थानों की संख्या जिन पर हमले किये गए और जिन्हें 
बरबाद और क्षतिग्रस्त किया गया १ 
नशीली बस्तुभ्रों की दुकानें वरवाद तथा क्षतिग्रस्त की गईं २६ 
शैर कांग्रेसी संस्थाश्रों की.गुप्त सभाएँ , .... - - २१ 
_- सरकारी नौकरों के इस्तीफे ह -.. शैर७ 
सरकारी नौकर मृअत्तल किये गए २६९९ 
', श्रदालतों तथा ,स्टेशनों आदि प्र पिकेधिंग ३२ जपह 


धदालतों पर हमले. , । | . थे 


२१२ | सन्‌ बयांलीस का विद्रोह 


मजदूरों की हड़ताले | ४० 
द्वामों को जलाया तथा बरबाद किया गया १८ 
टेलीफोन के तार कांटे गए ६९ हलकों के 
रेल गाड़ियों को गिराया तथा पठड़ियो को 

उखाड़ा गया ] १६ जगहों पर 
पुल तथा पुलिया बरबाद किये गए ३० 
रेलवे और स्टीमर स्टेशनों पर हमले १४ 
सामूहिक जुर्माना ८५,००० रुपया 
छीमे गए घरों की संख्या. .., थ 
छीने गए सरकारी स्थान - ५ ...,.. हेई 
दूसरी सरकारी जगहें जहाँ हमले किये गए और 

क्षत्ति पहुंचाई गई ३० 
खास महल आफिस बरबाद किये गए ६ 
सब रजिस्ट्री श्राफिस बरबाद किये गए ४ 
जमीदारी कचहरियां बरबाद की गईं १८ 
सरकारी हथियारों पर कब्जा २ तलवारे १३ बन्दूकें 
कांग्रेस दपतर जिनमें ताले लगा दिये गए १६ 


बंगाल का विद्रोह 

, वगाल प्रांत गंगा के निचले भाग तथा गंगा श्र ब्रह्मपुत्र नदियों के 
डेल्टे म'बसा हुत्ना है। उत्तर में इसके हिमालय है भ्रौर दंक्षिण में बंगाल की 
खाडी । जलवायु समशीतोष्ण हूँ । यहां पर नील, जूट, भ्रफीम, चावल, कपांस, 
चाय, श्रादि वस्तुएं पैदा होती है । कोयले त्था तांबे की भी यहां पर खाने हें । 
मौद्योगिक दृष्टि से यह प्रांत काफी उन्‍नतिशील है । शिक्षा प्रचार में भी वगाल 
बढा-चढा है। यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्लावा सेकड़ों स्कूल भ्रोर 
कालेज है। बंगाल का ब्रह्मपुत्र॑ वाला मैदान काफी उपजाऊ है श्रौर आबपाशी 
के लिए संकड़ों नहरें यहां सड़कों की भांति बनी हुई है । बगाल के दक्षिणी- 
पश्चिमी भाग में काफी मात्रा मे जगल दे। ' 

.... इस प्रान्त में लगभग ५३ प्रतिशत मुसलमान और ४३ प्रतिशत हिन्दू 
रहते है। इनकी भाषा बगला हैं और यह देखने, बोलने तथा रहन-सहन में 
सब एक ही जाति के मालूम देते है । बगाल में २८ जिले हैं । 

बंगाल कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां की जनंता गांवों में घनी बसी 
हुई । यहां के लोग स्वभावतः भावुक झौर कुझ्षाग्र बुद्धि होते हे। किसी भी अ्रिय 


बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह २१३ 


घटना का विरोध वे तीब्रता पूर्वक करते हैं । उनमे दल बनाने व टुकड़ियों में 
कार्य करने की श्रवृत्ति हैं। इन सब वातो का वहां के प्रान्दोलन पर गहरा 
ग्सर पड़ा है । 

बंगाल को राष्ट्रीयता का पिता तथा आतंक-कारी षड़यंत्रों का घर कहते 
हैं । सन्‌ १६३० से पहले बगाल प्रांन्त हर राष्ट्रीय श्रान्दोलन में सबसे श्रागे 
रहा हूँ। लेकिन इसके पद्चात्‌ दुर्भाग्य से वगाल की राजनीति ने पलटा खाया। 
कुछ तो नेताओ के आ्रापसी संघर्षो के कारण और कुछ बढ़ते हुए मुध्लिम 
लीग के प्रभाव के कारण बंगाल स्वाधीनता के लिए होने वाले सामूहिक 
श्रान्दोलनों में पछड़ता गया । सन्‌ १६३२,४० व ४२ के आन्‍्दोलनो में बगाल 
श्रपने पुराने नाम को कायम न रख सका । सन्‌ १९४२ के आन्दोलन की गति- 
विधि इतनी व्यापक व शक्ति-शाली न रही, उसके हमारे विचार से निम्न- 
लिखित कारण हैं :--- 


९. बगाल में काग्रेसी नेतृत्व अधिकाशत: उच्च-श्रेणी के जमीदारो भ्रौर 
खाते-पीते मध्यम श्रेणी के लोगों के हाथ में है । इन लोगों का जनता के साथ 
इतना गहरा सम्बन्ध नही हैँ कि जनता उन्हें अपनी श्राशाओ्रो व श्रांकाक्षात्रो का 

केन्द्र समझ सके । 
॥ २. बंगाल के लोगों का किसी एक नेतृत्व में पूर्णत. विश्वास नहीं हूँ । 
बह स्वभावत. षड़ूयन्त्रो तथा श्रांतककारी प्रय॒त्नों की सराहना करते हे। 
उनका गान्धीजी की विचार-धारा तथा सामूहिक विद्रोह की कला में दृढ़ 
विश्वास नही है । इस कारण बंगाल में कोई भी सुसगठन व सुदृढ नेतृत्व 
स्थापित नही हो पाया हूँ । 

३. बगाल में पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत 
बढ गया है, जिसके कारण प्रान्त की अधिकाश मूस्लिम जनता कार््रेस-आन्दोलन 
को अपनी अ्राकाक्षाग्रो, के विरुद्ध समझने लगी है । 

४. प्रान्त की श्राबादी इस प्रकार बसी हुई है कि पश्चिम के दो डिवीजनो 
में हिन्दुओं की श्रावादी अधिक है-ओर पूर्व की दो कमिइनरियो से मुसलमानों 
की । आबादां के इस विमाजन के कारण श्रान्दोलन का जोर मुख्यतः दो 
डिवीजनो तक ही रहा जहा पर कि हिन्दुओं की आबादी प्रधिक हैं । 

५. बंगाल में आन्दोलन सिदनापुर में श्रधिक हुआ, क्योकि यह काफी 
जागृत जिला है श्रीर यहां के लोगो को युद्ध के कारण श्ननेक कष्ट हो रहे थे । 
ब्रिटिय्य साम्राज्यशाही ने कनन्‍्ठाई से लेकर राची तक श्रपनी पहली रक्षा पंक्तिया 
बनाई थी और लोगों को विश्वास था कि जापानी लोग कल्टाई के बन्दर पर 


२१४ सर्नू बयालीस का विद्रोह 


। उतरेगे | सुन्दरबन ने [भौगोलिक दृष्टि से श्रान्दोलन को [काफी [मदद दी | ' 
वीरभूमि, जलपाईगुरी श्रौर श्रतराई के इलाकों में श्रान्दोलन का जोर रहा । 
इन इलाकों में गान्धीजी के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रोग्राम भी हो रहे 
थे। पूर्वी इलाके मे आन्दोलन का रूप नौश्राखली, “और त्रिपुरा जिलों मे 
भ्रधिक रहा । इन जिलों में जमैयतुल-उलेमा का भी काफी प्रभाव है। पश्चिमी 
बगाल के उत्तरी भांग में मालदा ताललुके में श्रान्दोलन की गतिविधि अ्रधिक 
व्यापक रही । यहां के किसानों में कांग्रेस नेताओं का काफी प्रभाव था । 
 मिदनापुर 

मिदनापर ने बंगाल प्रान्त के नाम को सारे कभ्रारत में उज्ज्वल बना 
दिया । यहां के लोगों ने दोनों प्रकार की विपत्तियों का साहस झौर बहादुरा 
से मकॉबला किया और अपने सघर्ष को सफलतापूवंक जारी रखा। यह कहना 
अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि मिदनापुर के लोगों हे अ्रपना आजाद प्रजातंत्र कायम 
किया । उन्होंने एक श्रोर नोकरशाही ढांचे को संगेठित रूप से श्रस्त-व्यस्त 
किया और दूसरी श्रोर ग्रामीण राज्य की स्थापना[की । उन्होंने श्राक्रमणात्मक _ 
तथा रक्षात्मक दोनों ही प्रकार की लड़ाइयां लड़ी। मिदनापुर में श्रान्दोलन 
का उम्र व व्यापक रूप तामलुक श्रौर कन्‍्टाई सबडिवीजन में रहा। यही 
इलाके है जहां युद्ध-काल में लोगों पर श्रनेक प्रकार की कठिनाइयां पड़ी । 
राची-कन्टाई एयर लाइन बनने के कारण इस इलाके म हर पांच मील पर 
हवाई जहाजों के भ्रड्डे बताये गए । उनके लिए जनता की जमीने छीमनी गईं 
और किसानों को बेदखल किया गया) फौज के लिए उपयोग की सारी सामग्रियां 
सबसे पहले ले ली जाती थी। श्रामदोरफ्त के समस्त सांघन जैसे मोटर, 
नौकाएं इत्यादि सरकारी कार्य के लिए ले लिये गए। इन इलाकों मे जनता 
पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये गए । वह इध र-उघर शभासानी से जा नही 
सकती थी। एक ओर दुश्भिक्ष की श्राशंका श्राये दिन बढ़ती जा रही थी। 
दूसरी श्रोर किसीभी क्षण जापानियों के कन्टाई पर उतरने की श्राशंका थी । जनता 
दो पाटों के बीच पिस रही थी । फिर भी नौकरशाही ने कठोर नीति अ्रपना 
रखी थी'। जनता को जबरदस्ती युद्ध-बॉड बेचे जाते थे । प्रतः जनता में भारी 
ग्रसस्तोष फंला हुआ था। गांधीजी के “अंग्रेजो भारतं छोड़ो' नारे ने उसमे 
एक नया जीवन फूक दिया। 2७ ० 

९ श्रगस्त से पहले सिदनापुर जिले के नेता अपना संगठित सरकार 
चलाने की कल्पना कर रहे थे श्लौर उसके लिए काफी स्वयंसेवको की भरती 
भी कर ली थी। उन्हे न जापानियों से श्राशा थीं झौर न अंग्रेजों से। इसी 


बाल प्रान्‍्त में खुलां विद्रोह « २१५ 


कारण वह स्वय अपने पैरों पर खड़े होकर दोनो का मुकाबला करने की योजना 
सोच रहे थे । उनका विश्वास था कि यदि ऐसा कुछ न किया गया तो जापाना- 
श्राकमण के समय सारे इलाके में श्रव्यवस्था फैल जायगी । | 

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी की मिदताषुर जिले मे काफी व्यापक 
व उग्र प्रतिक्रिया हुई। हड़ताल, जुलूस, विरोध-प्रदर्शन जिले भर में शूरू हो 
गये | अपने को आजाद समझने तथा अपनी सरकार के मातहत रहने को 
घोषणा की गई । सरकारी अदालतो प्रौर दफ्तरीं के सामने प्रदर्शन होते थे 
श्रौर उनमे स्वतंत्रता की यह वोषणा की जाती थी । महिषादल थाने के सामने 
एक घोषणा की गई, जिसमें श्रंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान किया गया। 
तामलुक सब डिवीजन के डिप्टी कमिश्नरपुलिस केसाथ हथियारों से सुसज्जित 
होकर घटनास्थल पर पहुचे । उन्होंने गोलियां चलाने का हुक्म दियां। पर 
सिपाहियो ने गोलिया चलाने से साफ इन्कार कर दियां और डिप्टी कमिइनर 
जनता को थाना सौप कर वापस लौट गये। यह इस प्रकार की पहली घटना 
थी । यहां के लोगों ने श्रपने श्रववार व छापेखाने स्थापित किये । इतना ही 
नही, डाक को इधर-उधर भेजने तथा बटवाने का प्रबन्ध भी जनता ने स्वय 
ही किया । ! 

इस जिले के आन्दोलन की दूसरी मुख्य बात यह हूँ कि यथ्वपि गांवो 
श्रौर कस्बों में पुलिस ने बडी बेदर्दी के साथ गोलिया चलाई तथा गावो में भाग 
लगाई और सम्पत्ति को लूटा, स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया, पर फिर भी 
एक भी मिसाल इस बात की नही मिलती कि जनता ते किसी सरकारी नौकर 
को कत्ल किया हो | हां, उन्हे गिरफ्तार श्रवश्य किया श्रौर उनसे ' नई सरकार 
के प्रति वफादार रहने का वादा कराया । जिन लोगों को जेल में रखा गया, 
उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया । 


तामलक और कंठाई के तूफानी केन्द्र 

'मेताशों की गिरफ्तारी के पक्चात्‌ मिदनापुर जिले के इन दो सब डिवी- 
जनो में ऐसा कोई भी गाव न होगा जहा पर जुलूस न निकाले गए हो और 
जलसे न हुए हों । सारे स्कूल व कालेज बन्द हो गए॥ श्रदालतों श्रौर डाक- 
खानों पर पिकेटिंग हुई | टोपो की होलिया जलाई गईं। श्रान्दोलन का यह 
पहला दौर था । दूसरे दौर में जनता ने सरकारी राजसत्ता के चिह्धों पर कब्जा 
करने की कोशिश की । जिले भर में डाकखानों की सामग्री जला दी गईं श्रौर 
२० से ३० यूनियन बोर्डो की इमारतों को भी क्षति पहुंचाई गई | कर्जा बोर्डो 


२१८ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


६. इस सब डवीजन श्रौर हाईकोर्ट में जितने पुराने मुकदमे पड़े हुए थ, 
उनको प्रजातंत्र की श्रदालत ने श्रपने हाथों में लिया ! 

७, इस अदालत ने कुछ लोगों को सजाएं भी दी और जो जुर्माना 
वसूल किया, उसे सहायता के कामों में लगा दिया | 

८. इस सव डिवीजन में कितने ही जुलूस निकाले गए जिनमें साधा- 
रणतः दो हजार से १० हजार तक लोग द्वारीक हुए | इनमें सब जातियों के 
लोग सम्मिलित होते थे । २९ सितम्बर सन्‌ १६४२ को ४० हजार की एक 
विशाल समूह इकट्ठा हुआ भर उसने थाने पर श्राक्रमण करने की योजना की । 

२. कभी इस इलाके के कुछ भागों में हडताले की जाती थी तो दूसरे 
भागों में कोई अन्य सामूहिक प्रयत्न॑ किया जाता था। इस प्रकार ग्रान्दोलन को 
निरन्तर जारी रक्खा गया । इस सब डिवीजन में जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने 
श्रपने इम्तहानों की कुछ भी परवाह न करते हुए आन्दोलन में हिस्सा लिया । 

१०. जरूरतमन्द लोगों को कपड़ा, दवा, दूध तथा जरूरत की चीजें 
पथासम्मव सरकार की तरफ से बाटी गई । सन्‌ १९४२ के तूफान में कितने 
ही लोगों की मृत्यु हुई। इस सरकार ने उन लाशों को जलवाया जो इधर- 
उधर बूरी तरह से पड़ी हुई थी | लोगो के खोए हुए जानवरो को दुढवाया तथा 
सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को उठवाया । 

११. जब कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों से छूटे तो उन्होंने श्रकाल के समय 
१॥ लाख के करीब्र रुपया लोगों के सहायता्थ बादा । 

स्वतंत्र सरकार की स्थापना का स्वाभाविक नतीजा यही होना था कि 
ब्रिटिश नौकरशाही भ्रपनी पूरी तांकत से दमन करती । श्रत: मिदनापुर जिले के 
प्रन्दर जिस प्रकार भ्रत्याचार हुए उनके सभमने कुछ जम॑ंनो ने भ्रपनें विजित 
देशों में जो किया, वह फोका दीख पड़ता हूँ । अ्रश्नु गेस छोड़ी गई, उसके पश्चात्‌ 
लांठियो का दौर चला शोर अंत में गोलियों की बोछारे हुई। जमीन और 
ग्रासमान दोनों पर से निहत्थी जनता पर मशीनगनों से हमले.हुए । तलाशी के 
समय श्रोदमियो और औरतों दोनों को निर्दंयता के साथ पीटा गया | बच्चे भी 
श्रछ्ते न बच पाए । घरों को जलाया गया ओर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया 
गया ।-इन सब श्रत्याचारों का एक ही अभिपष्राय था कि जनता के हृदय में 
झ्रातक बठा दिया जाय और उन्हें अपनी स्वतन्ध सरकार बचाने को मजा चखाया 
जाय । पर मिदनापुर के बहादुर लोगो ने सब कुछ सहन किया और संघर्ष 
को जारी रखा । 


बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह २१६ 


विद्यत-बाहिनी सेना 

विद्युत वाहिनी सेना का निर्माण सर्वप्रथम महिषादल में हुआझ्ना । पीछे 
वह तामलुक तथा नलदीग्राम में भी संगठितं की गई | प्रत्येक विद्युतवाहिनी में 
एक जनरल कमांडिग आफिसर तथा एक कमाडेट रहते थे | यह निम्नलिखित 
भागों म विभक्त थी:--१. युद्ध शांखा | २. समाचार शाखा। ३. सहायता 
शांखा | सहायता विभाग में पूर्ण शिक्षित डांचटर, कंपाउंडर, सवारी ढोने तथा 
सेवा-सुश्रूषा करने वाले लोग थे । सरकार की ओर से प्रकाशित एक पुस्तिका 
में इस सम्बन्ध में कहा गया है:--- 

“बंगाल सूबे के मिदनापुर जिले में विद्रोहियों के कार्यकलाप से प्रकट 
होता था कि उनके कार्य पूर्वनिश्चित योजवा के अनुसार चल रहे थे ॥ उनके 
पीछे गम्भीर चिन्तन तथा दीघंदृष्टि नजर आती थी । चेतावनी भेजने के उनके 
तरीके सर्वथा मौलिक थे। किसी वात्त को फलाने तथा किसी गुप्त योजना को 
कार्यान्वित करने के उनके ढग स्पष्टतः पूर्व निदिचत संकेतो के अनुसार थे ।” 

राष्ट्रीय सरकार विद्युत वाहिनी को राष्ट्रीय सेना समभती थी | उनकी 
लिम्नलिखित गाखाएं पीछे खुली :--- | 

१. गुरिल्ला विभांग, २. बहनों की सेवा तथा ३. शान्ति कानून विभाग । 
इस अन्तिम विभाग ने मशहूर डाकुओं तथा चोरों को गिरफ्तार किया, जो 
उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिये गए थे। इन डकीतों श्रौर चोरों के 
मामले राष्ट्रीय सरकार के समक्ष उपस्थित किये गए ओर कानून के श्रनुसार 
उनको दंड मिला । * 

सब डिवीजन के प्रसिद्धनेता श्री सतीशचन्द्र समस्त तामूलिप्त राष्ट्रीय 
सरकार के प्रथम सर्वाधिकारी थे । इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार काफी लोक- 
प्रिय हो गई । दूसरे सर्वाधिकारी थे श्री श्रजेयकुमार मुखर्जी, श्री सतीशचन्द्र 
साहू ओर श्री वरदाकांत कुटी ५ 

मिदनापुर के जिले के लोगो को प्रकृति तथा सरकार--दोनों का प्रकोप 
भेलतां पड़ा । एक ओर प्रकृति की ओर से भयंकर तूफान आया जिसने चारों 
“तरफ बरवादी और तबाही मचा दी श्रीर दूसरी ओर सरकार ने लोगों की 
मुसीबत को बढ़ाया । बंगाल गवर्नर ने बंगाल अ्रसेम्वबली में डिनायल पालिसी' 
को घोषणा की । इस के भ्रनुध्तार हजारों नांदें और साइकिलें जो लोगों के पास 
थी, सरकार ने छीन ली । भारत रक्षा नियमों का मनमाना प्रयोग किया गया। 
जिस्ते चाहा उसे जेल में टूंस दिया, जहां चाहा, वहां युद्ध प्रयास म बाघा डालने 
के नाम पर सामूहिक जुर्साने किए व गोलियां चलाई 


२२० सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


ब्रिटिश सरकार के काले क्ृत्य 
तामलक सब डिवीजन में २२ स्थानों पर २५ वार गोलियाँ चली 
जिससे ४४ आंदमी मारे गए, १९९ सख्त घायल हुए श्रीर १४२ को साधारण 


चोटें झाई । 
६३ स्त्रियों पर बलात्कार किया गया, ३१ स्नियों पर बलात्कार करने 


की चेष्टाए की गई', जिन्हे गाव वालो ने बीच मे पड़कर विफल किया तथा 
१४० स्त्रियो को अन्य तरीकों से श्रपमानित किया गयी । 

२२६ .आदमियो को चोटे आई, १८५६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, 
५०७६ गेर कानूनी तौर पर नजरबन्द किये गए, € व्यक्ति भारत रक्षा नियमों 
के मातहत नजर बन्द किये गये । 

४०१ स्पेशल पुलिस के सिपाही नियुक्त किये गए । 

१२४ घरो को पेट्रोल श्ौर भिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया, 
जिससे १,३६,५०० रुपये की सम्पत्ति नष्ठ हुई | ४६ घर तोड़-फोड डाले गए 
और १०४४ घर लूट लिये गए, जिसके फलस्वरूप २,१०,5७१० रुपए की 
हानि हुईं । २७ घरो पर कव्जा कर लिया गया । १३,७३० तलाशिया ली गई । 
५६ परिवारो का सामान कुर्क किया गया, जिसकी कीमत २५,३६५ रुपया 
होती है । 

४१ गाँवों पर १,६०,००० रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया । 

१६ सस्थाओं को गैर कानूनी करार दिया गया। 

भयानक तूफान 

मालूम पड़ता हैं प्रकृति ने सरकारी दमन को मिदनापुर के लोगों के 
लिए काफी नही समका शौर उसकी भयंकरता को चढ़ाने के लिए अपना 
रौद्-रूप दिखाया । १६ भ्रक्तूबर को बगाल की खाड़ी से एक तूफान उठा जो 
४६० मील फी मिनट की गति से सारे जिले पर छागया | भयानक बारिश हुई 
और समुद्र मे प्रलयकारी ज्वार-भाठा ब्राया । श्रामतौर पर पूर्वी बंगाल श्रौर 
विशेषतः मिदनापुर के लोगो पर मुसीवत का पहाड़ -टूठ पड़ा । ब्रिठिश प्लेंटून 
के कन्टाई स्थित कमासन्‍्डेट का कहना है कि कन्ठाई में जो तबाही हुई वह तबतक 
की तबाही से १० गुना बढ कर थी | पेड़-के-पेड़ उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे 
थे। श्रादमियो और जानवरो की मृस्तनीवत्त का कोई ठिकाना न था । 5० प्रति- 
शत घर घराशयी हो गए श्रौर इस इलाके के ७४ प्रतिशत जानवर नष्ट हो 
गए । इस विधत्ति की कई दिलों तक श्रखवारों से कोई सूचना ही नहीं दी गई। 
लगभग ३ नवम्बर को दुनिया ने इस का कुछ हाल जान पाया। सरकार ने 


श्र 


बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह २२१ 


पीड़ितों को राहत देने की जो नीति अपनाई, उसने जले पर नमक छिड़कने का 
काम किया । ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार इस विपत्ति के समय जनता से 
आन्दोलन का वदला लेना चाहती हुँ | मिदनापुर के कलेक्टर और सव डिवीजवल 
अ्रफसर का खुले दाव्दों में कहना था कि लोगों को किसी प्रकार की सहायता न 
देनी चाहिए और न सरकोरी कमेटी ही वनानी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट 
ने बगाल के चीफ सेक्रेठरी की तरक से सूचना दी कि मिदनापुर जिले में कोई 
भी आदमी, जो पोड़ितों को सहायता देना चाहे, न आने दिया जाय ॥ इतना ही 
नही, यदि नाविकोने डूबते हुए लोगों की सहायता करने का प्रयत्न किया तो 
उन्हें बुरी तरह से धमकायां गया । सरकारी नौकरों को अपनी मनमानी करने 
का काफी मौका मिला । जो गाएं दूध देती थी उनको फौज के लिए जबरच 
छीन लिया गया। जो चावल जनता के पास मौजूद,था, वह के लिया गया। एक 
ओर आदमा मर रहे थे, दूसरी ओर युद्ध-प्रयास के चाम पर उनकी सामग्री 
छीनी जा रही थी । यह सब जुल्म जनता पर केवल इस्तलिए किया गया कि 
उसने अपनी आजादी की श्राकांक्षा का प्रदर्शव किया था । 


.... कन्ठाई में गोलीकाण्ड 

कन्ठाई के इलाके में कितने ही गोलीकाण्ड हुए । लाठीचार्ज तो रोजाना 
की घटनाएं थी। लगभग १३ जगह गोलीकाण्ड हुए जिनमें ७५ श्रादमी मरे 
झौर २१० से अधिक जख्मी हुए। कुछ गोलीकाण्डों का विवरण यहां दियां 
जांता है-- 

(१) २२-९-४२ को सबडिवीजनल अफसर सेनिक पुलिस के 
साथ महीदगोट पहुचे श्रौर आसपास के कितने ही घरों को घेर [लिया शौर 
वहां के लोगो को सड़क पर कार्य करने के लिए विवश किया । कुछ लोगों ने 
जब यह बेंगार करने से इनकार किया तो ओवरसियर ने उनसे वादा किया कि 
उन्हें मजदूरी के पैसे दिये जायंगे । इस पर लोग सड़कों पर काम करने लगे। 
“उसके कुछ देर बाद जबरदस्त वारिश हुई और पुलिस के सिपाहियों ने घरों में 
जबरदस्ती घुसकर शरण पाने के प्रयत्व कियें। सद डिवीजनल श्रफसर को जब 
यह पता चला कि गांववाले मजदूरी के पैसे मांगते हे तो उसने लोगों को 
पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने उत्तेजित होकर कुछ ईंठ पत्थर फंके होंगे । 
इस पर पुलिस ने ३० राउण्ड गोलियां चलाईं जिसके कारण २४ श्रादमी घायल: 
हुए। पुलिस ३ जख्मी आदमियों को महीशगोट से कन्ठाई तक परों के बल 
घसीटकर ले गई। इसमें से दो आदमी श्रस्पताल जाते ही मर गए । 

._ (२) २७-९-४२ को पुलिसकप्तान भौर सव डिवीज़नल भफसर ने 


१२२ | सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


एक फौजी जत्ये के साथ बैलवाली कैम्प पर श्राक्रमण किया । कैम्प के सारे 
सामान को जला दिया । इसके वाद पुखिस नें यही तरीका पभ्रन्यत्र भी प्रस्तियार 
किया पर जनता के समूह ने इसका मुकावला किया । समृह पर गोलियां 
चलाई गईं, जिसके कारण ३ झ्रादमी वहाँ पर मर गए और १४ झ्ादमी बुरी 
तरह से घायल हुए। पुलिस जब ,लूट मचा रही थी तो जनता के एक दूसरे 
समूह नें उसका मुकाबला किया । उसपर गोलियाँ चलाई गई श्रौर ११ आदमी 
मरे तथा ७ घायल हुए । 


(३) २६-९-४२ को लगभग ४५ हजार भादमियों के जुलूस ने भग- 
वानपुर थाने पर आक्रमण कर दिया। थाने का केवल एक ही रास्ता था । 
पुलिस ने थाने से गोलियों की बौछारें प्रारम्भ कर दी । १६ श्रादमी घटनास्थल 
प्र ही मर गए। २० बुरी तरह से घायल हुए । मिमलोवरी स्कूल का हेड 
पंडित, जो एक घायल को पानी पिला रहद्दा था, गोली से मार दिया गया । 

(४) १०१०-४२ को दोपहर को जिला मजिस्ट्रेट श्रौर सब डिवी- 
जनल श्रफसर सेनिक-पुलिस के एक जत्थे को साथ लेकर मरिसादा स्थान की 
श्रोर रवाता हुए । रास्ते में उन्हे जो कोई भी मिला उसे मजबूर किया कि वह 
'उनके साथ टूटी हुई सड़क की मरम्मत करने के लिए चले । इस तरह जबर- 
दस्ती मार-पीटकर कुछ लोगों को पुलिस लारियों में भरकर ले जाया गया। 
मरम्मत का यह कार्य करते हुए रात हो गईं । जिला मजिस्ट्रेट ने रोशनी के लिए 
नई वनी हुई मरिसदा स्कूल की इमारत को जलवा दिया । रात को पुलिस के 
चले जाने के बाद लोगों ने मरम्मत किये हुए रास्ते को फिर तोड़-फोड़ डाला | 
श्रगले दिन पुलिस के एक जत्ये नेः जब्र रास्ते को पहले की तरह टूटा हुआ्ना 
देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा । उसने वहां के २५ मकानों में उसी 
समय आग लगादी और निरफपराध लोगो को भी बड़ी बेरहमी से पीटा । टूटे 
हुए रास्ते की फिर से मरम्मत करवाई गई | वहां से यह जत्या जब भदनतगढ़ 
पहुंचा तो उसने वहां पर इकट्ठी जनता पर गोलियां चलाई जिससे २ भादमियों 
की मृत्यु हुई । उनमें से एक तो वहीं घटनास्थल पर मर गया। 

(५) पढठासपुर पुलिस थाने में ३-१०-४२ को एस० डी० ओ०, 
एस० पी० भ्रौर सरकिल आाफिसर फ़ौज श्रौर पुलिस के सैनिकों के एक जत्थे 
के साथ थाने पर पहुंचे । रास्ते में उन्हें श्राठ हजार भादमियों का एक विशाल 
समूह मिला। इस जत्थे ने समूह को तितर-बितर करने के लिए गोलियां 

चलाईं, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई । 

(६) ८5-१०-४२ को एस० डी० प्ो० पुलिस के एक जत्ये के साथ 


बंगाल प्रान्त में खुल। विद्रोह २२१३ 


तिपरापाड़ा पहुचा श्रौर बाँध पर इकट्ठ हुए कुछ लोगों पर टॉमीगन , से 
गोलियां चलाई, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई श्रौर €& घायल हुए । 

इस तरह की बेशमार घटनाएं इस इलाके मे जगह-जगह पर हुईं। 
कुछ मिसाले ही ऊपर दी गईं है । 

इस प्रकार बराबर गोलियां चलाने पर भी जब लोग न दबे और श्रहिसक 
विद्रोहियों ने सूटाहेरा थाने पर कब्जा कर लिया, तो हवाई जहाज से जनता की 
भीड़ पर बम फेंके गए । फिर भी थाने पर पहले ही की भांति जनता का कब्जा 
कायम रहा । 

जनता पर ग्ातंक जमाने के लिए जिला श्रधिकारियो ने बहुत ही घृणित 
रीति से लूटने और आग लगाने की नीति को भ्रपताया । सिर्फ कांग्रेस कार्य- 
कर्ताओ्रों के ही मकान नही जलाए गए, वल्कि निर्दोष गाँव वालों के मकान तथा 
स्कूल भी जलाये गए । किसी ने स्वप्न में भी न सोचा था कि सरकार ,जिले 
की जनता की झाजादी की भावनाश्रों को दवाने के लिए इस प्रकार के अत्या- 
चार करेगी । डा० द्यामाप्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय बंगाल सरकार के मंत्री 
थे, बंगाल सरकार को अपने एक पत्र में लिखा था कि बंगाल सरकार की इस 
झ्रादाय की विज्ञप्ति के वावजूद कि शान्ति व व्यवस्था के संरक्षक सरकारी कर्म- 
पारियों द्वारा मकानों के जलायेजाने की सरकारी नीति नही है, मेरे. पास इस 
बात के काफी सुबूत है कि इस पर श्रमल नहीं किया गया.। 

१६ श्रक्तृवर के भयंकर तुफान की बरवांदी के १५ दिन के बाद तक 
इस इलाके के कुछ हिस्सों मे लूट और श्राग की कितनी ही घटनाएं हुईं । 

इस के श्रलावा स्थानीय मुस्लिम जनता को श्रपने हिन्दू पडौसियों के 
घरों को लूटने श्रौर आग लगाने के काम में सहायता देने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया। सरकार ने मुसलमानों को हर प्रकार की सहायता देने का हो 
विश्वास नही, दिलाया, वरत सब दमनकारी 'काननों के पंजों से उन्हें बरी कर 
दिया । दमन से बचने के लिए उनको इस बात का आदेश दिया कि वे अपने 
मकानों पर भंडे लगा लें । 


। 7 “४- » »कंटठाई के कुछ आंकड़े ; 
कटाई सब डिवीजन में २२८ स्त्रियों के साथ बलोत्कार किया गया या 
बलात्कार करने की चेष्टठा की गई । १० हिन्दू “स्त्रियों को 'गुंण्डों के हवाले कर 
दिया 'गयां । ९६५ घर जलाये गए, जिससे ५, ४१, ४३१, रुपये की हानि हुई । 
२०४५९ घर लूटे गये, फलस्वरूप २,५५, २४६ रुपए की हानि हुई | १२, ६८१ 
व्यक्त गिरफ्तार किये गए, ६७२ को सजाये दी गई । ६,६८४ लठियों के प्रहार 


२२४ सन्‌ बयालीस का बिद्रोह 


से घायल हुए । ३०,००० झपए सामूहिक जुर्माना किया गया । ४३८ स्पेशल 
काम्स्टेवल नियुक्त किये गए । 


स्त्रियों के साथ बलात्कार 

जिले में शान्ति व व्यवस्था कायम करने के लिए जो तरीके अ्रख्तियार 
किये गए, पुराने जमाने के जंगली को भी मात्त करते हैं । ब्रिटिश सांम्राज्यवांद 
के दलालों ने बाजारों, चौराहों भश्रौर रारतों में मनादी करा दी कि यदि देश की 
श्राजादी के लिए लड़ने वालों को उन्हें न सौप दिया गया श्रौर लड़ाई बन्द न 
की गई तो लोगों की श्रीरतों के साथ बाजारों में बड़े पैमाने पर बलात्कार 
किया जायगा । यह सिर्फ कोरी धमकी नही थी, बल्कि वस्तुत्तः बहुत बढ़ी सरूया 
में श्रौरतों पर पाशविक हमले किये गए । 

१-९-४२ को महीपादल याने के तीन भांव मसूरिया, दिहीमसूरिया और 
चंडीपुर को ६ हजार फौजी सिपाहियों द्वारा घेर लिया गया ॥ गांव के मर्द, 
औरत और बच्चे बड़ी बेरहमी से पीटे गए श्रौर उनके घरो को लूटा तथा 
जलांया गया । इन राक्षसों को इतने पर ही सन्‍्तोष नही हुश्ना, बल्कि ४६ 
झौरतों के साथ बलात्कार भी किये । यही नहीं, हर श्ौरंत के साथ दो, तीन 
झौर चार सिपाहियों तक ने वलात्कार किया श्रौर कई औरतें तो बेद्रोश 
तक हो गई' । 0 

ऊपर कीं मिश्ताल इस प्रकार की कितनी ही घटनाग्रों में से एक है । 
यह सब घटनाएं सरकारी छानवीन द्वारा पुष्ठ हो चुकी है, परन्तु फिर भी 
उन्हें दया दिया गया है । मेरे पास ७छर श्रौरतो के पते और उनके वयात 
मौजूद हैं| उनमें से कुछ बयान नीचे दिये जाते हैः--- ' 

(१) “मे श्रीमती सिन्धुवाल मैती, श्रधरचन्द मंती की स्त्री हूं और 
चन्डीपुर ग्राम, मंहिपादल थाने जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं । मेरी 
प्रंवस्था १६ वर्ष की हूँ । में एक बच्चे की मा हूं । ९-१-४३ को ६॥ बजे सुबह 
मेलिनी राहा कुछ फौजी सिपाहियों को लेकर मेरे मकान पर 'श्राया | कुंछे 
सिपाही मेरे पति को जबरदस्ती पकड़ कर ले गये और इस प्रकार घर में म 
विल्कुल भ्रकेली रह गई । नलिनी राहा मेरे पास आया और जबरदस्ती मेरे 
साथ |बलात्कार-किया । मे बेहोश हो गई .... . » . ...६-००८। * 

“यह मेरे साथ दूसरा बलात्कार था ४ 

इससे पहले इस स्त्री के साथ २७-१०-४२ को बलात्कार किग्रा गया 

था। दूसरे बलात्कार के वाद जो जरूम भ्राये, उससे श्राहत होकर यह्‌ स्त्री ९ 


च्क 


दिन बाद ही मर गई । इज 2 १ कक ४० 


बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह २२५ 


(२) “में श्रीमती क्षूदी पंडित, हरीपद पंडित की स्त्री हूं और चंडी- 
पुर गांव, थाना महिषादल, जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं । मेरी आयु 
२४ वर्ष हें श्रौर भेरे तीन बच्चे हे। ६-१-४३ की सुबह नलिनी राह, कुछ 
सिपाहियो के साथ मेरे मकान पर श्रार्या भर कुछ सिपाही जबरदस्ती मेरे पति 
को पकड़ कर लेगये । नलिनी राहा के हुक्म से दो सिपाहियों ने मृझ्के पकड़कर 
मेरे मूह में कपड़ा ढूस दिया। मेरे शोर मचाने की कोशिग करने पर मुझे 
सिपाहियों ओर नलिनी राहा ने गोली मार देने की घमयी दी। दो श्रादमियो ने 
मेरे साथ बलात्कार किया । में बेहोश हो गई । जब में होश में आई तो मेरे 
पति मेरे पास थे । उनके जख्मों से खून टपक रहा था | ... .... ... - .. - .।” 

यह स्त्री बलात्कार के समय गर्भवती थी । 

(३) में श्रीमती सुहानी दास, मनमथनाथ दास की स्त्री तथा चंडीपुर 
गांव, थाना महिषादल, जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं । भेरी श्रायु ३० 
वर्ष की है। मेरे एक वच्चा है । ९-१-३३ की दोपहर को नलिनी राहा कुछ 
फौजियो के साथ हमारे मकान पर आया | कुछ लोग मेरे पति को जबरदस्ती 
पकड़ कर ले गए । में भी पिछले दरवाजे से भागकर बांसो की भ्ाड़ियो की 
तरफ जा रही थी । मुझे पीछे से दो सिपाही जबरदस्ती पकड़कर मेरे मकान 
पर ले आए । उन्होने मुझे वन्दूको के कुन्दों से मारा और जमीन पर गिरा 
दिया मेरे मुह को कपड़े से बन्द कर दिया | फिर कई श्रादमियो ने लगातार 
मेरे साथ बलात्कार किया । परिणामस्वरूप में वेहोश हो गई ।” 

अगर गांव के मर्दे और श्रौरतें मिलकर इस पादविक श्रत्याचार का 
मुकाबिला न करते तो ऐसे बलात्कारों की तादाद वहुत श्रविक होती । कुछ 
प्रौरतों ने तो इन मानव शरीरधारी जानवरों को छुरे दिखाकर उनसे अपने 
सतीत्वकी रक्षा की । 

इस प्रकार की घटनाश्री में औरतों के गाल काटने, उनके कपड़े उतार- 
कर नंगा करने, उनकी छातियां काट लेने तथा निर्दंयबता के साथ उसको पीटने 
तथा घायल अ्रवस्था में उन्हें घसीठने की घटनाएं शामिल है । 

लोगों पर अन्वाधुन्च सामूहिक जुर्माने किये गये। श्रपराधी और निर- 

पराघ के बीच कोई भेद नही किया गया। प्रायः हिन्दुओं को ही सामूहिक 
जुर्मानों का शिकोर बनाया गया । 

इसके अलावा लोगों पर कई प्रकार के पअत्याचार किए गए। छोटे- 
छोटे बच्चों को उठाकर फेक देने और गायों को मकानों के श्रन्दर ही जला देने 
के काफी उदाहरण मिलते हे। एक वच्चे के ऊपर जूते पहनकर चलने से 


२२६ सन्‌ वयालीस का विद्रोह न 


उसका परर टूट गया। कुछ लोगों को नंगा कर उनके चूतड़ों में डंडे दूंसे गये । 
एक लड़के को नंगा करके कास्टिक सोड़े ओर चूने के पानी का घोल तैयार 
करके उसकी मूश्रेन्द्रिय पर लगाया गया । कहने का श्रर्थ यह है कि मिदनापुर 
जिले मे भ्रत्याचार करने में पाशविकता श्रोर बर्बरता को भी लज्जित कर 
दिया गया । द हिदी 
बलूर घाठ सब डिवीजन 

इस सब डिवीजन में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के मन्‍्त्री श्री सरोजरंजन 
चटर्जी ने आन्दोलन की णुरुआत के लिए १३ सितम्बर का दिन नियत किया, 
१३ सितग्बर की रात को स्थानीय काग्रेस-नेताश्रों के नेतृत्व में गाव वालों के 
१०० से श्रधिक जत्थे बेलूर घाट में इकट्ट कर लिये गए। इनमें से कुछ ३० 
मील से भी अधिक की दूरी से श्राकर बैलूर घाट कस्बे से ३ मौल की दूरी पर 
अतिराई नदी के पश्चिमी घाट के किनारे डंगीघाट पर इकट्ट हो गए। प्रात:- 
काल लगभग ४५ हजार व्यक्ति जमा थे उन्होंने नदी को पार किया श्रौर नदी 
के पूर्वी घाट पर तिरगे मंडे का श्रभिवादन किया । लगभग ७ बजे सब लोग 
कस्बे की तरफ बन्दे मातरम' झौर करेंगे या मरेगे” के नारे लगाते हुए चल 
दिये । रास्ते में नदी के पूर्वी घाट के श्रन्य गांवो के लोग भी द्ामिल होते गये 
झभोौर उनकी संख्या ७ हजार के लगभग हो गई। जुलूस बँलूर घाट कस्बे के 
बाजारों में होता हुप्ना खजाने पर पहुचा । जुलूस के नेता ने खजाने के पहरे- 
दारों तथा कर्मचारियों को इस्तीफा देकर जनता के प्रान्दोलन में शामिल हो 
जाने को कहा । इसके पद्चात्‌ वे लोग कस्बे के स्थानीय सरकारी तथा भ्रर्घ- 
सरकारी दफ्तरों पर श्राक्रमण करने के लिए चले । इनमें सब रजिस्ट्री दक्तर 
डाकघर, सिविल कोर्ट बिल्डिंग, कोग्रापरेटिव बैक, वंगाल आझासाम रेलवे का 
श्राऊट एजेसी दफ्तर, जूट इंस्पेक्टर आफ़िस, अंग्रेजी शराब की दूकानें, कृषि- 
विभाग के दफ्तर तथा बीज गोदाम, सहायक जूट इंस्पेक्टर आफिस, भ्ोर यूनियन 
बोर्ड श्राफिस आदि स्थान थे । सब रजिस्ट्री दफ्तर को आग लगाकर राख कर 
दिया गया, सिविल कोट को भी झ्ाग से काफी नुकसान पहुँचा | कोझ्मापरेटिव 
बेंक बिल्डिग को भी श्रांग से हानि हुई । टेलीग्राफ के तार काठ दिये गये तथा 
तारघर की मशीनों को तोड़ डाला गया। दूसरे दफ्तरों के कागजात तथा 
फरनीचर प्रादि को भी नुकसान पहुँचाया गया। इसके पदचात्‌ सारा जुलूस 
शान्ति के साथ कस्बे से लौट गया । इसमें न किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई 
गई और ने किसी व्यक्तिगत जायदाद को नुकसान ही पहुँचाया गया । 

तदी के दूसरी ओर गवर्नमेंट के बहुत से घान[के गोदाम थे, उन्हे जुलूस 


बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह २२७ 


वॉलों ने लूट लिया | जिला मजिस्ट्रेट वहां पर हथियारो से सुसज्जित सिपाहियों 
को लेकर पहुचे, लेकिन जनता के खिलाफ कोई कारंवाई किये बिना ही वापस 


लोट गए। जन समूह के कुछ झादमी सिमलताल नामक स्थान पर पहुंचे श्रोर 
वहां से भी धान लूटकर ले गए। 


जिला मजिस्ट्रेट को सूचना मिली कि श्रगले दिन थापन थाने पर जनता 
का आक्रमण होगा । प्रतः १५ तारीख की सुबह हथियारों से सुसज्जित सिपा- 
हियों को लेकर वह थापन पहुचे । उधर प्राय: तीन सौ राजपूत, मुसलमान और 
संथाल धांत की निकासी को रोकने के लिए तीलाघाठ की श्रोर चले । इन दिनों 
प्रायः गांव के सब भ्ादमी धान को बाहर भेजने के खिलाफ थे, क्योकि वहां पर 
धान की कमी थी । जिला मजिस्ट्रेट भी थापन से हथियारवन्द सिपाहियो झौर , 
इजारदार को छेकर वहां पहुंचे | पुलिस ने जनता पर गोली चलाई । किंतु 
उससे कोई क्षति नही पहुंची और जनता शान्तिपूर्वक वापस चली गई । जिला 
मजिस्ट्रेट ने ६ दर्शकी को गिरफ्तार किया जो वहां पर घूम रहे थे । जनता का 
समूह मदनहार की तरफ उला और वहां हजारदार की दूकान को लूटा, क्योकि 
उसने जिला मजिस्ट्रेट को मदद दी थी । 

२२-९-४२ की ग्राधी रात के समय पुलिस के एक जल्थे ने जिसके पास 
वन्‍्दूके भी थी, चौकीदार और दर्फंदारो को साथ लेकर मुरदंगा में फूलचन्द 
मंडल के मकान पर छापा मारा । उन के विषय में यह कहा जाता था कि वह 
श्र उनके साथी बेलूरघाट की घटना में थे। पुलिस वालो ने मकान का दर- 
चाजा त्तोड डाला और अन्दर घस गए और जिस कमरे में फूलचन्द अपनी स्त्री 
श्रौर बच्चों के साथ सो रहे थे वहां जाकर श्री फूलचन्द की बेइज्जती की और 
उनका सामान लूट लिया । श्री फूलचन्द के शोर मचाने पर गाँव की जनता 
उनके मकान की श्रोर दौड़ पड़ी । इस पर पुलिस ने जनता पर गोली चलाई । 
पर जनता के उमड़ते हुए जन-समूह को देखकर पुलिस वाले भाग गए। जो 
बाकी बचे, जनता ने उन्हे पकड़ लिया श्रौर रस्सियों से बांध दिया । दूसरे दिन 
जब पुलिस के गिरफ्तारशुदा सिपाहियों ने छोड़ देने की प्राथेना की, तव जनता 
मे गाँव में एक सभा की और उसमें यह तय पाया कि यदि वे लोग कांग्रेस के 
प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दें और इस बात का विद्वास दिला दें कि सरकारी 
तौकरियाँ छोड़ देगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा । विचारे पुलिस वालों ने फौरन 
ही कांग्रेस के प्रतिज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। जनता ने फौरन ही उनको 
छोड़ दिया, पएचात्‌ उनको भोजन कराया और इस प्रकार वे बन्देमातरम्‌' का 

गान गाते हुए तथा गान्धीज़ी की जय के तारों के साथ विदा किये गए । 


श्र्८ सन्‌ बयालीक्ष का श्रान्दोलन 


२४।९।४२ को पुलिस इंस्पेक्टर भौर सब इंस्पेक्टर हथियारबन्द पुलिस 
जत्ये के साथ मुरदगा एक पुलिस के जत्ये को बचाने के लिए गए । रास्ते 
में उन्होंने मुरदंगा से दो मील की दूरी पर दो गांव वालों को गिरफ्तार कर 
लिया जो श्रो फूलचन्द मडल के ओष घालय से दवा लेकर भा रहे थे । उनके 
रिश्तेदार उनको छुड़ाने के लिए पुलिस इस्पेक्टर के पास गए, परन्तु उससे 
उन्हे' डांट-फटकार दिया । धीरे-घीरे वहां लगभग सौ आवमी इकद्ठे हो गए । 
बातचीत चल ही रही थी कि पुलिस ने जनता पर गोलिया चलानी शुरू कर 
दी । बन्दूको की आवाज सुनकर लगभग पांच छः: सो आदमी जमा हो गए । 
जनता पकड़े हुए श्रादमियों को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगी । सथालो ने 
पुलिस पर घनृष-बाण से आक्रमण कर दिया। इस पर पुलिस वालों ने गिरफ्तार 
छुदा श्रादमियों को तो छोड़ दिया श्रौर भीड़ पर श्रन्धा-घुन्च गोली चलाते हुए 
थापन की चरफ भागे | पुलिस के कथनानुसार ६६ बाल गोलियों और १० 
बम गोलियो का प्रयोग किया । घहुत से श्रादमी घायल हुए और तीन श्रादमी 
घटनास्थल पर मारे गए । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि सब स्थानों पर कांग्रेस कार्य कर्त्ताश्रों ने 
अ्रहिसात्मक नीति का पूर्णतः पालन किया । यहां तक कि पोलियाला हाट पर 
जहां कि पुलिस के अत्याचार सीमा को पहुच चुके थे, गांव के कार्यकर्त्ताश्रो ने 
घुटनों के बल बैठकर पुलिस की गोलियों का स्वागत किया । मेलकुरी के रहने 
वाले एक ७० वर्ष के वृढ़े श्री आधार मंडल ने सर्व प्रथम अपने सीने पर गोली 
का स्वागत किया। 

१४ सितम्बर को दोपहर के बाद जब जनता का जुलूस लौट चुका था, 
जिला मजिरद्रेठ तथा डी० एस० पी० अपने हथियारबन्द स्टाफ तथा दिजापुर 
सदर से गोरखा फौज लेकर बैलूरघाठ पहुंचे । उतके भाते ही गिरफ्तारियाँ शुरू 
हो गई । ३० श्रादमी गिरफ्तार किये गए जिनमें तीन मुसलमान भी थे। १७ 
सितम्बर की सुबह को बड़े तड़के फोज की सहायता से तलाशियां शुरू की 
गई | जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० स्वयं इस कार्य में हाथ बंटा रहे 
थे | तलाशी लेते समय बरतन, प्यारे, प्लेट, फरनीचर, सन्दूक, भ्रलमारी भ्ादि 
लोगों का सामान तोड़-फोड़ दिया गया | इसके बाद उतरी बंगाल और ढाका 
'से पुलिस के जत्थे-के-जत्थे श्राने शुरू हो गए । इस प्रकार तैयार होकर जिला 
मजिस्ट्रेट और एस० पी० इलाके के अन्दर गए । मुरदंगा नामक गांव उनका 
विशेष निशाना बना | ढाका की ईस्ट फ्रेंटियर रायफल, नामक दुकड़ी एक 
पंग्रेज अफसर की भ्रध्यक्षता में मुरदंगा भेज दी गई । उलकी सहायता के लिए 


वग्नाल प्रान्त में खुला विद्रोह .' २२९ 


पुलिस भी थी। वहां के कुल ४२ मकान या तो घराशायी कर दिए गए या 
तोड़-फोड़ डाले गए। मकान के रहने वाले झ्रास-पास के जंगलों में भाग गये । 
इस तोड़-फोड़ के वाद जिला मजिस्ट्रेट श्रीर एस० पी० ने आस-पास-के मुसल- 
मानों की एक सभा की और उन लोगो को भड़कायां कि वे मुरदंगां गाव के 
आदमियो का सामान लूट लें श्रौर स्तियो का सतीत्व नष्ठ करें। अग्नेज श्राफी- 
सर की मेहरवानी से स्त्रियों का सतीत्व तो भ्रष्ट होने से बच गया, परन्तु 
भ्रफसर के चले जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट शोर एस० पी० ने १५७ मुसल- 
मानों को इकट्ठा किया । उनकी मदद से गांव लूट लिया गया। ३ दिन तक 
लठ का सामान जैसे घान, चावल, फरनीचर, बतेन, छतो के खपरैल, जेवर, 
रुपया-पैसा कपडा आदि वराबर गाड़ियों से ढुलता रहा । एक श्लोर यह अन्घा- 
घुन्व॒ लूट चल रही थी, दूसरी और गिरफ्तारियां भी जारी थी । ; 

२ अक्टूबर सन्‌ ४२ को मुसलमानों का गिरोह दिखाई दिया जिसका 
नेतृत्व एस० डी० ओो० खुद हाथ में रिवाल्वर लिए हुए कर रहे थे। श्रौर जो 
जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध लाठो और भालों से सुसज्जित था । इस 
जुलूस ने हिन्दुओं के वहुत से घान के गोदामो को लूट लिया। इनमें सबसे 
बड़ा गोदाम श्रीयुत तिकोरीशाह का था, जिसमें १५०७ मन धान था । 

बेलूरघाट के २९ हिन्दुओं पर ७५ हजार रुपया सामूहिक जुर्माना किया 
गया ) एक-एक आदमी पर दस-दस हजार तक जुर्माना किया गया । केवल एक 
मुसलमान को छोड़ दिया गया, हालाँकि उसका लड़का बेलूरघाट की घटना 
के सम्बन्ध में_ गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान देने की बात है कि बंलूर- 
घाट से श्रधिक-से-अधिक १५ हजार रुपए का नुकसान हुआ था । इस नुकसान 
को बहुत बढ़ा-चढाकर दिखाया गया | इसके अलावा अलग-श्रलग व्यक्तियों 
से बिना किसी कांनून-कायदे के, रुपया वसूल किया गया । रे 

कसकता 

कलकत्ता बंगाल प्रान्तत की राजधानी हैं। यह भारत का सबसे बड़ा 
नगर है । इसमें एक शोर जहा अनेक दर्शनीय इमारतें श्र भव्य अट्टालिकायें 
है, वहां कच्ची फोंपड़िया उनमे रहने वालो की दरिद्रता का प्रदर्शन करती हे । 
शिक्षा और उद्योग-धन्धों तथा व्यापार-व्यवसाय का केन्द्र होने के कारण कल- 
कत्ता में राजनैतिक चेतना विशेष रूप से पाई जाती हैँ । इसलिए जब सन्‌ 

१९४२ का विद्रोह शुरू हुआ तो कलकत्ते में हड़तालें हुईं श्रौर बड़े-बड़े जुलूस 
निकले । बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई। श्रनेक मतंबा जनता पर लाठी- 
चार्ज किया गया। अश्रु-गैस का प्रयोग भी किया गयां। १३, १४ और १६ 


जे 


२३० ँ सन्‌ बयालीस का विद्रोह है 


भ्रगस्त को गोलियां चली । सरकार के कथनानुसार इन गोली-काण्डों में 
३९ मरे भौर १५ घायल हुए । हताहतों की यह संख्या सर्वेधा गलत हुँ । एक 
प्रमरीकन सवाददाता के कथनानुसांर १०० श्रादमी तो केवल १४ शअ्रगस्त को ही 
गोली के शिकार वन गए थे । विद्यार्थियों ने भ्रान्दोलन में अच्छा हिस्सा लिया । 
स्कूल कालेज लम्बे असे तक बन्द रहे । इन्ही दिनों टेलीफोन के तार काटे गए 
तथा ट्रामों का श्रावागमन रोक दिया गया । फौजी लारियाँ लूट ली गईं और 
जला दी गईं | डाकखाने बरबाद किये गए तथा लेटर वक्‍स तोड़े गए। काझ्ी- 
पुर की तीन जूट भिलों में हड़ताल हो गई। मोटर ड्ाइवरो ने भी काम बन्द कर 
दिया । आनन्वपुर मेटल वर्क्स तथा डन्डन एलुमोनियम वर्र्स ने भी कुछ दिनों 
के लिए काम बन्द कर दिया । 

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी गैर कानूनी करार दी गई | बंगाल सिविल 
प्रोवेशन कमेटी के कागजात जब्त कर लिये गए तथा काग्रेस सिविल डिफंस 
बोर्ड आफिस की खिड़कियों को तोड़ डाला गया । णक्त प्रेस की तीन मशीनों 
को क्षति पहुंचाई गई, टाइप इधर-उधर फेक दिये गए, पांनी के पाइप तोड़ 
दिये गये श्रौर प्रेस पर कब्जा कर लिया गया । बहुत-सी दुकान भी पुलिस वालो 
ने लूटी। गोलिया इस तरह अन्धाधुस्ध चलाई कि एक सात वर्ष का बच्चा 
जो श्रपने मकांत के वरामदे में टहल रहा था, तथा एक दुकानदार उनका 
निशाना बना । बहुत से ब्रादमी घायल हुए जिनमें एक प्रेस का संवाददाता भी 
था। ६५ वर्ष के एक बुड़्ढे को सगांन की नोक द्वारा गन्दगी साफ करने के 
लिए विवश किया गया । अक्तूबर से दिसम्बर तक १४८ गिरफ्तारिया की गई 
जिनमें २० स्त्रिया भी थी। ९ दिसम्बर सन्‌ १६४२ को स्वतत्नता दिवस के उप- 
लक्ष में जुलूस निकाला गया जिसको पुलिस ने तितर-बितर कर दिया । श्रखिल 
भारतीय चर्खा संघ की दुकान तथा प्रखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ के गोदाम 
पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। 

१६ ग्रक्तूबर को ऋान्तिकारियों ने विलिगडन हवाई स्टेशन श्रौर धमंतलल्‍्ला 
स्टेशन पर मोटरों मे आंग लगा दी तथा ५-१२-४२ को ,नीमतल्‍्ला म दूकान- 
दारों पर विस्फोट बमों का प्रयोग किया गया । ६-१२-४२ को वालीगज श्रादि 
स्थानों पर दुकानदारों को रोक लिया । वार आदमियों ने सियालदा में ड्राइवर 
से चाबी छीनकर बस को स्टांद कर दिया श्रौर स्वयं नीचे उतर गये । यह. बस 
कालेज स्ट्रीट के पास किसी दूसरी कार से जाकर टकरा गई । गरियाहट्ठा में 
एक कार जला दी गई । ५०१०-४२ को ट्रेन का एक फर्स्ट क्लास का डिब्बा, जो 
सियालदा से गुलुई जा रहा था, नष्ट कर दिया गया ५-१२-४२ को १९ आद- 


वंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह २३४१ 


मियों ने वीं० एन० आर० के बुसकुरिया स्टेशन पर बमों का प्रयोग किया तथा 
स्टेशन के सब कागजात जला दिये । ३०-१०-४२ को बहू वाजार में एक एक्सा- « 
साइज की दूकान पर बम फेंका गया  २१-१२-४२ को भवानीपुर में विदेशी जराव 
की दुकान पर वम फेंक्रे गये। २१-१२-४२ को कुछ वम स्टांक-एक्सचेंज पर फूटे।. 
मुरशिवावाद 

बलदंगा और नाजीनगर के बीच टलीग्राफ के तार कांट दिये गए । 
अजीमगंज सिटी रेलवे स्टेशन पर, श्राक्रमण क्षिया गया तथा उसे क्षति पहुंचाई 
गई । इसी प्रकार की घटता को वेलडेंग्स स्टेशन पर हुई । रामवारा, पटिका- 
बेरी और रुकनपुरा के डाकखाने जला दिये गए । पठकांवेरी में टेलीग्राफ के 
दफ्तर को नष्ट कर दिया गया । एक गांजे की दूकान को भी वरवाद कर दिंया 
गया । नासीपुर के वुक्रिंग दफ्तर को नष्ठ कर दिया गया । कासिम बाजार से 
दहरनपुर जाने वाली गाड़ी का एक सेकेंड क्लास का डिब्बा जला दिया गया । 
दरहनपुर सिलटेकनों को जला दिया गया । जग्रीपुर म्युनिसिपल हाउस को नष्ट 
कर दिया गया । राजगज और संदावाद के ब्रीच लेटरबक्स जला दिये गए । 

गंकर के एक कांग्रेस-कार्यकर्त्ता की सब चल सम्पत्ति जब्त कर ली गई। 
९ सितम्बर को जुलूस में सम्मिलित लगभग ६० व्यक्तियों को हरीशमपुर में 
गिरफ्तार किया गया और जगल में ले जाकर छोड़ दिया ययां | बरहपुर के 
मकान के निवासियों को जिसमें स्त्रियाँ भी थीं, घायल किया गया। बलगा में 
५,००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया । 

नदिया 

गिरफ्तारियां.. ष्द 

रामाघाट ठेलीग्राफ और टेखीफोन के तार काठ दिये गए । पलासी श्रौर 
कुश्तियाँ में भी ठेलीग्राफ के तार काद दिए गए | कृष्णनगर रेलवे स्टेशन के 
लैंम्प तोड़ दिये गए । कृष्णनगर की लोकल ट्रेन के चार फस्ट क्लांस तथा सैकेंड 
क्लास के डिब्बे जला दियें गए । इसी गाड़ी का एक फर्स्ट क्लास का डिब्चा 
बाद में और जला दिया गया । मुरगचा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया। 
और उसके सव कागजात जला दिये गए ; रामनाघाद इवेकुएशन रिलीफ सेन्टर 
की छतें जलाकर राख कर दी गई । कृष्ण नगर के एक जुलूस पर तथा एक 
सभा पर लाठी-चार्ज किया गया जिसमें बहुत से आदमियों को चोठें आईं। 
नवद्वीप के सात कमिश्नरों ने स्तीफे दे दिए । 

शा ढाका - 
कई दिनो तके ढाका में तथा जिछे के श्रन्य स्थानों में हड़तालें रही 


२३२१ सन्‌ बंयालीस का विद्रोह 


बहुत-सी सभाये हुई तथा जुलूस निकाले गये । विद्याथियों ने स्कूल कालज 
छोड़ दिए । ढाकेश्वरी चिरंजन तथा लक्ष्मीनारायण काटन मिल में हड़तालें की 
गईं । नारियागंज की सिविल तथा क्रिमिनल कचहरियों पर पिकेटिंग की गईं। 
ढाका सेन्टर व श्रखिल भारतीय चर्खा सघ श्रौर रायपुर के श्रखिल भारतीय 
चर्खा संघ पर कब्जा कर लिया गया । 

ढाका की सड़कें रोक दी गईं। दयागंज मे रेल रोक ली गईं श्रौर 
रेलवे के सामान को क्षति पहुंचाई गईं । ढाका-नरियागंज की लाइन की पट- 
रियां उखाड़ दी गईं तथा दोनों शहरों के बीच कुछ दिन के लिए आ्रामदोरफ्त 
के साधन नष्ठ कर दिये गए | कन्दरिया रेलवे स्टेशन पर श्राक्रमण किया गया 
श्रौर वहा के कागजात जला दिये गए श्रौर स्टेशन जाने वाली सड़क को रोक 
दिया गया । ढाका के ठेलीग्राफ तार काट दिये गए और टेलीफोन स्विच बोडं में 
आग लगा दी गई । अरमीना टोला के टेलीफोन के स्विचबोर्ड को जला दिया 
गया। साइकलों के रजिस्ट्रशन नम्बर हटा दिए गए और मुंशिश्रा गंज में 
टेलीग्राफ के तारों को काठ दिया गया । झोटपारा तथा केनिगसन तार कांट 
दिये गए । हे 

ढाका के एक भूसा गोदाम को, जिसमे फौज के लिए भूसा इकट्ठा किया 
गया था, नष्ठ कर दिया गया । दोलिया की नहर में एक मोटर फेक दी गई 
और फौज तथा जल-सेना के गोदाम को क्षति पहुंचाई गई । ढाका में एक 
एु० आर० पी० की इमारत को नष्ट कर दिया गया-+ मुसिफ की कचहरी पर 
श्राक्रण किया गयां और कागजात जला दिये गए | फौज के लिए जमा किए 
हुए भूसे में श्रांग लगा दी गई तथा गवर्नमेन्ट के कताई के कारखाने में चर्खी 
और सूत भ्रादि को क्षति पहुंचाई गई । ढाका के कालेजिएट स्कूल के कांगज़ात 
जला दिये गए श्रौर साइंस के यत्रों को क्षति पहुंचाई गई । सी० भाई० डी० 
इन्स्पेक्टर के मकान पर, एस० आई० के मकान पर, वेरक्‍्स पर, काजीताला 
पर, ढाका के फोतवोली थानों पर, सुतरांपुर के एस० श्राई० के क्वार्टर पर, 
गन्धरिया हवलदार के क्वार्टर पर, ढाका के नरेगंदी थाने पर, जोनरुन रोड के 
एक रेस्टरां पर बम विस्फोट हुए । 

१३ श्रगस्त को सखारी बाजार में कई जगह गोलियां चली, जिससे एक 
मरा, कई घायल, मुसिफ की श्रदालत के सामने दो सिपाही घायल, ६ बार 
गोलियाँ चली, वहुत से घायल हुए, एक मरा । १४ श्रगस्त को सादरघाट पर 
एक मरा अग्रेडहेड में एक मरा, ७ घायल जिनमें तीन मरे । १५ सितम्बर 
तालदोला में तीन मरे और एक घायल । २४ सितम्बर को नवावगंज में ५ बार 


बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह २३३ 


गोली चली जिससे दो मरे और € घायल हुए । एक सिपाही फौरन ही मर 
गया श्रौर एक वाद में मरा । 
तिपरा 
गिरफ्तारियां १७०, जिनमें १६ स्त्रियां भी सम्मिलित थी । 
तिपरा म्यूनिसिपलिटी को गवर्नमेन्ट ने श्रपने होथ में ले लिया । चान्द- 
पुर में दो ए० आर० पी० पोस्ट नष्ट कर दिय गए । कोमोइल इनकम टैक्स 
दफ्तर पर श्राक्रमण किया गया तथा इक्नाहीमपुर डेट सेटिलमेन्ट बोर्ड और नर- 
सिंह पोस्ट आ्राफिस आदि के भी कागजात जला दिये गए | इब्राहीम यूनियन 
बोर्ड और बुरचंगा पोस्ट श्राफिस के कागजात जला दिये गए । राजपुर पोस्ट 
श्राफिस में भी यही नाटक खेला गया । पगमर, लक्ष्मी और लगाई के बीच 
टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । कालीताला'प्रार दुर्गापुरा पोस्ट आफिस भी 
नष्ट कर दिया गया। खेरा पोस्ट आफिस का एक लेटर बाक्स गायब कर 
दिया गया | दुर्गापुर यूनियन बोर्ड, आफिस को नष्ट कर दिया गया। १४ 
नवम्बर को पुलिस स्टेजन चान्दाग्राम के निलाखी फौजी हवाई अड्डे को भी 
नष्ट कर दिया गया | इस जगह की जनता पर छ: सौ रुपया सामूहिक जुर्माना 
किया गया । 
* सिलहट 
२४ अगस्त से १५ सितम्बर तक ६९७ मुख्तार श्रौर वकीलों ने श्रपना 
काम बन्द कर दिया | इसके पच्चात्‌ दो हज़ार मृहरिरों ने भी मुख्तारों और 
वकीलों का साथ दिया ॥ ३१ श्रगस्त को सिलह॒ट के पोस्ट तथा छनकम टैक्स 
श्राफिस और इक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग श्राफिस पर आक्रमण किया गया और 
उसके कागजात जला दिये गए। सुभानगंज की कचहरी में भी ऐसा ही किया 
गया ! कुलोरा थाने श्रौर विदवनाथ थाने में मय सब इन्स्पेक्टर के मकान के 
तथा बेनी वाजार के पोस्ट आफिस में आग लगा दी गई । कितनी ही जगह के 
लेटरबक्स भी जला विये गए । टेलीग्राफ के तार काट दिये गए | तार के खम्बे 
गिरा दिए गए । सिलहट रेलवे प्लेटफार्म पर एक पेट्रोल का तथा दूसरा 
फौज के लिए खाद्य-पदार्थों से भरा रेल का डिब्बा जला दिया गया। एक गोरे 
प्रिपाह्दी को भी जो वहाँ पर त॑नात था जला दिया गया । रेलवे पटरियों के 
हट जाने से ९ डिब्बे गिर पड़े | फौज के लिए जमा भूसे में श्रोर एक बाँस के 
पुल में श्राग लगा दी गईं । तमाम जिले में भारत छोड़ो' श्रादि के २० हजार 
इब्तहार वाॉँटे गए । लगभग १०० मौलवी जनता में हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
प्रचार करने के लिए नियुक्त किये गए । इस कार्य में सिलहट की जमंयतुल- 


२३४ सन्‌ वयालीस का विद्रोह / 


उलमा काफी हाथ बटा रही थी । ६० स्वराज्य पंचांयतें स्थापित की गईं । 
इन पंचायतों में सब श्रापस्ती कगड़े श्रौर मुकदमे तय होते थे । 


फ्रीदपुर 

पलांस से बृदरानगर तक सब टेलीग्राफ के तार काट दिएगए। वसन्‍्तपुर 
रेलवे स्टेशन नष्ठ कर दिया गया । राधागंज और बीजापुर के स्टेशन पर 
आक्रमण कियां गया श्रीर वहा के कागजात जला दिए । मगा में कुछ भ्राफिसरों 
ने मुसलमानों को काग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़का कर हिन्दुओं के 
मकान लुटवा दिए. । बोलीताला के पास दादाई रेलवे स्टेशन के कुछ भाग में 
श्राग लगा दी गईं । जिलास्कल फरीदपुर के हेड मास्टर के आफिस में श्राग 
लगा दी गई तथा सेटिलमेन्ट आफिस के कागजात भी जला दिये गए । 

'...  मेमनसिंह 
गिरफ्ता रियाँ: १४१ 

मेमनसिह के टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । रेल की पटरी उखाड़ 
दी गई तथा नीलगज में रेल के स्‍लीपर जला दिये गए । नेत्रकोण के रेलवे 
टेलीग्राफ के तार काठ दिये गए । किशोरीगज में भी ऐसा ही किया गया । 
नीलगंज डाकखाने के डाक के थैले छीन लिये गए,। एक एक्साइजु की दूकान 
पर कब्जा कर लिया गया और मेमनसिह में भूसे के गोद।म में श्राग लगा दी 
गई । सेल्स टैक्स तथा इनकम टंक्‍्स के दफ्तरो पर भी आक्रमण किया गया । 
' तागिल सिविल कोर्ट तथा सब इंस्पेक्टर के मकान में श्राग लगा दी गई । 
रायर बाजार तथा ्थरबरी के बाजार लूट लिये गए । म्यूनिसिपल बोर्ड श्राठ 
कमिइनरों से इस्तीफे दे दिए और कई वकीलो ने अपनी वकालत बन्द कर दी । 

रायर बाज़ार के सरकारी बाज़ार की लूट के परिणामस्वरूप जब 
पुलिस ने गोलियाँ चलाईं तो तीन आदमी मारे गये तथा श्रथरावरी बाज़ार 
की लूट के सिलसिले में पुलिस, की प्रवाधून्ध गोलियो से सौ श्रांदमी 
घायल हुए । 
राजशाही .., 

नौगाव पोस्ट ग्राफिस जला दिया गया और बोलिया थाने पर आक्र- 
समण किया गया । एक चावल के गोदाम मे श्राग लगा दी गईं । अवादपुर 
सरकारी बाज़ार तथा गजलीबाजार लूठ लिये गए । कासिबबरी पर आक्रमण 


किया गया । 
राजेश म्युनिसिपैलिटी के ७ कमिर्नरों ने इस्तीफा दे दिया | 


बंगाल प्रान्त मे खुला विद्रोह २३५ 


दीनापुर 
बेलूरघाट में टेलीग्रांफ के तार काटे गये । यूनियन बोर्ड, सिविल कोट, 
बहुत सी एक्ससाइज की दूकाने, सब रजिस्ट्री श्राफिस, सेटुल कोआपरेटिव , 
बेक आदि स्थान जला दिये गए तथा नष्ट कर दिये गए । 
नोद :---इसका विस्तृत वर्णन एक दूसरे स्थान पर दिया गया है । वहां 
की रहने वाली जनता ने सब रजिस्ट्रार पर एक हजार रुपया तथा ऑॉनरेरी 
मस्जिस्ट्रेट पर दो सी रुपया जुर्माना किया | 


रंगपुर 

पारवतीपुर-कठियार रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गई' जिससे कि एक 
रेलगाड़ी उलठ गई। पारवतीपुर में मीलो |तक रेल की पठरिया उखाड़ दी 
गई | स्टेशन पर श्राक्तमण किया गया और सिलीपर जला दिये गए । रंगिया- 
पुर स्टेशन की इमारत तथा क्वार्टर मय सामान के जला दिए गए श्ौर दो 
जोड़ी रेल की पटरियां उखाड़ दी गई! | माईहाटे पर चौथाई मील रेल की 
पटरी उखाड़ दी गई | सहसपुर से चन्दाई कोना तक तथा घृपचासी तथा सर- 
पुर के टेलीग्राफ के तार कांट दिये गए. | मोलपुर पर की रेलवे स्टेशन पर 
फरस्ट तथा सेकेड क्लास के डिब्बे जला दिये गए । 


जलपाईगुरी 
कुमार ग्रामदुआर पोस्ट आफिस और तहसील आफिस पर हुए आक्रमण 
के सिलसिले मे मारवाड़ियों की बन्दूकों का लाइसेन्स जब्त कर लिया गया । 


दारजिलिंग 
गिरफ्तारिया : ४ 
८ सितम्बर फो सिलोगुरी में गोलीकांड हुए । 
वर्दमान 
गिरफ्तारिया : १७४ सामूहिक जुर्माता ४५,५०० 


कालंस रेलवे स्टेशन श्रौर जमालुरगज रेलवे स्टेशन, जमालपुर की 
देशी शराब ओर गांजे की दूकाने, बमनी की देशी शराब तथा एक्साइज की 
दुकानें, कलना सिविलकोर्ट, बेंगराई इवेकुएशन के दो मकान तथा बर्दवाच का 
डाक बंगला, ज॑मालपुर थाने के कागजात और सामान, सागरी के इवेकृएशन 
कैम्प की सात छते, कुसुमग्राम का डाक बंगला, बंकापुर का डी० एस० 
ग्राफिस और उकरिंद डी० एस० बी० श्राफिस आदि को लूट लिया गया, चष्ट 


२३६ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


कर दिया गया अथवा जलाकर खाक कर दिया गया । जमालपुर में एक बन्दूक 
पकड़ी गई। बंकपुरी शलर उरीद यूनियनवोर्डों के दफ्तरों तथा मल्दानागर 
और सेठपुर की एकक्‍्साइज्‌ की दूकानों और कनीपुर में देशी शराब की दूकानों 
को जला दिया गया । 

(१०।४२ को गूसखुरा रेलवे स्टेशन के पास एक श्रग्नेज टामी ने एक 
किसान को गोली से मार दिया जो कि सीर छेने जा रहा था | 

हावड़ा 

बन्तरा के टेलीफोन और बिजली के तार काटे गए और हावड़ा बंस- 
घाट के ट्राम रोक दिये गए । वेमगची श्रीर बेवधचिया रेलवे स्टेशनों पर 
टेलीग्राफ के तारो को कई जगह से कांट दिया गया । कोलवरी में द्रमट्रोली 
नष्ट कर दी गई और पंचनताली सड़क रोक दी गई। गानपुर पोस्ट श्राफिस 
धुस्टरोड पोस्ट आफिस तथा जिगार पोस्ट श्राफिस के काग्रज़ात स्टैम्प सहित 
जला दिये गए । 

भीसागर रेलवे लाईन की पटरियां उखाड़दी गई झ्लौर यह कोशिश 
की गई कि वृन्दाबंन पुर की बी० डी० रेलवे की पटरियां उखाड़ दी जाय॑ । 
कन्‍्जाकुर और मनोवर यूनियन वोर्डा के कागजात, रशनावाद यूनियन बोर्ड 
श्राफिस, विलिसतोर का डाक बंगला, चन्द्र और अलुनी के मिलिट्री भावजर- 
वेशन कंम्प और कंचकी वायुदर्शक यत्र, विद्यनपुर हवाई श्रड्ढें की दो छत, 
सोना मुखी, चन्द्रा श्र गंगाजल हाटी में एक्साइज की दूकान तथा सेलबोनी, 
केदामधाटी और कनोहापुर श्रादि जगहो में एक्साइजु की दूकानें, दोवीपुर, 
तोतालचिटी, ज्योडा, विनू, करासाल, सिलमपुर, विवरद का बनूनियां श्रादि 
जगहो में एक्साइज़ की दूकानें, वेनुनिया का डाक बगला और श्र कुई का डाक 
का थैला आदि जला दिये गए, नष्ट कर दिये गए अथवा लूट लिये गए । 

२१ अगस्त को उलूबरियां में एक सभा पर गोली चलाई गई । 

हावड़ा की जूट मिल और बनेक कम्पनियों में हड़तालें हुईं । 

बिदूर और वादलनरियापुर की यूनियन बोर्डों को सरकार ने अपने 
हांथ में ले लिया । 

हुगली 


मिरफ्तारियां : प्र्द्द्प््‌ 

कई जगह देलीग्राफ के तार काठ दिए गए । मादिन एन्ड को० 
तथा एन्‍्ड को रेलवे के चम्पादंगा और सोमड़ा और हेवान के बीच रेल की 
पटरियां उखाड़ दी गई जिससे दो दिन तक रेलों का चलना बन्द होगया। 


4 


बंगांल प्रांन्त में खुला विद्रोह २३२७ 


ई० श्राई० आर० की कुछ लाइनो पर के लकड़ी के तख्ते श्रादि हठा दिये गए। 
दा डिब्बे बिलकुल जला दिये गए भ्रौर कई रेल के डिब्बो को बड़ी क्षति पहुचाई 
गई स्टेशनों पर लैम्प तोड़ दिये गए और पटरियां उखाड़ दी गईं । वोनेह्दी- 
कटवा के तीन पुल तोड़ दिये गए । आरामवाग खासमहल और वालीखास 
महल के दफ्तर जिसमे जिडे के सन खास महलों के कागजात रखे थे, नष्ट 
कर दिये गए । 

: शिरोफुल के बाजार से सिपाहियो के लिए खाने का जो सामान जा 
रहा था, रोक दिया गया। चान्दीताल श्रौर भडरीहाटी तथा कमर पुकारी में 
इवक्ुएशन कम्प और कुली का मिलिद्ी प्रावजरवेशन पास्ट नष्ट कर दिये गए । 

बांदा गज क्ृष्णनगर तथा गोहाटी, श्रारामबाग, परसराम, पुरसराम- 
पुर की एक्साइज की दृकानों का समस्त सामान जला दिया गया । कुमारपुकार 
श्रौर अहमदपुर के डाकबंगले को सब सामान सहित नष्ट कर दिया गया । 
देवखादा श्रौर घनियाकादा पोस्ट श्राफिस जला दिया गया । पटुल पोस्ट आफिस 
भी बरबाद कर दिया गया । १६ बार टेलीग्राफ के तार काटे गए। श्रनेक 
स्थानों पर डाक के थैले नष्ट कर दिये गए । 

बेची मे यूनियन बोर्ड के कागजात और आफिस को नष्ट कर दिया: 
गया । इसी प्रकार लगभग एक दर्जन यूनियन बोर्डों के कागजात जला दिये 


गए । एक दर्जन से अधिक स्थानों के पोस्ट श्राफिसो को बडी क्षति पहुचाई गई 
और उनके कागजात नष्ट कर दिये गए । 


हुगली जिला काग्रेस कमेटी आफिस, सिरामपुर श्लोर एक प्रमुख कांग्रेस 
कार्यकर्ता के मकान पर, जिनको गवर्न॑मेंट ने श्रपने अधिकार में कर लिया था, 
जनता ने पुनः कब्जा कर लिया। भ्रारामबाग की पुलिस ने वारो दगल के सागर 
कुटीर, कांग्रेस कैम्प में ताला लगा दिया था। जुलूस ने तालो को तोड़ दिया 
ओऔर भपनी राष्ट्रीय संस्था पर कब्जा कर लिया । एक लारी, को जिसमें चावल 
भरा हुओ था, जनता ने गंगा कटवा रोड पर पकड़ लिया । 

नयापुर के ४० मकान-मालिकों को पुलिस ने बहुत श्रपम्रानित किया 
तथा ३५ को बडी बेरहमी के साथ पीटा । 


कई म्यूनिसिपल कमेटियों के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये | यूनियन बोडडों 
के सदस्यों ने भी इस्तीफं दे दिये । 
३०-१०-४२ को जनता ने चम्पार्डॉंगा बाजार पर आक्रमण किया। 


कुछ सामान लूट लिया श्रौर कुछ नष्ठ कर दिया | सुचना मिलने पर फौरन हो 
वहाँ पुलिस आई और उसने जन-समूह पर गोली चलाना शुरू - कर दिया 
जिससे तीन व्यक्ति मारे गए तथा बहुत से जरुमी हुए । 


9 


$ 6%$६ 
मद्रास में विद्रोह 


मद्रास प्रान्त में दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप का करीब-दरीब सारा ही 
दक्षिणी हिस्सा शामिल है श्रौर देशी रियासतो को छोडकर इसका क्षेत्रफल 
१,२४, ३६३ वर्गमील है । काफी श्वर्से से इस प्रान्त की जनसंख्या लगातार बढ़ 
रही है । इसमें करीब ८८ प्रतिशत हिन्दू, ७ प्रतिशत मुसलमान तथा ३८ प्रति- 
शत ईसाई है । श्रन्‍्य जातियों की तादाद बहुत थोड़ी है । श्रावादी का ज्यादा- 
तर हिस्सा द्राविड़ नस्ल का है भौर यहां द्राविड़ भाषाएँ ही बोली जाती है । 
करीब १,९०,००,००० आदमी तामिल बोलते हें श्रौर १,5०,००,००० श्रादमी 
तैलगू । कुल आबादी मे से करीव ४० प्रतिशत मलयालम । इस प्रकार हम 
देखते है कि मद्रास प्रान्त में न केवल बहुत सी भाषाएँ प्रचलित है, बल्कि वहां 
अनेक जातियाँ भी बसी हुई है । इस कारण प्रान्त में तरह-तरह की सामाजिक 
श्र आधथिक समस्याएँ पैदा हो गईं है । यहां दो भिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण 
हुआ श्र उसके फलस्वरूप एक नई संस्कृति पैदा हुई। द्वाविड़ो की प्राचीन 
संस्कृति ने श्रार्य-संस्क्ृति की बहुत-सी बातों को श्रपनों लिया है, लेकिन उसमें 
अपनी विशेषताएं काफी मात्रा मे मोजूद हे। हम बिना किसी संकोच के यह 
कह सकते हे कि संस्कृति के मामले में मद्रास सारे हिन्दुस्तान का श्रगुआ्रा हैं | 

इस प्रान्त के लोग श्राम तौर पर हमेशा हुकूमत के बफादार रहे हे । 
गोरखों के समान ही मद्रासियों ने श्रंग्रेजी सरकार को मदद दी है; किन्तु मद्रा- 
सियों को हम दुनिया के नागरिक भी कह सकते हैं | उनमें प्रान्तीयता की संकु- ' 
चित भावनाएँ नहीं पाई जाती । यही कारण है. कि मद्रासी लोग दुनिया के हर 
हिस्से में फैले हुए है । वे कही भी अ्रपने-प्रापको अजनवी-सा महसूस नही करते 
तथा अपने को सभी प्रकार की परिस्थितियों के श्रनुकूल बना लेते हैं । वे पक्के 
व्यक्तिवादी होते हैं। भावना-प्रधान होने के बजाय वे बुद्धिवादी श्रधिक हे । 
यह उनका बड़ा गुण है, क्योंकि इसकी वजह से . उनमें श्रपने विचारों श्ौर 
विश्वासों के लिए लड़ने की ताकत, हिम्मत और दृढता झ्राती हैं । जब कभी 
राष्ट्र ने श्राजादी की लड़ाई शुरू की है, मद्रास ने उसमे काफी शानदार हिस्सा 


मद्रास में विद्रोह २३६ 


लिया है। समय-समय पर उन्होंने प्ंग्रेजी हुकूमत को काफी जोर का धक्का 
पहुचाया हैं । 

कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी की खुबर पहुंचते ही सारे मद्रास प्रांत 
में तहलका मच गया । लोगो के दिल रोष से भर गये । ऊेकिन मद्रासी उतावले 
नही होते, अहिसा के सिद्धान्त पर बड़ी दुढ़ता के साथ वेटिके रहे । जगह-जगह 
हड़ताले की गईं और जुलूस निकाले गए और जनता ने बड़ी हिम्मत के साथ 
शान्तिपूर्ण तरीके से भ्रपना विरोध प्रदर्शित किया । श्रवश्य ही कुछ जोशीडे 
नौजवानों ने लूट और विध्वस के काम भी कई जगह कर डाले । 

अन्य सूबो की तरह मद्रास में भी नौकरशाही ले कठोर दमन-चक्र 
चलाया । रामनद श्रौर देवकोट मे निरपराघ जनता पर नृशंस श्रत्याचार किए 
गए । मलावार की पुलिस ने इस दिद्या मे खूब नाम कमाया । शायद इसीलिए 
सूबे में अनेक स्थानों पर आन्दोलन का दमन करने के लिए उसे भेजा गया । 

आजाद खुयालात के बहुत-से न्यायाधीशों ने पुलिस की ज्यादतियों की 
कठोर शब्दों में निन्‍्दा की । चित्तूर के डिस्ट्रिक्ट तथा सेशनजज ने भारत-रक्षा 
नियम ५६ के मातहत जारी किया । मजिस्ट्रेट का हुक्म नाजायजु करार दिया। 
इसी प्रकार हाईकोर्ट के जजों ने उन बहुत-से आदमियों को रिहा कर दिया 
जिनको स्थानीय अधिकारियों ने भूठ-मृठ गिरफ्तार कर लिया था । गदुरा के 
डिस्ट्रिब्ट जज ने १३ मा्चे १९४३ को सिटी मजिस्ट्रेट के ८ महीने की सख्त 
सज़ा के हुक्म को रहुकरके श्री के० एस० संकरन को रिहा कर दिया । ऐसे 
श्रौर भी श्रनेक उदाहरण दिए जा सकते हूँ | इनसे पता चलता हूँ कि नौकर- 
शाही ने उन दिनों अ्रपने श्रधिकारों का मनमाना दुरुपयोग किया । छेकिन 
श्राज़ादी की दीवानी जनता भला ऐसे जुल्मों से कभी दब सकती थी ? बाव- 
जूद सब शत्याचारो के उसने हिम्मत न हारी श्रौर लगातार कई महीनो तक 
भी आजादी की वहादुराना लड़ाई को जारी रखा । 

मद्रास प्रान्त को कांग्रेस-विधान में तीन भागों मे विभाजित किया गया 
हूँ । उसके श्रनुसार भ्रान्धू, केरल और तामिलनांड अ्रलग प्रान्त माने जाते है । 
सन्‌ १९४२ के विद्रोह में इन प्रान्तों ने क्या हिस्सा लिया, इसका अलग-अलग 
विवरण प्रागे दिया जाता है । 

आंधू 

आंधू के लोग स्वभाव से ही बड़े स्वतंत्रता-प्रिय भौर देश-मकत है | यहाँ 
के किसानो के दिलो में अपनी मातृभूमि के प्रति विशेष अनुराग हैँ । दूसरे 
प्रांन्नके कांग्रेसी कार्यकर्ता सगठन-कार्य में बहुत कुशल है, उन्होंने सारी जनता 


२४० , सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी की पुकार पर सब कुछ बलिदान कर देने का 
तैयार किया है । उन दिनों शत्रु के श्राक्रमण का खतरा भी श्रांत्र वालों के 
लिए कम न था। १९४२ की श्रप्नैल के शुरू में ही कोकनाडा श्रौर विजगापट्ट म 
जापानी ब्रमबारी के शिकार बने । खुतरे की उस घड़ी में सरकारी श्रफसरों 
तथा राव बहादुरों श्रोर खाँ साहिबों का सारा मजमा जनता को श्ररक्षित श्रौर 
्रसहाय श्रवस्था में छोड़कर भाग खड़ा हुआ था । जनता ने उस समय यह 
साफ तौर पर महसूस किया कि केवल राष्ट्रीय सरकार ही बत्रु के श्राक्रमणों 
से श्रपनी रक्षा का इन्तजाम कर सकती है। इस कारण भी अश्रगस्त-प्रान्दो- 
लन सारे श्रांश्र प्रास्त में बड़े जोरों के साथ घला । 

यू० पी० की हुँलेट सरकार का तरह मद्रास की रूथरफोई हुकूमत भी 
दमन की जबरदस्त हामी थी | वह श्राजादी की माँग करने वाले हिन्दुस्तानियों 
को कुचल डालना चाहती थी । सारे मद्रास मे भयंकर दमन का बोल-बाला 
रहा, हालांकि सर टॉसस रूथरफोर्ड के बिहार चले जाने की वजह से वहाँ 
युवतप्रान्त जेसे नृशंस भौर पाशविक जुल्म शायद न हो सके । किंतु दमन 
ग्रपना मकसद पूरा न कर सका। जनता का उत्साह श्रौर जोश दिन-पर-दिन 
बढ़ता गया । किसानों, मजदूरों, विद्याथियों, महिलाशों श्रादि सभी ने देश की 
पुकार पर अपनी बहादुराना लड़ाई जारी रखी। श्रांप्र के बीर सपुतों श्रोर 
देवियों की साहस-भ री कहानी श्रगस्त सन्‌ ४२ की श्रनेक अ्रमर घटनाओं में 
श्रपना खास स्थान रखती है। यद्यपि श्रांध्र मे डा० पट्टाभिसीतारामया को छोड- 
कर कोई चोटी का नेता नही है । किन्तु, जैसा कि पहले लिखा जा चुकां हैं, 
श्रांप्र के कांग्रेस-कार्य कर्ता सगठन-शक्ति श्रौर आपसी सहयोग के लिए सारे देश 
में प्रसिद्ध हैं| गंतूर जिले के निदवरोलू स्थान में प्रो० रगा का 'समर स्कूल 
है, जो हर साल कम-से-कम २०० उत्साही नौजवानों को देश की श्राजादी की 
लड़ाई के लिए मैदानेजग में भेजता है। श्रांध्र में किसानों का जबरदस्त संगठन 
हैं । यही कारण हूँ कि वम्बई में देश के पूज्य नेताओं के गिरफ्तार होते ही 
श्रांप्र में वह विशाल तूफान उठा जिसने नोकरशाही को जड़से हिला दिया । 
अ्रनेक दिन तक, बल्कि यों कहिए, कई महीनों तक, जनता के उस जोझीले 
प्रान्दोलन की बदोलत सूबे के कई हिस्सों में भ्ग्रेजी सत्ता चूर-चूर होकर बिल- 
कुल खत्म हो गई। 

श्राप्र में विशाल जैलूस निकाले गए, जगह-जगह श्राम सभाएँ हुई भौर 
तरह-तरह के जोश्ीले प्रदर्शन हुए । कितु जब समभाने-बुकाने के लिए कोई 
नेता बाहर नही रहा तो कुछ हिस्सों में दमन का जवाब जनता ने हिसात्मक 


मद्रास प्रान्त में विद्रोह २४६ 


तरीकों से दिया | मि० चचिल यूरोप में बरत्रु के युद्ध-प्रयत्नों को तहस-नहस 
कर डांलने को भड़का रहे थे । जनता ने अपने देश कै अन्दर ठीक वही काम 
शुरू कर दिया। फौजी भर्ती का विरोध किया गया, करबन्दी आ्रान्दोलच 
चलाया गया श्र हुकूमत द्वारा लगाई पावन्दियों को खुले रूप में तोड़ा गया । 
इसके अलावा टेलीग्राफ श्रौर टेलीफोन के तार काट डाले गए, रेलवे स्टेशनों 
को फूंक दिया गया; पटरियाँ उखाड़ डाली गईं, तथा डाकखानों, आरामपूृहों 
प्रादि में भी श्राग लगा दी गई । तीन महीनों की सरगभियों के बाद तोड़-फोड़ 
की कारंवाइयाँ घीमी पड़ गई । सन्‌ १९४३ में पिकेटिंग का बोल-बाला रहा । 
खुशी की बात यह हैं कि कोई सरकारी श्रफसर या जनता का आ्रादमी हिंसा 


का शिकार नही हुआ्ा। 
कोकनाडा, राजामुन्डी, भीमावरम्‌ आ्रादि शहरों में कई दिनों तक 


पुलिस राज्य रहा | गिरफ्तारियो तथा तमाम नागरिक श्रधिकारों के दमन का 
बोल-वाला रहा । बैजवाड़ा तथा श्रन्य कई स्थानों पर शान्ति कायम रखने तथा 
रेलवे लाइनों की रक्षा करने के लिए फौज बला ली गई । सरकार ने नए-नए 
ग्राडिनेंस जारी किए तथा खास श्रदालते' कायम की । भीमावरम सचमुच भ्रांध्र 
का 'चीमूर”' वन गया । ७० श्रादमियों पर सामूहिक हिंसा का श्रभियोग लगाया 
गया जिनमे १६ को फाँसी की सज़ा दी गई । लेकिन जुल्मों का प्रहार जनता 
की ताकत और भावनाश्रों को नही कुचल सका । श्रनेक होनहार सपूत देश के 
लिए श्रपने प्राणो पर खेल गए । ऐलोर के श्री डी० नारायण विराजू जेल के 
सख्त जीवन के फलस्वरूप श्रथना सारा स्वास्थ्य ही खो बैठे । रिहोई के समय वे 
बिलकुल मृत्यु-शय्यां पर ही थे और हफ्ते भर के श्रन्दर ही संसार से चल बसे । 
२१ आ्रादमी पुलिस की अंधा-घुंघ गोलियों के शिकार हुए तथा १३७ व्यक्तियों 
के कोड़े लगाए गए, जिनमें से कइयों को तो ४६ कोड़ों तक का प्रहार बर्दाश्त 
करना पडा । लोगों पर ६ लाख से ऊपर सामूहिक जुर्माना थोपा गया । 

आन्ध्र में तोड-फोड़ के काम व्यापक रूप में हुए | १७ से भ्रधिक रेलवे 
स्टेशन फूंक दिए गये । कई स्थानों पर रेल की पठरियाँ उखाड़ दी गई। 
किन्तु इससे किसी की जान का नुकसान नही हुआ्ना । मद्रास और बंजवाड़ा के 
ब्रीच करीव' हफ्ते भर तक तथा नरसापुर श्र नीड़दबोल के बीच करीब दस- 
बारह रोज तक गाड़ी बन्द रही । श्रकीडू श्रोर भीमावरम के बीच खुले तौर से 
करीब १ मील तक पटरी भी उखाड़ डाली गई थी। फौजी गाड़ियाँ भी गिराई 
ग़ई । तार काटने का काम सभी जिलों में करीब १५०० जगह हुश्ना। ऐलोर 
में ग्राम सभा में पहले नोटिस देकर स्वयं सेवकों ने तार काटे । कई जगह डॉक- 


२४२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


घर आ्लारामगृह तथा पुलिस के रेकार्ड श्रादि फूंक दिए गए । भीमावरम्‌ में सव- 
रजिस्ट्रार का दफ्तर, पुलिस लाइन, तथा डी० एस० पी० का दफ्तर जला 
दिया गया तथा तनका में डिस्ट्क्ट मृन्सिफ कोर्ट के रेकार्ड जलाए गए । गंतूर 
: जिछे के श्रगोल हालुके में कनुपर्ती के नमक क्षेत्र पर हमला बोला गया। श्रनंत 
में सरकारी कालिज की लेबोरेटरी में आग लगा दी गई जिससे करीब ५००००) 
रु० का नुकसान हुश्नरा । 

आजादी के इस जंग में श्रान्ध्र के विद्याथिग्रों ने बड़े उासाह के साथ 
हिस्सा लिया । करीब-करीब सभी कालछेजों में मुकम्मिल हड़ताल रखी गई । 
कई जगह तो लगातार महीनों तक संस्थाएं बन्द कर देनी पड़ीं। १०० से ऊपर 
विद्याथियो ने कालेजों का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया । 

परिचमी गोदावरी और गंतुर के जिलों में आन्दोलन का जोर सबसे 
भ्रधिक रहा । गंतूर में प्रतिबन्धों के बावजूद हड़ताल, जुलूस भोर सभाश्रों का 
आयोजन किया गया तथा कचहरी, थाने भ्रादि सरकारी इमारतों पर हमले 
किये गए । मुन्सफी, पुलिस-स्टेशन और तमाम सरकारी दफ्तरो पर जनता का 
कब्जा हो गया । १२ अगस्त को देहाती इलाके में सरकारी हुकूमत का बिल- 
कुल खातमा ही हो गया और वहाँ राष्ट्रीय सरकार कायम करने की कोशिशे 
की गई' । 

जनता के विश्वाल समूह ने बयात तालुक के सदर मुकाम भ्रौर सबोडि- 
नेट जज के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्दी ही रिजवं पुलिस बुला 
ली गई श्रौर उसने इन मुकामों को वापस छीन लिया । 

श्रांप्त यूनिवर्सिटी के पदवी दान-समारोह के मौके पर गवर्नर खुद 
गन्तूर श्राने वाले थे । इस सिलसिले मे सावधानी के तौर पर पुलिस ने १० 
दिसम्बर की रात को ही जनता के खास-खास नेताओं को गिरफ्तार कर लिया 
था । लेकिन जनता की भावना इस प्रकार दबने वाली नहां थी । उसने 
तिनवेली-गन्तूर रेलवे लाइन को कई जगह से उखाड़ डाला, जिससे गवर्नर को 
मजबूर होकर बेजवाड़ा-गन्तूर लाइन से श्राना पड़ा । जगह-जगह काले भंडे 
लगाए गए | स्टेशन पर यूनिवर्सिटी में भी काले झंडों का प्रदर्शन किया गया । 
त्रावणकोर की महारानी को इस अवसर पर भाषण देने के लिए खास अनुरोध 
करके बुलाया गया था, लेकिन गवनर का जैसा स्वागत हुआ, उसको 
देखते हुए ऐन मौक़े पर महारानी का प्रोग्राम बदल दिया गया। वाइस चान्सलर 
ने ही महारानी का भाषण पढ़कर सुनाया । इससे नौजवानों मे भारी रोष 
फैल गया । गन्तूर की कुछ फोजी इमारतें तथा राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे का कुछ 


मद्रास प्रान्त म विद्रोह २४३ 


हिस्सा लागों ने जलाकर खाक कर डाला। श्रान्त्र के लोगों पर श॥ लाख 
रु पए से भी ज्यादा सामूहिक जुर्माना थोपा गया | इसका तीन चौथाई हिस्सा 
श्रकेले गन्तूर जिले पर पड़ा । 

पश्चिम गोदावरी के जिलों में ४५५ लोगों को गिरफ्तार किया गया । 
उनमें से १०० को तो रिहा कर दिया गया, ४५ नजरबन्द रहे तथा ३१० को 
सजाएँ मिली । कम्युनिस्टों की संख्या दण्डितों में २० तथा नजरबन्दों में ६ 
थी। दो व्यक्तियों ने जेल में और ४ ने जेल से बाहर अपने प्राणों की श्राहुति 
दी । २ फरार हो गए । करीब ४० मनुष्यो के बेतें लगी जिनमें से कइयों को 
तो ४६ प्रहार तक सहने पड़े | एक हरिजन विद्यार्थी कोड़ों की मार से बेहोश 
होकर गिर पड़ा | ८५६५०) रु० व्यक्तिगत और २६४५००) र० सामूहिक 
जुर्माता किया गया । € रेलवे स्टेशन, ५ सरकारी दफ्तर, १ गरांब की भट्टी 

_ तथा १ जमीदार का थाना फूंक दिए गए । 

ऐलोर में कई स्थानों पर खुले श्राम श्रांप्र सरकुलर पढ़ा गया । 
टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार कोट डाले गए, दफा १४४ और ५६ को 
वेघड़क तोड़ा गया तथा फौज की हजार कोशिशों के बावजूद राष्ट्रीय झंडा 
फहराया गया । भीमोवरम्‌ में रेवेन्यू डिवीजनल भ्रॉफिस पर तिरंगा लहराया 
गया ओर श्रफसर को मंडे की सलामी देने तथा जनता के साथ आम जुलूस में 
शांमिल होने को मजबूर किया गया। 

नेताश्रो की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए देहातियों के एक 

मजमे ने रेवेन्यू डिवीजनल श्रॉफिस को घेर लिया और पुलिस की धमकियों के 
बावजूद वहाँ से हटने से इन्कार कर दिया । पुलिस ने गोलियाँ चलाई श्रौर 
४ होनहार सपूतों ने हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति दे दी । बहुत से लोग 
घायल हो गए। जिस डाक्टर ने उनका इलाज करके अपना नैतिक फर्ज अदा 
करने की हिम्मत की, उस पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। 

प्रनेकों कस्बों में मुकम्मिल हड़ताल रखी गई और विद्याथियो ने स्कूल 
फालेजों से मुंह मोड़ लिया । ऐलोर मे हड़तालियों को गिरफ्तार करके ५०) रु० 
हरेक पर जुर्माना किया गया । विद्यार्थियों ने जंजीरें खीच-खींच कर गाड़ियों 
फा चलता मुहिकल कर दिया, जिसके फल स्वरूप उन्हे वेंतों श्रौर जुर्माने की 


सजा भूगतनी पड़ी । 
पलाकल म्यूनिसपैलिटी तथा डिस्ट्क्ट बोर्ड ने भारत छोडो' के 
समथेन में प्रस्ताव भास किए। उनके खिलाफ नोकरशाही ने काफी सख्त 


कदम उठाए 


२४४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


ह 


कवर सब-जेल में ४ सत्यग्रहियों को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया 
तथा एक श्रन्य सत्याग्रही पर जेल से बाहर लाठी के निर्देय प्रहार किए गए । 
करीब २ महीने तक पुलिस ने भीमावरम्‌ तालुक के अनेक गाँवों पर हमले बोले 
ओर देहातियों के साथ पादविक मार-पीट की । पु 

आन्ध्र में १३० व्यक्तित नजरबन्द किये गए और १७०० को सजायें 
दी गई । तीन जगह गीली-कांण्ड हुए, जिनमें २१ श्रादमी मरे । १३७ व्यक्तियों 
को कोडों की सजा दी गई। ८ लाख से श्रधिक रुपया सामूहिक जुर्माना किया 
गया। १५०० जगह तार काटे गये, १८ रेलवे स्टेशन जलाये गये और ७ 
जगह रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई । १० जगह पुलिस के रेकार्ड श्रौर ढाकखाने 
आदि जलाये गये । 


केरल भी पीछे न रहा 


केरल प्रान्त में मलाबार जिला, कनाडा जिले का दक्षिणी भाग तथा 
कोचीन एवं त्रावतकोर की रियासतें--ये चार प्रदेश सम्मिलित हेँ। केरल 
प्रान्त को श्री शंकराचार्य जैसे संप्तार प्रसिद्ध घामिक तत्वज्ञ, श्री नारायण गुरु 
जैसे समाज-सुधारक तथा सर सी० संकरन नायर ज॑से महान्‌ राजनैतिक कार्य- 
.कर्ता को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हूं । यह प्रान्त सदा से ही राजनीतिक 
आन्दोलनो में आगे रहा हैं। सन्‌ १६२१ के ग्रसहयोग और खिलाफत आन्दोलन 
के समय यहां छः महीने तक ब्रिठिग् हुकूमत का प्रभाव नष्ट-प्रायः हो गया था। 
मलावार के दक्षिणी जिले में तो सरकारी शासन एकदम पंगरु बन गया था। 
मोपलों ने अपनी स्व॒तन्त्र सरकार कायम कर ली थी | यही कारण हूँ कि जब 
सन्‌ १९४२ में प्रान्दोलन का बिगुल बजा तो यहां के निवासियों ने श्राणों की 
बाजी लगाकर ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सहयोग दिया । 
बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही इस प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस 
कार्यकर्ताओं पर भी सरकार का प्रहार हुआ औझोर ६ घंटे के अन्दर-श्रन्दर सर्व 
श्री केलप्पन, के माधव मेनन तथा के० ए० दामोदर मेनन श्रादि मुख्य-मुख्य 
नेता गिरफ्तार करके जेल के सींखचो में डाल दिये गये । नौकर शाही के इस 
प्रहार के विरुद्ध लोगों ने हड़ताल, जुलूस, सभा आदि के रूप में अपना विरोध 
प्रदर्शित किया । स्कूलो एवं कालेजों में काफी शअ्रर्से तक हड़ताल चलती रही 
स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े प्रदर्शन किये गये | प्रत्येक मुरुय कांग्रेस-कार्यकर्ता और 
विद्यार्थी नेता पहले १० दिन के अन्दर-भ्रन्दर गिरफ्तार कर लिये गये । 
बहुत से स्थानों पर हजारो की संख्या में लोगों ने स्थानीय श्रदालतो 
झभौर रजिष्ट्री आफिसों पर घावा वोला जिससे अधिकारियों को बाध्य होकर 
काम वन्द कर देना पड़ा । कुसम ब्राण्ड तालुका इस प्रकार प्रदर्शनी का प्रधान 
केन्द्र धा । पयोली में करीव एक हजार व्यापारियों की भीड़ ने मुन्सफी, पुलिस 
थाने तथा सव मजिस्टूट के औफिस पर हमला किया और उन्हें वन्द करवा 


के 


२४६ संनू बयालीस का विद्रौह 


दिया । इसके बाद भीड़ जाकोली गाँव की ओर बढ़ी और वहाँ जाकर सभा के 
रूप में परिणत हो गई । सभा की कारंवाई समाप्त होने पर लोग घ्र जाने 
लगे तो पुलिस ने उन पर छापा मारा शोर १७ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 
लिया । इससे लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया और उन्होंने दुने जोश में 
सभाएं करना तथा जुलूस निकालना प्रारम्भ कर दिया। पुलिस ने बार-बार 
लाठी-चार्ज किया जिससे संकड़ों व्यक्ति सख्त घायल हुए । लोगों ने सरकारी 
अदालतों पर पिकेटिंग की और उन्हें बन्द करवा दिया | उत्तरी मलाबार कोर्ट 
तालीचरी की सबोर्डीनेट जज की श्रदालत तथा पयोली, कालीकट, पालघाट 
श्रादि स्थानों की मुन्सफियाँ काफी समय तक बिलकुल बन्द रहीं तथा सरकारी 
शासन पंगू बत गया। 

चेमनचरी की छोटी श्रदालत पर हमला किया गया तथा उसकी इमारत 
को ताड़-फोड़ दिया गया झ्ार सारा रेकार्ड जलाकर नष्ट कर दिया गया । 
कलाई के सरकारी लकड़ी के गोले मे श्राग लगा दी गई । जिससे हजारों रुपये 
का सामान जलकर भस्म हो गया । तालीचरी श्रदालत में एक विस्फोट हुश्रा 
जिससे इमारत का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया । कचोड़ा के सब-पोस्ट श्राफिस 
पर बम फेंका या, जिससे मकान को काफी क्षत्ति पहुँची और दिवालो के पत्थर 
६३४ वर्म गज' में फेल गये गवरनंमेन्ठ हाई स्कूल का शेड, जिसमें कुछ क्लासे 
लगती थी, फूंक विया गया। करीब आध मील तक,के टेलीग्राम के तार 
बिलकुल नष्ट कर दिये गये जिससे तारों का श्राना-जावा कुछ समय तक 
बन्द रहा । 

कोटायन में पांच देहाती पटेल-श्राफिसों के रेकार्ड जला दिये गये । 
कुथुपरम्बा के पांस एक छोटी प्रदालत का दफ्तर भी श्रग्ति देवता के भेंट चढ़ा 
दिया गया | तालीचरी श्रोर माही के बीच में एक रेलवे पुल वम से उड़ा 
दिया गया । 

माही भ्रौर नादपुरम्‌ लाइन के रेलवे-स्टेशनों को जलाने का प्रयत्व किया 
गया तथा कुछ स्टेशनों के कागज-पत्र जला भी दिये गये । माही के मुकाली 
स्थान का नमक डिपो तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया गया । माही एवं नादपुरम्‌ 
सड़क के एक रेलवे पुल पर विस्फोट हुआ जिससे उसकी दीवारों एवं खम्भों 
को बहुत क्षति पहुँची । नादपुरम्‌ की मुन्सफी में भी बम फटा । 

कालीकट और कलाई के बीच में एक रेलवे पुल पर विस्फोट हुआ, 
किन्तु श्रधिक क्षति न हो सकी । २६ भगस्त की रात को यूरोपियन गोल्फ क्लब 
का मकाव तथा कालीकट के पास सयारम्बा का मोठर-शेड जला दिये गये । 


केरल भी पीछे न रहा २४७ 


मन्चारी के पास एक सड़क का पुल बम से उड़ा दियां गया । हाईकोक 
मेमोरियल मोपला विद्रोह स्मारक को जलाने की कोशिश की गई, जिससे काफी 
क्षति पहुँची । 
उत्तरी मालावार के चिमननचेरी स्थान में जनता की भीड़ ने रेलवे 
स्टेशन एवं सब रजिस्ट्री श्राफिस पर हमला किया और उसे जलाकर भस्म 
कर दिया । मलावार के कई जिलों में टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार काठने 
का काम तो रोजमर्रा की चीज बन गई थी । कनानोर के पास पललीकुन्नू स्थान 
पर विस्फोठ हुआ जिससे वहाँ का डाकखाना बिलकुल तहस-नहस हो गया। 
कुछ रेलवे स्टेशनों तथा पुलों को भी तोड़ा-फोड़ा गया । 
एक दिन की बात हैँ कि गवर्नर कानानोर कालीकट जा रहे थे । लोगों 
ते चम्बल स्थान के पास रास्ते में सयंकर आग लगा दी जिससे गवनर की स्पेशल 
कार आगे न बढ़ पाई और उन्हें बाध्य होकर रात चम्वल में ही बितानी पड़ी । 
इसी प्रकार एक बोर इरनाकुलम में गवर्नर का भाषण होने वाला था । सभा 
के लिए एक विज्ञाल पण्डाल बनाया गया था | उत्तेजित जनता इसे सहन न कर 
सकी और गवनंर के जाने के कुछ मिनट पहले वह पण्डाल पर दूठ पड़ी तथा 
उप्तमें चारों तरफ श्राग लगा दी | गवर्नेर महोदय को निराश लौट जाना पड़ा । 
पुलिस अंधा-घुध लोगों, को जेल में ठूस रही थी | किन्तु सरकारी 
दमन से लोगों का उत्साह मंद होने की अपेक्षा श्रौर भी बढ़ रहा था। यही 
कोरण हुँ कि दमन के बावजूद लोग नेताओं की जयंतियों आदि उत्सव बड़े समा- 
रोह से मनाते थे । १६४२ में गाँधी-जयन्ती के दिन कालेजों, स्कूलों एवं बाजारों 
में इतनी जोर की हडताल रही कि चारों श्रोर बिलकुल सुनसान छा गया। 
उस समय के वातावरण को देखकर यह श्रच्छी तरह से अनुमान लगाया जा 
सकता था कि जनता कितनी क्षुव्ध है। जब नेताश्रों की ग्रिरफ्तारी की खबर 
पहुँची तो गणपति हाईस्कूल तथा दो कालेजो के विद्यार्थी बाहर आगये और 
अपने विद्यालयों के सामने प्रदर्शन करने लगे। दिक्षा-अ्रधिकारियों के समभ्काने- 
बुझाने श्लौर पुलिस की लाठी-चार्ज की धमकियों का भी उत पर कोई श्रसर 
नही हुआ । 
कोलनगड़े के विद्याथियो ने तो काफी बहादुरी का परिचय दिया | 
जब पुलिस वाले रिवाल्वर निकालकर खड़े हो गये तो भी विद्यार्थी भयभीत न 
हुए, प्रत्युत उनमें से कुछ उत्साही एवं जोशीले विद्यार्थी आगे आये शौर एक 
अ्रहिसक सिपाही की भाँति उन्होंने श्रपने कुर्ते हाथों से फाड़ कर अपनी खली 
छाती को रिवाल्वर के आगे कर दिया 


२४८ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


पुलिस के दमन की कहानी सुनकर बाईपुर की जनता उत्तेजित हो 
गई तथा उसने नदी में खड़े हुए कुछ मोटर बांटों एवं देहाती नावों 'को 
जला दिया। 

तालीचरी -सेशन कोर्ट में एक विस्फोट हुआ जिससे कोर्ट की इमारत 
को काफी क्षति पहुची । 

फिरोक के कुछ व्यक्तियों ने रेलवे-पुल पर तीन बम रख दिये । गाड़ी 
की घड़घड़ाहठ से दो बम स्वतः ही पटरी से नीचे गिर गये । तीसरा गाड़ी के 
तीचे भाने से फटा, कितु उससे कुछ नुकसान न हो सका । 

सरकार का दमन-चक्र बड़ी उग्रता से चला । लोगों को पीठना, उनके 
धर जला देना, उनसे मनमाने पैसे वसूल करना, उनकी बहन-वबेटियों को 
बेइज्जत करना, श्रादि तरह-तरह के श्रत्याचार हुए। लोगों ने. सरकारी दमन का 
काफी भ्रसें तक मुकाबला किया, कितु मुख्य-मुख्य कार्यकर्त्ताश्रो के जेल भेज 
दिये जाने से श्रानदोलगन का बांह्यरूप बहुत अ्रशों तक धीमा पड़ गया । किंतु 
क्राति की शभ्राग लोगो के हृदयों में श्रन्‍्त तक घधकती रही । 

एक ओर तो लोग सरकारी दमन की चक्की में पिस रहे थे; तो दूसरी 
श्रोर भ्रकाल श्रपनी भयावनी श्रांखों से समूचे प्रदेश को घूरने लगा। बर्मा के 
पतन के साथ यहां की भोजन-समस्या विकट हो गईं; क्योंकि वहा से आने 
वाला चावल बन्द हो गया। लोग भूखों मरने लगे । सरकार ने लोगों की 
सहायता करने मे कुछ उपेक्षा दिखाई । कितु कांग्रेस-कार्य कर्त्ताओ ने ग्राम-से वा- 
संघो का पुनरद्धार किया, उन्होने अन्य प्रान्तो से भी श्रन्‍्न प्राप्त करने की 
कोशिश की । कितु सरकार का पूरा सहयोग न मिलने के कारण अन्न प्राप्त 
करने [एवं प्राप्त किये हुए श्रन्‍्त को लाने में पूरी सफलता नही मिल सकी । 
परिणामस्वरूप काफी लोग भूखों मरने लगे तथा काल के श्रनिवार्य साथी हैजे 
एवं चेंचक ने लोगो को .धर दबाया | सरकारी विज्ञप्ति के श्रनुसौर भूख एवं 
बीमारी से करीब ४० हजार व्यक्तियों की जाने गई । 

मुख्य-मुख्य कांग्रेस नेता जेलों में बन्द थे, भ्रतएव सहायता-कार्य जितना 
हो सकता था उतना नही हो पाया । फिर भी भ्रन्‍्य प्रान्तो के कार्यकर्त्ताश्रों के 
सहयोग से 'कोलेरा रिलोफ कमेटी” स्थापित की गई | श्रखिल भारतीय हरि- 
जन सेवक सघ के प्रधान श्री ठक्कर बापा एवं श्रीमती कमलादेवी ने श्रकाल 
एवं बीमारी से श्राक्रान्त प्रदेशों का निरीक्षण कियां। उधर श्री के० बी० 
गोपाल मेनन. तथा श्रीमती जी० सुशीला ने कांग्रेस स्वय सेवकों की सहायता से 
उपचार का काय॑ प्रारम्भ किया । कमेटी की शोर से विभिन्‍नस्थानो पर १२० 


५ 


कैरल भी पीछे न रहा २४९ 


सहायता-केन्द्र स्थापित किये गये । इस केन्द्रों में कुल मिलाकर १२,१९२ मरीजों 
का इलाज हुआ, जिसमें ९,४१२ व्यक्ति ठीक हुए । महामारी एवं अकाल के 
कारण बहुत से घर बरबाद हो गये, जिससे छोटे-छोटे श्रनाथ बच्चे सड़कों पर 
घूमने लगे । ग्राम-सेवा-संघ ने इनकी रक्षा का भार श्रपने हाथों में लिया और 
भारत सेवक समिति के स्वर्गीय श्रीयुत बी० श्रार० नैयर की सहायता एवं सह- 
योग से कई स्थानों पर अनाथालय खोले । श्राज भी उस प्रदेश में चार अनाथा- 
लय काम कर रहे है । 

सहायता-कार्य के साथ-साथ कमेटी ने रचनात्मक कार्यक्रम को भा पूरे 
तौर से अपनाया ॥ उसने 'देशीय महिला समाज” की सहायता से २० स्थानों 
पर कताई के केन्द्र स्थापित किये | इसी प्रकार दूसरे कार्य भी प्रारम्भ हुए । 
पर सरकार इन रचनात्मक कार्यों को भी सहन न कर सकी । उसने ग्राम-सेवा- 
संघ के मुख्य-मुख्य स्वयंसेवक गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गये, सघ के 
दफ्तरो पर से झड़े एवं साइनबोर्ड जब्त कर लिये गये तथा सघ की वँठक को 
गैरकानूनी घोषित कर दिया गया । इतना ही नही, संघ के प्रायः सभी दफ्तरो 
की तलाशियां ली गई मौर खास-खास कागज जब्त कर लिये गये । 

अकाल एवं महामारी के वावजूद भी लाग लगातार सभाएं करते रहे। 
सरकारी पावन्दी को तोडकर लागों ने कालाकट एवं वदगड़ा में विशाल समाएं 
की । पुलिस ने लांठी-चार्ज किया, पर लोग कारंवाई खत्म करके ही हटे। 
गांधीजी ने जब॑ जेल में उपवांस किया तो यहां के कुछ स्वयं सेवक पैदल पूना 
की श्रोर चल पड़े | थोड़ी दूर जाने के बाद ही पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर 
लिया श्र जेल के सीकचो में बन्द कर दिया । 

शात एवं भ्रहिसक प्रदर्शनों पर अंघा-धुष लाठी-चार्ज किये गये । तोड़- 
फोड़ के कामों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में बड़ी सख्ती एवं बबे- 
रता से काम लिया गया । निर्दोष व्यक्ति बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर 
लिये जाते थे तथा जेल में उनके साथ बड़ा अनुचित व्यवहार किया जाता 
जाता था। प्रधान नेताओं को भी खाने, पीने, पहनने, सोने आांदि की पूरी 
सुविधाये नही थी, फिर बेचारे छोटे कांयं-कर्त्ताओं का तो जिक्र ही क्या ? पुलिस 
वाले अपनी इच्छानुसार रात को लोगो के घरो में घुस जाते थे श्रौर उनकी 
तलाशी छेते थे । इस प्रान्त की पुलिस झूठे केस बनाकर निर्दोष लोगों को 
फाँसने के निदनीय काये में भी पीछे न रही । नारायनन के मुख्य कांग्रेस नेताओं 
एवं कार्यकर्ताओं को पुलिसवालों ने तालीचरी षड्यन्त्र केस में फँसा लिया। 
उन पर उत्तरी मलावार के तोड़-फोड़ के कामो का अभियोग लगाया गया । 


* 


२५० सन्‌ बयालीस का विद्वोह 


परिणाम स्वरूप. बालन नामक व्यक्ति को १०वर्ष की तथा ५ अन्य व्यक्तियों को 
७-७ वर्ष की सजाएं हुईं । इसी प्रकार डावटर के० वी० मेनन श्रादि को कम्युनिस्टो 
की सहायता से कीकभारियर बम कंस फंसाया गया । फलत:ः डाव्टर महोदय एव 
उनके १०-१५ साथियों को ७ से १० वर्ष तक की सख्त सजायें दी गई | केरल 
प्रान्‍्त की जनता को इस श्रान्दोलन में दो पाटियों के विरुद्ध लडना पड़ा-- 
एक श्रग्नेजी सरकार और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी । कम्युनिस्टो ने श्रपने 'जन- 
युद्ध' नारे के साथ राष्ट्रीय श्रान्दोलन-कर्ताओं के विरुद्ध हरेक सम्भव तरीके से 
पुलिस की मदद की। तालीचरी की घटना हूँ कि वहाँ के हाई स्कूल में हेढ- 
मास्टर ने एक विद्यार्थी को महात्मा गांधी की जय का नारा लगाने के प्रप- 
राध में जूते से पीटा | विद्याथियों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दीं। कम्यु- 
निस्‍्टों ने विद्याथियों का पक्ष लेने के बजाय अधिकारियों की सहायता की । 
इस प्रकार सरकार ने इस भ्रान्दोलन के सिलसिले में ७३० व्यक्तियों 
को विभिन्न प्रकार की सजाएं दी तथा ३३ को नजरबन्द रखा। देश की 
ग्राजादी की लड़ाई में शहीद होने का सर्व प्रथम सौभाग्य श्री नवीनचन्द 
ईद्वरलाल सराफ को प्राप्त हुआ । यह १९ वर्षीय छात्र था श्र कालीकट 
के जमोरिन कालेज की इंटरमीजियेट कक्षा में प्रध्ययन कर रहा था | वह 
विद्याथियो का नेतृत्व कर रहा था। श्रतः इस पर केस चला और उसे ७५) 
रु० जुर्माना या तीन महीना कंद की सजा दी गई। लड़के की गरीब माता 
जैसे-तैसे रुपये जुटाकर अ्रदालत में पहुँची, परन्तु वीर लडके ने जुर्माना देकर 
छूटने के बजाय जेल जाना अधिक ठीक समझा । उसने कहा, 'माँ, 
यदि तुम जुर्माना अदा करोगी तो मुर्े जिन्दा न पाश्नोगी । जुर्माना भ्रदा न 
करने के कारण लड़के को ३ माह के लिए अलीपुरम्‌ जेल में भेज दिया गया । 
जेल में अस्वच्छ भोजन एवं रहने सहने प्रादि की तकलीफ के कारण कुछ ही 
दिनों के बाद वह बीमार पड़ गया । डाक्टरों ने उसके इलाज में लापरवाही 
दिखाई । श्रौर एक महीने की बीमारी के वाद यह रिपोर्ट दी कि उसे मलेरिया 
नही, टाइफाइड है । जब उसकी हालत बहुत ही शोचनोय हो गई श्ौर 
ग्रधिकारियों को बंदियो श्रौर बाहर वांलों ने काफी दवाया तो श्रन्त में मेडिकल 
भ्रफसर नें उसे ब्रेलारी हैडक्वार्टर के श्रस्पताल में भेज दिया | दुर्भाग्य से वहाँ 
पर भी उसका ठीक उपचार नही हुआ झौर इस प्रकार छूटने की भ्रवधि के 
चार दिन पू्व॑--३१ दिसम्बर १९४२ को वह वीर श्रपनी बूढ़ी माँ एवं 
भारत-माता को बिलखती हुई छोड़ बन्दी की हालत में ही इस संसार से विदा 
होगया । आज नवीन इस संसार में नही है, किन्तु उसका बलिदान सदियों तक 


९ 


घर 


कैरल भी पीछे न रंहा २५१ 


देश के बच्चों में श्रपत्ती मातृ-भूमि की आन के लिए प्राय-न्यौछावर करने की 
पवित्र भावता जाग्रत्त'करता रहेगा । 

इसी प्रकार श्री कोम्बीकुट्टी मेनन तथा कुन्शीरमन ने भी जेल में ही 
तिल-तिलकर कपने प्राण गवा दिये, किन्तु मातृभूमि की आन पर किसी प्रकार 
का धब्बा नही भ्राने दिया । केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व समार्पति 
सर आ्राई० एस० प्रभू भी जेल में बड़े बीमार रहे । जब वे स्वास्थ्य की खराबी 
के कारण छोड़े गये ता बिलकुल अ्रस्थि-पञ्जर बने हुए थे। छूटने के कुछ ही 
दिन वाद उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्त्ता सर पी० के० 
कुन्शीशंकर मेनन की मृत्यु भी इसी प्रकार हुई । 

तावणकोर की सरकार ने शुरू से ही बड़ी सख्ती से काम लिया । अभी 

तक जो रिपोर्ट मिल सकी है उसके अनुसार यहाँ पर कुल एक सौ व्यक्तियों 
को विभिन्‍न समय के लिए जेल हुई । 

कोचीन रियासत की जनता“ भी बड़ी दृढ़ता के साथ भारत छोड़ो” 
प्रस्ताव का समर्थन किया | त्रिपुर एवं एरना कुलम (कोचीन) के विद्यार्थियों 
से उल्लेखनीय भाग लिया। पुलिस ने भी यहाँ खूब जोरों से दमन किया । 
उसने छात्राह्नो तक को स्कूल के अंदर घुसकर पीटा। इस इलाके में कुल 
१४ व्यक्तियों को जेल को सजा हुई । 


तामिलनाड 


तामिलताड के निवासियों की प्रकृति आश्ध्र निवासियो की प्रकृति से 
बिलकुल भिन्‍न हैँ | उनकी बुद्धि तीन्न हैँ। वे प्रत्येक वस्तु को तक की कसौटी 
पर कसकर ग्रहण करते है । तामिलनाड की संस्कृति उच्च कोटि की हूँ तथा 
उनका अतीत बहुत उज्ज्वल है ।' तामिलनाड के निवासी एक प्रधान नेता के 
पीछे जीवन देने वाले है । महात्मा गान्धी के प्रति विशेष श्रद्धा होने के कारण 
रचनात्मक कार्य-क्रम की ओर इनका खास भुकाव हैं। एक सच्चे राष्ट्रीय 
सैनिक का भांति यहा के निवासियों ने क्षदा से ही देश की श्राजादी की लड़ाई 
में हिस्सा बटाया हैं । तामिलनाडों भ्रपतती शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित 
करके भ्रागे बढते हे : अतएव १९४२ में श्रन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ 
प्रानदोलन श्रधिक सफल रहा । मद्रास, तंजोर, त्रिचनापल्‍ली, कुम्बाकनम एवं 
मदुरा आदि कई स्थानों पर आ्रान्दोलन की गति बहुत तीन्र एवं सुव्यवस्थित 
रही । झ्रान्दोलन का रूप पूर्ण रूप से श्रहिसक रहा। 

नेताश्रों की गिरफ्तारी को समाचार पाकर तामिलनाडी तिलमिला 


२५१ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


उठे । ६ श्रगस्त से समूचे प्रान्त में आम हड़ताल प्रारम्भ हो गई। स्थान-स्थान 
पर विशाल जुलूस निकाले गय, बड़ी-बड़ी सभाये की गईं तथा श्रन्य तरीकों 
से विरोध प्रदर्शित किया गया | कई स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनो पर पुलिस 
ने लाठी-चा्ज किया तथा श्रश्न-गैस छोड़ी । किन्तु लोगो का साहस कम नहीं 
हुआ । इस प्रकार समूचे तामिलनाड मे श्रंग्रेज-विरोधी लहर प्रवाहित हो उठी । 
श्रन्य प्रान्तों की भाँति तामिलनाड के विद्याथियों ने भी आन्दोलन 

में सक्रिय भाग लिया । लाठी खाने या गिरफ्तार होने में सबसे श्रागे विद्यार्थी 
हा थे। विद्यार्थियों ने त्ोड़-फोड़ के कार्यों में भी भाग लिया, किन्तु श्रधिकांश 
मे उनके कार्य महात्मा गाधीजी की नीति के श्रनसार थे। 'नेताश्रो की 
गिरफ्तारी की सूचना पाते ही मद्रास के सभी विद्यार्थी विद्यालयों से बाहर 
निकल आये । मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों तथा भ्रन्य कालेजो के होस्टलों 
पर भण्डे फहराये गये । एक दो होस्टलों के श्रधिकारियों ने जबरन भण्डे उतार 
लिये । विद्यार्थी इस पश्रपमान को सहन न कर सके । वे होस्टल छोड़कर बाहर 
निकल आये । स्कूलों में करीव एक-डेढ सप्ताह हड़ताल रही । विद्यांथियों के 
जुलूसों पर बुरी तरह से लाठी-चार्ज किये गये तथा २ सितम्बर को लोयल्ला 
कालेज के दो विद्यार्थियों को बेतों एवं कोड़ों से भी पीटा गया । एक इंजीनिय- 
रिंग कालेज के विद्यार्थी, जिन्होंने श्रभी तक हड़ताल में भाग नही लिया था, इस 
घटना से उत्तेजित होकर आन्दोलन की श्राग में कद पड़े । जब लाठी-चार्ज से 
सरकार को सफलता न मिली तो उसने एक हिदायत जारी की कि श्रमुक तारीख 
तक जो विद्यार्थी श्रपत्ती कक्षाओ्रों मे हाजिर न. होगे उनका नाम काठ दिया 
जायेगा । किन्तु एक भी विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित न हुआ । परिणाम-स्वरूप 
श्रधिकारियों को कुछ समय के लिए स्कूल एवं कालेज बन्द कर देने पड़े । 
श्रान्दोलन में भाग छेपे के कारण विद्यार्थी गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में 
बन्द किये गये । 

तामिलनाड के मजदूर भी देश की ग्राजादी की इस लडाई में पीछे न 
रहे । हजारों मजदूरों ने भी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया मद्रास मिल्स हड़- 
ताल के कारण बन्द कर देनी पड़ी | इसी प्रकार बकिंघम कर्नाटक मिल्स, जो 
विदेशियों के हाथ मे थी तथा जिसमे युद्ध के लिये खाकी कपड़ा तेयार होता 
था, काफी श्रसे तक बन्द रही । इससे सरकार के युद्ध-प्रयास में काफी क्षति 
पहुँची । 

प्रान्‍्त की अन्य झ्रौद्योगिक मिलों एवं फैक्टरियों मे भी काभी अरसे तक 
हड़तालें चलती रही। कोयम्बटूर ऐसी हड़तालों का प्रधान अड्डा था। 


केरल भी पीछे न रहा .. एश३॥ 


रेलवे कर्मचारियों नें भी हडताल में भाग लिया | जिससे बहुत-सी 'थ ? 
गाड़ियाँ बन्द होगई । मद्रास से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी करीब र्‌ सप्ताह 
तक बन्द रही | बैजवाड़ा के पास हडताल करने वालों ने “गैड्धमैनों” की सहा- 
यता से लगभग २० मील की पटरी बिलकूल उखाड़ कर फेंक दी । 
जिलों में आन्दोलन 
तन्रिची जिला--इस जिले में दो स्थानों पर रेल-गाड़ियां गिराई गई--- 
- एक त्रिची-इरोड लाइन पर कंखूर के पास तथा दूसरी त्रिची-मदुरा लाइन पर 
त्रिची स्टेशन से थोड़ी दुर । रेल के स्‍लीपरो तथा पटरियों को हटाने का कार्य तो 
बहुत स्थानों पर और काफी भर्से तक हुश्ना । तोड़-फोड़ के इन कार्यों को रोकने 
के लिए मद्रास से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी में दो डिब्बे सशस्त्र सिपाहियों से 
' भरे हुए जाते थे । यही नही, स्थानीय सरकार ने गाँवों के श्रफसरो को यह हिंदा- 
यत दे दी थीं कि वे रात-दिन गॉव वालों को रेल की पटरियों की निगरानी 
रखने के लिए तेनात रखे । मनीयाची जंकशन से जाने वाली सब ब्रांच लाइनें 
उखाड़ दी गईं । अधिकारी गाँव वालों को पकड़-पकड़ कर पहरा देने के लिए 
तैनात करते, किन्तु इससे कुछ लाभ नही हुआ | श्राखिर १०० पंजाबी सैनिकों 
को घटनास्थल पर तैनात किया गया, तब तोड़-फोड़ का काम रुका । मन्नार- 
गुड़ी स्टथन पर जनता की एक भीड ने हमला किया श्रौर उसमें श्राग लगा दी । 
जब स्टेशन जल रहा था तो निदमंगलम्‌ से एक गाड़ी वहां पहुँची । भीड़ ने 
गाड़ी को घेर लिया श्र श्रधिकारियो को गाड़ी वापस निदमंगलम्‌ लेजाने के 
लिये बाध्य किया | « 
रामसनद जिला--तिरूवदती इस जिले का सदर मुकाम हैँ। श्रतएव 
जिले के लोगों ने यह निववय किया कि तिरूवदनी की ओर प्रस्थान किया जाय 
भौर रास्ते में श्रंग्रेजी' सरकार का जो भी चिह्न दिखाई दे उसे या तो नष्ट कर 
दिया जाय या अपने अधिकार में कर लिया जाय । लोगो ने पुलिस सब-हन्स- 
पेक्टर के पास भी हुक्म भेजा कि जनता का राज्य कायम होचुका है, श्रतः उसे 
जनता के सामने प्रात्म-समर्पण कर देना चाहिए । इन्सपेक्टर लोगों के उत्साह 
को जानता था । इसलिए उसने समझा लिया कि लोगों की. माँग का विरोध 
करना खत्तरे से खाली नहों । परिणाम स्वरूप उसने अपने सब कर्मचारियों को 
ध्राज्ञा दे दी कि सरकारी वर्दी उत्तार कर फेक दें और किसी सुरक्षित स्थान में 
जाकर छिप जाय॑ । सबने वैसा ही किया । परिणाम स्वरूप पुलिस स्टेशन 
बिलकुल खाली हो गया औौर लोगों को उस पर श्रधिकार करने में कुछ भी 
भ्रडचने न हुईं | लोगों ने थाने की सब चीजे भ्रपने भ्रधिकार में कर ली, सब 


२५४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


जेल तोड़कर कंदिगय़रों को वाहर निकाल लिया तथा बाद में तमास सरकारी 
दफ्तरों में श्राग लगा दी । 

इस घटना से लोगों का उत्साह बढ़ गया श्रौर वे बड़े जोश के साथ 
तोड़-फोड़ के कामों में जुट गये । यातायात के सब साधन नष्ट कर दिये गये । 
सड़कें तोड़ डाली गईं । सयोगवश एक ब्रांच रोड तोड़ने से बच गई । फौज 
वाले उस रोड से काफी मात्रा में शहर के श्रन्दर श्रा घमके । पुलिस वाले जो 
श्रव तक डर के मारे छिप गये थे, फौज की सहायता पाकर मैदान में श्रां खड़े 
हुए । फौज एव पुलिस वालों ने लोगो पर अंधाधूंध श्रत्याचार किये । स्त्रियों 
के साथ बलात्कार किया गया, लोगो के घर लूट लिये गये तथा गाँव के गाँव 
जलाकर चष्ट कर दिये गये । लोग अंघा-धुंध जेल के भ्रन्दर ढूँस दिये गये तथा 
उनको बुरी तरह से पीठढा गया । 

कोयम्बदूर जिला--इस जिले के लोग पुलिस की ज्यादतियों का हाल 
सुनकर उत्तेजित हो उठे और उन्होने चहरे के एक प्रसिद्ध हवाई श्रह्ढे को जला- 
कर नष्ट-अ्रष्ट कर दिया। पुलिस एवं फौज काफी सख्या में घटना-स्थल पर 
पहुँच गई भौर श्रास-पास के २२ गाँवों को खतरे का स्थान घोषित कर बाहर 
वालों को अन्दर नही घुसने दिया । इस प्रकार चारों श्रोर से रारता रोककर 
मलावार की स्पेशल पुलिस ने तरह-तरह के भत्याचार किये । गांवों के तमाम 
पुरुषों को, गिरफ्तार करके एक भ्रत्यन्त तंग स्थान में बन्द कर दिया, जहां पर 
कि लोगों को एक दूसरे से बिलकुल चिपककर खड़ा रहना पड़ा । इस दर्दनाक 
स्थिति में लोगों को एक सप्ताह से ज्यादा वक्‍त न बिताना पड़ा। बन्दियों के 
भोजन का प्रवन्ध सरकार ने स्वय करने के वजाय उनके घर वालों से करवाया 
बदियों का बाहर से श्राया हुआ भोजन तक चुरा लिया जाता था । सम्पन्न घरों 
को रोत में हमला करके लूटों गया । जिस स्थान पर लोगों को बन्दी बनाकर 
रखा गया था, वह मजिस्ट्रेट के कैम्प के सामने ३९-४० गज की दूरी पर ही 
था । किन्तु अपनी आँखों के सामने लोगों पर श्रत्याचार होते देखकर भी कानून 
के उस ठेकेदार ने कुछ कारंवाई नही की । 

तंजौर जिला---१४ अगस्त १६९४२ को मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित 
एक प्रेस नोट के अभ्रनुसार ,१३ श्रगस्त को, इस जिले के तीरूवाड़ी स्थान पर 
जनता की एक बड़ी भीड ने डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ-कोर्ट तथा सब-रजिस्ट्रार श्राफिस 
पर घावा किया श्रौर तिजोरियाँ तोड़कर सब रुपये-पैसे लूट लिये | उसने दूसरे 
'आाफिसों में भी तोड़-फोड़ की तथा कुछ जरूरी कागजात जला दिये । 


६ ख 


कैरल भी पीछे न रहा १५५ 


आन्दोलन के तूफानी केन्द ' 
कोयस्बट्र--कोयम्बटूर का इलाका अपने उद्योग भर व्यवसायों की 
बदौलत मद्रास प्रान्त का अ्रहमदाबाद' कहलाता हैं। यहाँ करीब ४० मिलें, 
कई बड़े-बड़े आटोमोबाइल वर्केशाप, दो टैकमिकल इन्स्टीट्यूट तथा एक इंजी- 
नियरिंग कालेज हूँ । ६ श्रगस्त को सारे शहर में मुकम्मिल हड़ताल रही श्र 
एक विराट सभा का आयोजन किया गया । पोदनूर से सिंगनालूर जाती हुई 
एक मालगाड़ी गिरा दी गई जिसमें गोला-बारूद भरा हुआ था । कोयम्बदूर 
के फोजी हवाई अड्डे को फूंककर रोख कर दिया गया । अनेक शराब की 
दुकानें जला दी गईं तथा कचहरियों पर पिकेटिंग का जोर रहा ।' ह 
सद्रास--देश प्रिय नेताश्रों की गिरफ्तारी की सनसनीखेज खबर सारे 
मद्रास शहर में बिजली की तरह दौड़ गई । मृुकम्मिल हड़ताल के अलावा 
लम्बे-लम्बे जुलूस निकले; जिसमे विद्यार्थी श्रोर मज़दूर भारी तादाद में शरीक 
हुए । ११ भ्रगस्त को चेतपुर में कॉलेज के विद्यार्थियों के जुलूस पर लाढी-चार्जे 
किया गया, जिसमें कई नौजवानों के चोठें श्राई । उत्तेजित भीड़ ने ईठ श्र 
पत्थरों से एक सब इन्स्पेक्टर तथा ४ कान्स्टेबलों की मरम्मत ,कर्य डाली । 
१२ ता० को टेक्नोलोजी स्कूल के जुलूस पर भी ब्रोडवे में लाठी-चार्ज किया 
गया । जनता ने रेलवे स्टेशनो पर हमला बोल दिया, तार काठ डाले, रेकार्ड 
जला दिए, पदरियाँ उखाड़ दी तथा स्टेशनों को फूंक दिया । 
सदुरा--श्रायें संस्कृति के पुराने केन्द्र में जगह-जगह जुलूस श्रोर 
प्रदर्शनो का बोल-बाला रहा | ११ ता० को जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 
श्रान्दीलनकारिणे की पुलिस से मुठभेड हो गई, जिसमे ३ व्यक्ति धराशायी 
हो गए, १२ सख्त घायल हुए तथा २२ के हल्की चोठे श्राईं । 
कुम्बकोमस-- १६ श्रगस्त को सुबह ७ बजे करीब १०००० की भीड़ 
ने विरांट्‌ जुलूस निकाल कर दफा १४४ को खुले तोर पर तोड़ा । उत्तेजित 
भीड ने ईंट-पत्थर फेंके, जिससे कुछ जिला एवं पुलिस भ्रधिकारियों के चोटें 
भाई | लाठी-चार्ज तथा गोलियों के १६ राउण्ड दागे जाने पर भी जनता ठस- 
* सै-मस न हुई । 
विध्वंस के प्रन्‍्य कार्य--सूबे में कम-से-कम १०० जगही पर रेलवे- 
स्टेशनों और पुलिस-स्टेशनों को फूंका गया । जगह-जगह पटरियाँ उखाड़ी" 
गई तथा टेलीग्राफ भौर टेलीफोन के तार काटे गए । मलावार-कोचीन एक्स- 
प्रेस को तिरपुर में पूरे हफ्ते भर तक पड़े रहना पड़ा । कोयम्बदूर से करीब 


२५६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


९ मील दूर एक धाटी में फौजी कैम्प को गहरा नुकसान पहुँचाया गया । लोगों 
की भीड़ पहाड़ी पर जमा हो गई भर पत्थरों की वर्षा करने लगी । २५० टेक 
जलकर बरबाद हो गए तथा और भी काफी सामान नप्ट कर दिया गया । 
फौज ने भी २०-३० मनुष्यों को गोली का शिकार बनाया । देहाती इनाकों में 
भी सामूहिक रूप से विध्वंस शौर विनांण के काम किये गए । कोयम्बटूर से 
करीब २० मील की दूरी पर सभी सरकारी दफ्तर फूफ दिएगए | रामनद में 
स्टेशन जलाए गए तथा पटरियाँ उखाड़ी गई । दिसम्बर के महीने में कचहरी 
के प्रन्दर बमों का विस्फोट होते-होते बचा । ऐसे ही एक रोज मद्रास हाईकोर्ट 
के गालियारे में भी एक बम ऐन मौक़े पर फटने से बचा । 

दमन--सरकारी श्रौर रेलवे की जायटाद को नुकसान पहुँचाने के 
प्रपराध में मनागगह्दी गाँव पर ५०,०००)र०, श्रिवेली (जि० तंजोर) 
२०,०००) र०, करायकुमी ५०,०००) र० और पुलंकुरीची (जि० रामनद) 
पर ५०००) २० सामूहिक जुर्माना किया गया | दफा १४४ तथा भारत रक्षा 
नियम ५६ और ३६ का पुलिस ने जिस मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया उसकी 
हाई कोर्ट जजों तथा सेशन जजों ने बड़ी सख्त श्रानोचना की । छोठे-छोटे 
श्रपराधों के लिए बूढों, वालकों भोर स्त्रियों तक के साथ भयंकर मार-पीट की 
गई । गांघी-जयन्ती का कोर्येक्रम रोक देने के लिए मूठ-मूठ हवाई हमले की 
खतरे की घंटी का भी इस्तेमाल किया गया । 

मदुरा में कफ्यू तोड़ने वाले प्रनेक व्यक्तियों को एक दम गोली से 
उड़ा दिया गया । एक श्रादमी जो श्रपनी बीमार पत्नी के लिए दवा लेने किसी 
डाक्टर के यहाँ,जा रहा था गोली का शिकार हो गया । इस समाघार का सुन- 
कर बीमार पत्नी भी चल बसी । ह 

देवकोटा-फाण्ड--नौकरक्षाही से देवकोटा में जो जुल्म ढाये वे रौगटे 
खड़े करने वाले हे । हिन्दुस्तान के विलकुल दक्षिणी किनारे पर स्थित इस कस्वे 
में तथा श्रास-पास के देहातों में पूरे श्रगस्त श्रौर सितम्बर के महीनों में मार-पीट, 
लूट, स्त्रियों के श्रपमान श्रादि श्रत्याचारों का वाजार गर्म रहा। मलाबार 
पुलिस श्ौर ब्रिटिश फौज ने लोगों की जिन्दगी दृश्वार वना दी | खहर पहनना 
तक भारी जुर्म समझा जाने लगा तथा प्रतिष्ठित घराने के भले व्यक्तियों को 
भी तरह-तरह के भ्रपशव्द सुनने पड़े भौर मार-पीट तक सहनी पड़ी । बहुत से 
नौजवानों को हवालात में भी सख्त वेदनाएं भुगतनी पड़ी । कइयों के तो नाखून 
भी उखाड़ डाले गये । 

मशहुर सरश्वती पुस्तकालय का सारा सामान पुलिस लूट कर ले गई | 


क्केरल भी पीछे न रहा २५७ 


कुछ गुंडों के साथ वे एक शादी के उत्सव में जा घुसे । दुल्हे के साथ मार-पीट 
की और रग में भग कर डाला | बेचारा, भोली-भाली ग्रामीण जनता सब कुछ 
छोड-छाड़ कर जंगलो में भाग जाने को मजबूर हुई । 

जुल्म श्रौर भ्रत्याचारों के जो बयानात मिले हे उन्हे सुनकर कोई भी 
इन्सान अपने-ग्रापकों कांबू में नही रख सकता । दिन-दहाडे स्त्री जाति का भय॑- 
कर अपमान किया गया ! २५ श्रगस्त को आंधीकयल मे श्री कायूब मुदालियर 
की घमेंपत्नी का पुलिस में घोर प्रपमान करने का घोर पाप किया | २६ अगस्त 
को जब श्री गोपाल केगवन तलाश न किये जा सके, तो उनकी प्रसहाय स्त्री 
को खौफनाक यातनाश्रों का शिकार बनाया गया । १३ सितम्बर को विलंकतूर 
गांव से श्री मुलीरुलेपां सरवई की स्त्री तथा ३ भ्रन्य श्रौरतों को वस में बैठा- 
कर सब-जेल ले आये । उन्हे नग्न श्रवस्था में पेड़ से जकड दिया गग्ा और ४ 
गोरे सा्जेन्टो ने तथा पुलिस मैनो ने वह निर्लेज्ज और वहशियाना काण्ड रचा 
कि बेचारी अ्रसहाय महिलाओं ने अ्रपने सिर पेड़ से दे मारे और नोकरशाही 
को अभिशाप देती हुई इस दुनिया से चल बसी । उनके शव के साथ भी न 
जाने क्या-क्या किया गया ? अग्रले ही रोज श्री मुथीरुलेपा सरवई भी जिनकी 
उम्र ५५ साल थी, पुलिस की गोली के शिकार बना दिये गए। श्रौर भी 
अनेक निरफ्राध लोगो के मकान जला फर खाक कर दिये गए । १५ सितम्बर 
को श्री नगादी नायक सताये गए और आखिर में कत्ल कर दिये गए । 

- २९ अगस्त को थिरुकदनाग में श्री रामास्वामी सरवई का मकान फूँक 
दिया गया और उनके वहां न मिलने पर उनके दोनो लड़कों को गिरफ्तार कर 
लिया गया । इसी प्रकार श्रौर भी कई व्यक्तियों के मकान और धान के भडार 
जलाकर नष्ट कर दिये गए। वेनीयर गांव के लोगों को भी ऐसी ही विपत्तियों 
का सामना करना पड़ा । धान के तीन सौ बोरे लूट लिये गये तथा बाकी के 
अश्नि देवता के भेंट चढ़ा दिये गए । एक व्यक्ति के खेत, जो इस समय बर्मा 
में था, लूड लिये गए तथा जला दिये गए । उसके पशु भी गोली के शिकार 
हुए । गांव की पराच स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया | श्रथनगृडी स्थान पर 
तीन व्यक्तियों को पुलिस वालों ने हाथ-पाँव बांध कर जूतों से खूब पीटा तथा 
उनके मुंह में जबरन पेशाव किया । कवाथूकुडी मोनाई आदि कई गावों के प्राय: 
घर और धान के मण्डार या तो लूट लिये गये या जला दिये गए | कराईकुडी 
पुलिस स्टेशन पर प्रति दिन सेकडों व्यक्ति गिरफ्तार करके लाये जाते थे तथा 
उन्हें बुरी तरह तकलीफ दी जाती थी। देवकोटा शहर में एक मोहल्ले के 
व्यवितयों को जबरदस्ती उनके घरो से निकाल कर बाहर कर दिया गया। 


र्शुद सन्‌ बयाल्ीस का विद्रोह 


वेचारों को कुछ भी सामांव साथ नहीं ले जाने दिया गया । उन्हें कितनी 
मुसीवर्ते सहनी पड़ी होंगी इसका सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता हैं । 

मदुरा की पुलिस ने सत्याग्रहियों को तकलीफ देने का एकनया राक्षसी 
तरीका निकाला । वह सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके दाहर से मीलों बाहर 
जंगल में ले जाती थी। वहां उनके घरीर में निर्देबतांपूर्वेक गरमी बढ़ाई जाती 
थी तथा बेहोशी की हालत में उनके तमाम कपड़े जला कर उन्हें विलकुल नंगा 
करके छोड़ दिया जाता था | 


/ ११३ 
उड़ीसा प्रान्त 


उड़ीसा १ श्रप्रैल सन्‌ १६३६ से एक पृथक्‌ प्रान्त बनाया गया हैँ । यह 
तवीन प्रान्त उन भागों के मिश्रण से बना है जहां पर उड़िया भाषी लोग बहु- 
तायत से रहते हे । उड़िया लोगों में देशभवित की भावना विश्येष रूप से 
पाई जाती है। इनका श्रपनी संस्कृति एवं भाषा के प्रति विश्येष अनुराग हूँ । 
प्रतएव जब कभी भी जड़िया भाषी प्रदेश को बांटने का प्रयत्न किया गया है 
तो उड़िया लोगों ने उसका तीत्र विरोध किया हैं। उनका कहना हैं कि आज- 
कल उड़ीपता कहलाने वाले प्रदेश में उनके पूर्वजों का महामारत-काल में उत्कल 
साम्राज्य के नाम से एक विस्तृत राज्य कायम था । 

उड़िया लोगों में श्रान्थ-निवासियो की तमाम खूबियां तथा वंगालियों 
की सारी कमियां एक साथ पाईं जाती हैं । इस प्रकार उनमें दो परस्पर 
विरोधी सांस्कृतिक भावनाओं का मिश्रण हुआ है, जिसका प्रान्त के और 
विशेष कर वालांसोर के उत्तरी जिलों तथा गंजम के दक्षिणी जिलों 
के राजनेतिक एव सामाजिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है । प्रान्त में 
प्ररम्परागत जुमीदारों की सख्या काफी है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर 
जनता का खूब शोषण किया हैं । यहां पर किसान संगठनों का भी ज़ोर है । 
अतः १९२२ से यहां कई बार जमीदार-विरोधी प्रान्दोलन चले है । 

उड़ीसा के पूर्वी समुद्र-तट पर श्रप्नैल सन्‌ १९४२ में जापान ने कई 
ब्रिटिश जहाज डुबो दिए । इससे जापान के झ्राक्रमण का भय बहुत अधिक बढ़ 
गया । सरकार ने श्रपना सदर मुकाम कटक से उठाकर भीतर की श्रोर १६० 
भील दूर सम्भलपुर में बदल दिया ।. यही नही, उसने यांतायात एवं ध्रावागमन 
के सभी साधनों को अपने हाथ में ले लिया । साइकिलो एवं देहाती नावों पर 
भी उसका अ्रधिकार हो गया । उसने यह हुबम जारी किया कि समुद्री तट के 
स्थानों का तमाम घान एवं चावल तठ से २० मील भीतर भेज दिया जाय । 
द्रस प्रकार नित्य नई मुसीबतों के कारण अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों के हृदय _ 


२६० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


में तीन्र कटुता के भाव उत्पन्न हो गए । कांग्रेस नेताश्ो ने समुद्री तट के देहातों 
का दौरा किया और लोगों की रक्षा के लिए जगह-जगह चुने हुए स्वयंसेवक 
तैनात कर दिये। उनका काम लोगों की हर तरह से मदद करना था। किन्तु 
सरकार को यह सहन नही हुश्ना । उसने उनके काम में हस्तक्षेप करना शुरू 
कर दिया | फलस्वरूप सहायता कारयें बन्द कर देना पड़ा | ' 
इतने में ९ श्रगस्त को बम्बई में राष्ट्रीय नेतान्नों को गिरफ्तार कर 
लिया गया । समूचे प्रान्त में एक साथ क्रान्ति की श्राग भड़क उठी । चारों 
श्रोर से प्रावज़ आने लगी, “अंग्रेज सरकार न केवल विदेशी शक्ित से हमारी 
रक्षा करने मे असमर्थ है, बल्कि वह महात्मा गांधी, पं>० जवाहर लाल नेहरू 
श्रादि राष्ट्र के नेताञ्नों को देश की आजादी की मांग करने पर गिरफ्तार कर 
जेल के सीखचों में बन्द करने फा तैयार है । अ्रतएवं ऐसी सरकार को, जो 
लाथों की स्वतन्त्रता का अ्रपहरण करने में जरा भी श्रागा-पीछा नही सोचती, 
जितनी जल्दी उखाड़कर फेंक्र दिया जाय उतना ही अच्छा है ।” उस प्रकार प्रान्त 
के लोग श्रग्रेजी सरकार को मटिया-मेट कर देने में जी-जान से लग गए । 
उड़ीप्ता में श्रान्दीलन का रूप सुव्यवस्थित नही रहा । जो कुछ लोगो 
ने किया वह इधर-उधर बिखरे हुए रूप में ही। अन्य प्रान्तों की भांति यहाँ 
भी आन्दोलन का श्रोगणेश हडतालों एवं सभाझ्रों के रूप में हुआ । बाद में 
लोगों ने संगठित तथा असगठित रूप में सरकारी इमारतों पर कव्जा करने का 
प्रयत्त भी किया। किन्तु आन्दोलन अ्रधिक नहीं चल सका, क्‍योंकि प्रधान" 
प्रधान नेता गिरफ्तार करके जेलों में बन्द कर दिये गए थे । 
इस प्रान्त के जमीदारों का खास तौर पर विरोध किया गया । जनता 
सदियों से जमीदारों द्वारा पिसती आ रही थी। अतएव उसने इस श्रान्दो लन 
से लाभ उठाया और वह जमींदारी प्रथा के तमाम बन्चनों को तोड़ फेकने के 
लिए प्रस्तुत हो गई । जमीदार लोगों ने मुस्लिम गुंडों से सहायता ली। सर- 
कार भी श्रपने पिट्ठुओं की मदद करने से भला कब चूकती ? उसने मुसल- 
मानों को सामूहिक जुर्माना देने से मुक्त कर दिया । कई स्थानों में सरकार ने 
भी मुस्लिम गुंडों को श्रान्दोलन-कर्ताश्रों को कुचलने एवं उन पर आतंक का 
साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया । 
यों तो समूचे प्रात में प्रानदोलन का दौर-दौरा रहा, किन्तु बालासोर, 
कटक और कोरापुर जिले इसके प्रधान केन्द्र थे। कोरापुर की प्रायः शत-प्रति- 
शत जनता ने, बालासोर के तीन-चौथाई उ्यक्तियों ने तथा कटक के आधे लोगो 
ते आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया | 


उड़ीसा प्रान्त २६३६ 


ग्रन्य स्थानों की भाति उड़ीसा के विद्याथियों ने भी देश की आजादी 
की इस लड़ाई में प्राणों की वाजी लगा दी । उनके त्याग एव वलिदान का 
पता इसी से लग सकता हू कि आन्दोलन-काल मे प्रकाशित[होने वाली प्रत्येक 
सरकारी विज्ञप्ति में आन्दोलन को “अ्रधिकारियों के प्रति विद्याथियो का 
विद्रोह नाम दिया जाता था । जनता को आन्दोलन-सम्बन्धी शिक्षा देने, हड़ताल 
करवाने, विरोध-सभाश्रो का संगठन करने तथा सरकारी शासन को पग्ु बनाने 
के लिए आतकपूर्ण कार्य करने वाले ये विद्यार्थी ही थे। विद्याथियों की इन सर- 
गरमियो का यह प्रभाव पड़ा कि अ्रधिकारियों को शिक्षा सस्थाएं काफी श्ररसे 
तक बन्द कर देनी पड़ी । विद्याथियों ने पब्लिक संस्थ।श्रों पर भी अधिकार 
जमाने का प्रयत्त किया । कई स्थानो पर तो उन्हे इस कार्य में बड़ी सफलता 
मिली । उन्होने सरकारी अफसरों को इस्तीफं देने के लिए भी प्रेरित किया । 
उड़ीसा की छात्राओं ने भी श्रपने भाइयों के साथ कन्धे-से-कच्चा मिलाकर इस 
आन्दोलन में भाग लिया । कटक जिले के रावनशा गरल्स कालेज की छात्राप्रों 
का विद्येष रूप से उल्लेख करना पड़ेगा । 
उड़ीसा की स्त्रियों ने भी देश की श्राजादी की इस लड़ाई में पुरुषों से 
किसी प्रकार कम भाग नही लिया । एरम की बात है कि पुलिस ने प्रदर्शन- 
कर्ताश्रों पर गोलिया चलाई | उस समय करीब २०० की सख्या में दिन्नया आगे 
बढी और गोलियो की वोछार में पुलिस के सामने जा खडी हुई। उन्होंने 
आजादी के पंगाम को मोहल्ले-मोहल्ले में पहुचाया तथा घान छिपाकर रखने 
वाले व्यक्तियों को अपना अन्न गरीब लोगो को बांठ डालने के लिए प्ररित 
किया । ग्राम पचायत के पुलिस अधिकारी को भी अपने तमाम कागजांत सौंप 
देने के लिए मजबूर किया । ह 
काग्रेस-मिनिस्टरी के इस्तीफा देने के बाद उड़ीसा में पार्ल की मेडी के 
महाराजा की भ्रध्यक्षता में दूसरी मिनिस्टरी कायम हो गई थी । भ्रतएव गवर्नर 
को अन्य प्रान्तो को भांति खुलकर खलन का अधिक श्रवसर प्राप्त नही हो 
सका । यहा के लोगो ने श्रन्य स्थानों की श्रपेक्षा अधि क उत्तेजना एवं प्रतिहिसा 
से काम लिया, किन्तु इतना होते हुए भी यहाँ दमत-चक्र की गति कुछ घीमी रही; 
इसके कई कारण थे । जापानी श्राक्रमण का भय मूर्तिमान होकर समूचे अन्त 
को निगल रहा था । अतएव प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस तात्कालिक खतरे 
की ओर लगा हुआ था और वह॒ किसी जन-श्वान्दोलच का मृकाबला करने के 
लिए तैयार नही थी । फिर भी अन्य स्थानों की भाँति यहाँ भी श्रान्दोलन में 
भाग लेने वालो पर गोलिया चलाईं गईं तथा लाठी-चार्ज किये गए जिससे 


१६२ सँनू बयालीस का विद्रोह 


काफी लोग मारे गए तथा सैकड़ो बुरी तरह से घायल हुए । बहुत से गांव लूट 
लिये यए तथा जलाकर नष्ट कर दिये गए । स्त्रियों पर बलात्कार भी हुए । 
साधारण जनता को भाँति-भाँति की यातनाएं दी गईं। नेता लोग पकड़कर 
जेलों में ठंस दिये गए । उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गईं | रचनात्मक कार्य 
करने वाली सस्थाश्रों-जंसे खादी श्राश्षम आदि पर भी कब्जा कर लिया गया 
एवं बहुत से गावों पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया । 

उड़ीसा में ६ बार गोली-काण्ड हुए श्रौर २५ जगह लाठी-चार्ज हुए । 
७६ आदमी जांच से मारे गए ओर २२४३ घायल हुए | कुल १,१६००० 
रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया । 

अ्रव हम उड़ीसा के प्रान्दोलन पर जिले वार प्रकाश डालेगे। 


कोरापट 


सन्‌ १९३५ के विधान से कोरापट में दो भ्रमली कायम हो गई हूँ । 
सम्पूर्ण जिले में जयपुर के महाराजा की जमीदारी हैँ, किन्तु साथ मे अंग्रेजी 
सरकार का भी श्राधिपत्य हू । श्रतएवं इसका शासन बहुत्त ही अव्यवस्थित हैं, 
जिससे यहां की जनता को बड़ी मुसीवतों का सामना करना पड़ता है । जमीदार 
महोदय २० लाख ₹ पये की श्रामदना में से पेशकश के रूप में सरकार को केवल 
१६ हजार रुपए देते है । 

नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पाते ही कोरापट की जनता क्षुब्ध 
हो उठी । विरोध-स्वरूप जिले भर में स्थान-स्थान पर हड़तालें की गईं तथा 
जुलूस निकाले गए और सजाएं दी गईं। लोगों ने उत्तेजना में आकर तोड़- 
फोड़ करना प्रारम्भ कर दिया | ठेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काट डाले गए। 
रेल की पटरियां उखाड़कर फेंक दी गईं । बहुत से स्थानों पर संरक्षित जंगलो 
के पेड़ काट डाले गए। रेल के सस्‍लीपर नष्ट कर दिये गए । पुल तोड़-फोड़ डाले 
गए । इंस्पेक्शन बंगले तथा फॉरेस्ट डिपार्टंमेन्ट के श्रधीन श्रन्य इमारते जलाकर 
खाक कर दी गई। पुलिस थानों पर घावा किया गया तथा सरकारी रेकार्ड 
फूंक दिये गए । स्कलो, कालेजों एवं शराव की भ्रट्टियों परपिकेटिंग किया गया ! 

र८ श्रगस्त की वात हूं कि प्रान्त के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री लक्ष्मण नायक 
के नेतृत्व में करीव २००० व्यक्ति , मल्‍्कनगिरि तालुका के मठीली गाँव में 
पहुँचे । उन्होने गांव वालो के सहयोग से एक विशाल सभा की । श्री नायक 
महोदय ने श्रपने भाषण में लोगों को भ्ंग्रेजी सरकार से अंसहयोग करने के 
लिए उकसाया। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी । पुलिस इस्पेक्टर श्री 


४ उड़ीसा प्रान्त २६३ 


तायक को गिरफ्तार करके थाने की श्रोर ले जाने लगा। लोग शअ्रपने नेता के 
प्रीछे-पीछे थाने की ओर जाने लगे। थाने पर पहुचने पर अ्रधिकारियो ने 
लोगों को अपने घर लौट जाने की श्राज्ञा दी । कितु श्राजादी के दीवाने बड़ी 
' सस्ती के साथ राष्ट्रीय नारे लगाते रहे । इस पर पुलिस वालों ने बिना किसी 
पूर्व सूचना के गोली वरसाना शुरू कर दिया । परिणामस्वरूप ६ व्यवित मारे 
गए तथा बहुत से घायल हुए। पुलिस वालो की रक्‍त-पिपासा इतने से द्वी 
शान्त नही हुई भौर उन्होने बन्दी हालत में ही श्री नायक पर किर्चो एवं भालों 
से चार किया कई श्रन्य व्यक्तियो पर भी ऐसे ही प्रहार किये गए | पर 
इत्तना होने पर भी लोगो ने बड़े साहस से काम लिया। उन्होने ज॑से-तैसे अपने- 
प्रापको पुलिस वालो के चगुल से बर्चा लिया श्रौर इस प्रकार एक भी व्यक्ति 
गिरफ्तार नही किया जा सका। इस भिड़न्त मे जयपुर स्टेट का एक फॉरेस्ट 
गार्ड, जो उस समय शराब के नशे में चूर था, भीड़ की भाग-दौड़ के कारण 
पुलिस स्टेशन के पास बहने वाली नहर मे जा गिरा । संयोगवश पूलिस द्वारा 
चलाई गई लाठियो से उसका सिर पहले से ही जरूमी हो चुका था। अतएव 
नहर में गिरते ही उसके प्राण-प्खेर उड़ गए शौर मृत शरीर पांचो पर 
तैरनें लगा । 
इस घटना के ८५ या १० दित के बाद कलक्टर शौर पुलिस सुपरिल्टेन्डेट 
उसो गाव में पहुंचे श्रौर कांग्रेसियो एवं उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों 
पर भूठे केस बनाये गए । श्री नायक तथा उनके साथियों पर फॉरेस्ट गार्ड की 
हत्या का अभियोग लगाकर केस चलाया गया। श्री नायक को फाँसी की 
सजा तथां उनके १० साथियो को श्राजन्म कारावास का हुक्म सुनाया गया। 
इस पर हाईकोर्ट में अपील की गई। वहा श्री नायक और उनके साथी बिलकुल 
निर्दोव सिद्ध हुए और सजाए रह कर दी गई । 
आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनो की बात हैँ कि ६-७ हजार व्यक्तियों का 
एक जुलूस श्री माधव प्रधानी और दूसरे कांग्रेस कार्यकर्त्ताश्रों के नेतृत्व में दंबू- 
ग्राम की श्रोर जा रहा था। जुलूस जब पप्पाडहांडी नदी के संकरे पुल पर 
पहुंचा ता पुलिस वालो के दो दल, जो वहा पहले से ही तयार थे, लोगों पर दूट 
पड़े और एक साथ लाठियो एवं गोलियों की बौछार करने लगे । परिणाम-स्वरूप 
१९ व्यक्ति शहीद हुए और सी से अ्रधिक के बुरी तरह चोटे आई | १४० 
व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और कइयों पर षड़्यन्ब्र-केस 
चलाया । 
जेल में भी राजन॑तिक बन्दियो के साथ बड़ा पैजश्ञाचिक व्यवहार किया 


र्ध्ड सन्‌ बयालौस का विद्रोद्र 


गया । बन्दियों पर लाठिया एवं गोलियां चलाई गईं | कोरापट जंल में करीब 
५० राजनैतिक बन्दी पिजड़ो में ही भून दिये गए । बहुत से बन्दियों को एक 
श्रत्यन्त छोटी अन्धेरी कोठरी में दूस दिया गया; जिससे कई दम घुटने के 
कारण मर गए । तीन व्यक्तियों को टांगें बाँध कर पेड़ से लटका दिया श्रौर 
बेंतो और लाठियो से वुरी तरह पीटा । इस प्रकार हम देखते है कि नौकर- 
शाही ने अत्याचार करने में नाजियो को भी कोसो पीछे छोड़ दिया था। 

इस जिले में १९७० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और ५६० दण्डित 
किये गए । नजरबन्दों की सख्या ११ थी । २ जगह गोली-काण्ड श्रीर २४ जगह 
लाठी-चार्ज हुए । २८ श्रादमी मारे गए श्रोर २१४७ सख्त घायल हुए | अदा- 
लतों में ११,२०० रु० जुर्माना किया गया, जिसमें स ९३७१ रु० वसूल किया 
गया । ९००० की सम्पत्ति जब्त की गई, पुलिस ने ४ घर जला दिये । जिले 
में स्त्रियों के साथ १२ बलात्कार की घटनाएं हुई । 


बालासोर 

इस जिले में श्रान्दोलन की गति काफी तीव्र रही । करीब तीन चौथाई 
जनता ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया । नेताश्रों की गिरफ्तारी की सूचनां 
पाते ही स्कूलों एवं कालेजों के विद्यार्थी बाहर निकल श्राये । परिणाम-स्वरूप 
अधिकारियों को काफी श्रर्स तक विद्यालय बन्द कर देने पड़े । गहरों एवं गाँवों 
में भी हड़तालें चलती रही । बढ़ें-बड़ जुलूस निकाले गए । थराब की भट्टियीं 
श्रौर भ्रदालतों पर पिकेटिंग किया गया । इस जिले के आन्दोलन की यह 
विशेषता थीं कि लोगों ने अंग्रेजी सरकार के साथ-साथ उसके पिट्टू जम्ीदारों 


का भी विरोध किया । किन्तु जमीदारों ने श्रान्दोलन को कुचलने के लिए भांड़े 
के टटूटू मुस्लिम गुण्डों से काम लिया । 


इस जिले में सितम्बर के पिछले दिनों में आन्दोलन खूब जोरों से 
चला । स्थान-स्थान पर तार काटे गए, सरकारी संस्थाप्रो पर घावा बोला 
गया, सरकारी बंगले फूँक दिये गए तथा कितने ही पुल तोड-फोड़ डाले गए । 
कई स्थानों पर लोगों ने सरकारी कर्मचारियों एवं जुमीदारों के विरुद्ध बल- 
प्रयोग भी किया | धामनगर और खडियां थानों की हुद में इस प्रकार के कांड 
श्रधिक हुए | बालासोर के सब डिवीजुनल-आऑँफिसर की अ्रदालत में ६ व्यक्ति 
घूस गए और अधिकारियों के देखते-देखते सरकारी रेकार्ड नष्ठ कर डाले 
गए । चौकीदारों की वर्दियों को भी श्रर्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया गया । 

श्री मुरलीघर पंडा के नेतृत्व में एक ग्रिरोह इस प्रकार के कामों में 
बड़ी तत्परता से भाग ले रहा था। इस गिरोह के लोग खललमखुल्ला सरकारीं 


उड़ीसा प्रान्त २६४५ 


कर्मचारियों पर हमले करते थे तथा महाजनो को अपना घान्त का स्टाक, जो 
उन्होंने छिपाकर रख रखा था, भूखे लोगो को बॉटने के लिए बाध्य करते थे । 
पुलिस वालों की एक मजबूत पार्टी श्री मुरलीवर भौर उनके सहयोगियों को 
गिरफ्तार करने पहुँची । २२ सितम्बर की सुबह कटशाही स्थान पर उसका 
मुरलीधर तथा उनके ४ हजार साथियो से क्षामना-सामना हुआ । 
श्री मुरलीधर के साथी पुलिस वालो के हमला करने के पहले ही उन पर टूट 
पड़े । सब-इन्स्पेक्टर श्लौर कुछ कान्स्टेबल बुरी तरह से घायल हुए | पुलिस ने 
३५ राउंड गोली चलाई जिससे जनता के ६ व्यक्ति मारे गये ओर पांच बुरी 
तरह से घायल हुए | घायलों में से २ व्यवितयो ने प्रस्पताल में प्राण त्याग 
दिए । इस घटना से सरकार दमन पर तुल गई और उसने सशस्त्र पुलिस एवं 
फौज को वुला लिया | श्री मुरलीधर ने देखा कि यदि में गिरफ्तार न हुआ तो 
सरकार मेरे लिए गाव वालों को परेशान करेगी । श्रतएव गांव वालों को बचाने 
के लिए उन्होंने अपने-श्रापको पुलिस के हाथो सौप दिया । 

२३ सितम्बर को खड़िया पुलिस स्टेशन पर जनता की एक भीड़ ने 
हमला किया और अपने प्रसिद्ध ;क्रान्तिकारी कार्यकर्त्ता को, जिसे पुलिस ने 
गिरफ्तार कर रखा था, छुड़ा लिया । जनता एव पुलिस की इस भिड़न्त में 
पुलिस के कुछ कर्मचारी घायल हुए । २५ तारीख को पुलिस का एक दल २३ 
तारीख को हमला करने वाली भीड़ के नेताओं को पकडने के लिए आया । 
लोगो को जब इसकी सूचना मिली तो वे पाच सौ की तादाद में खैड़ाडीह 
स्थान पर इकट्ठ हो गये । उन्होने पुलिस अधिकारियों को साफ कह दिया कि 
हम अपने नेताझो को गिरफ्तार नही होने देंगे । यहां लोगों ने पुलिस वालों को 
चारो ओर से घेर लिया, कितु उन्होंने गोली खाकर जैसे-तेसे अपनी जान बचाई । 

आन्दोलनकर्त्ताओं की एक भीड ने एराम के जमीदार के मालगांदाम 
को घेर लिया। जमीदार ने पुलिस से सहायता की प्रार्थना की । २८ सितम्बर 
को वासुदेवपर के थाने से पुलिस अश्रधिकारी १८ सशस्त्र कांस्टेबलो के साथ 
एराम के लिए रवाना हुए । चौकादारों क॒ पास सिपाहियो के थेले थे, जिनमे 
उनका सब सामान था | भीड़ ने चौकीदारों पर हमला किया और हथियारों 
से भरे थैलो को छीन लिया सिपाहियों ने भीड से थेले छीनने की कोशिश 
की । भीड़ में उस समय करीब चार-पांच हजार व्यक्ति थे। पुलिस वालो की 
संख्या इसके सामने बिलकुल नगण्य थी । श्रतएव भीड़ ने बड़ी आसानी से पुलिस 
वालो को एक खूले मैदान में घेर लिया । कितु पुलिस वालो ने गोली चलाई 
और जैसे-तैसे स्थानीय जमीदार के एक निकटवर्ती पक्के मकान में शरण ली। 


२६६ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


रात अधिक हो जांने के कारण लोग भी अपने घरों को ले गये। दूसरे दिन 
घटनास्थल पर '१४५ लाशें मिलीं । भीड़ रात को ही अपने तमाम घायल एवं 
श्रनेक मरे हुए साथिथों को उठा ले गई थी । झ्तएवं यह बताना कठिन हैं 
कि इस घटना में कितने व्यक्तियों की जाने गई तथा कितने बुरी तरह घायल 
हुए । हां, सरकारी रिपोर्ट मे बताया गया है कि २५-३० व्यक्ति मारे गये 
तथा ४०-५० घायल हुए । 

दामनगर में पुलिप्त ने बिलकुल झान्त एवं निर्दोष व्यक्तियों की एक 
भीड़ पर गोली चलाई, जिससे ८५ व्यक्ति मारे गये त्तथा ४० घायल हुए। 
४० व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गए। इस घटना के प्रसंग में श्री कलली महा लिक 
का ताम विशेष उल्लेखनीय हूँ | यह वह वीर था जिसने देश की श्राजादी के 
लिए सबसे आगे बढ़कर गोली खाई थी । उसके मुंह पर तीन घातक गोलियां 
लगी थी । 

सरकारी कर्मचारी जापानी श्राक्रमण के भय से कांप रहे थे । नित्य 
नई अफवाहो के कारण उनका खाना-पीना सब्र छूट गया था। एक दिन की 
बात है कि कुछ नट्खट व्यक्तियों ने अधिकारियों को चक्रमा देने की नीयत से 
विवाह के मीके पर कुछ विस्फोटक पदार्थ छोड़े ।प्राफिसरों ने सोचा जापानी 
बम फठा है, त्रेंचारा पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेंट भय के मारे थर-थर कांपने लगा । 
उसने तुरन्त प्रपतती यूरोपीय पोशाक उतार कर फेंक दी श्र घोती-कुर्ता पहन 
लिया । इतने पर भी उश्चका भय शान्‍्त न हुआ । उसने डाक विभाग के एक 
पफसर के साथ एक नाव किराये पर ली और वंतरणी नदी के इस पार श्रा 
गया | श्रन्त में कुछ काग्रेस वालों ने उन्हे समका-बुझाकर वापस भेजा । 

बालासौर जिले में ३०० से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किये गए श्रौर 
२५० नजरबन्द | ३ जगह गोली-कांड हुए । ४२ श्रादमी मरे २७० घायल 
हुए। ६००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया। 


कृटक 

कठक उड़ीसा प्रान्त का सदर मुकाम हु । प्रान्त की राजधानी भी यहा 
हैं! अतएव यहां की जनता में राजनीतिक जागृति विशेष रूप से है | श्रखिल 
भारतीय नेताग्रों की गिरफ्तारी के साथ कटक जिले के नेता भी गिरफ्तार करके 
जेल में बन्द कर दिये गए तो यहां की जनता भी श्रन्य स्थानों की भांति क्षुब्ध 
हो उठी शझ्रीर उसने अपने विरोध को विभिन्‍न रूपों में प्रककः करना शुरू कर 
दिया । जिले भर में हड़तालों का तांता वध गया और स्थान-स्थान पर विरोध- 
सभाये की जाने लगी । 


उड़ीसा प्रान्ते २६७ 


अन्य स्थानों की भांति यहां के विद्यांधियों ने भी आजादी की इस 
लड़ाई में उत्साहपूर्वंक भाग लिया | कटक गहर के तमाम हाई स्कूलो तथा 
कालेजों के छात्र एवं छात्राओं ने श्रपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया और आन्‍्दो- 
लन में जुट गये । परिणाम-स्वरूप भ्रधिकारियो को स्कूल और कालेज काफी 
भर्से तक बन्द रखने पड़े । सरकारी शासन को पंगू बनाने के लिए इन्र विद्या- 
थियों ने सरकारी अफसरों को भश्रपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए बाध्य 
किया। खे नशा कालेज के एक क्लर्क ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया 
श्रौर श्रान्दोलन में शरीक हो गया । इस कालेज की हड़ताल तुड़वाने के लिए 
श्रधिकारियों ने काफी प्रयत्न किया, कितु कुछ सफलता न हुई । उन्होंने छात्राग्रों 
को यह घमकी दी कि यदि तीन दिन के अन्दर थे कालेज में हाजिर न होगी 
तो उनका नाम काट दिया जायगा तथा फीस श्रादि की माफी की रियायतें बंद 
कर दी जायगी । कितु आजादी की दीवानी लड़कियों पर श्रधिकारियों की इस 
चेतावनी का कुछ भी असर न हुआ । कुछ उत्तेजित लड़कियों ने कालेज के 
दफ्तर पर हमला किया श्रौर तमाम कागजात जला डाले । 

विद्यार्थियों की हड़ताल की यह खूबां थी कि मुसलमानों ने भी अपने 
हिन्दू भाइयों के साथ इसमे पूरा माग लिया। कटक का मुस्लिम हाई स्कूल 
बहुत दिनों तक बन्द रहा। 

नवयूवकों द्वारा उत्तेजना पाकर लोगों ने पुलिस-धानों श्रौर अन्य सर- 
कारी संस्थाप्रो पर प्राक्रमण करता शुरू कर दिया | बहुत-सी सरकारी इमारते 
जला दी गईं, जिनमें अरसमा का डाकखाना, इन्सपैक्शन हाउस, जगतसिंहपुर 
की तहसील तथा सहोरा का रैस्ट होउस, रेवेन्यू दफ्तर और सिपांहियो के 
वेरक विशेष उल्लेखनीय है । स्थान-स्थान पर टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार 
काठ डाले गये | ८ सितम्बर को कटक के जनरल हॉस्पटल पर धावा किया 
गया ओर चौकीदारों की वर्दियों को फूंक दिया गया। १६ श्रगस्त की बात है 
कि कुछ कांस्टेबल राजनेतिक बन्दियों को जयपुर सव डिवीजन ले जा रहे थे । 
३ हजार नवयुवकों के एक भुंड ने पुलिस वालों को , रोक लिया । पुलिस के 
कुछ आदमी जख्मी हुए । उधर मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया । 
२८ राउड गोली चली जिससे १ व्यक्ति मारा गया तथा १२ घायल हुए । 

पुलिस का दमन-चक्र काफी तीत्र रहा । श्री गोपवन्बुदास, आंचार्य हरि- 
हर आदि जिले के सभी प्रयुख कांग्रेस-क्रार्यकर्ता ग्रिरफ्तार कर लिये गए । 
तमाम काग्रेस संस्थायें गैरकानूनी करार दे दी गईं | कांग्रेस-दफ्तरों को पुलिस 
“ने मोहर चपड़ी लगाकर श्रपने कब्जे मे कर लिया । मुख्य-मुख्य काग्रेसियो के घरो 


२६५ संनूं बयालीस का विद्रौह 


की तलाशिया ली गई तथ। उनकी सब सम्पत्ति ,जब्त कर ली गई । १० अगस्त 
से ही कटक शहर में १४४ धारा लगा दी गई । भोलानन्द बाल सेवाश्रम जबरन 
बन्द करवा दिया गया । गांघी-ग्राश्षम के मंनेजर गिरफ्तार कर लिये गए कौर 
रहुना साधना-कुटीर को सरकार ने अ्रपत कब्जे मे कर लिया। एरसमा ग्रोर 
तिरतोल थानों के बहुत-से गांवों में क्रमशः पाच हजार श्रौर तीन हजार रुपया 
सामूहिक जुर्माना लगाया गया । गजनंर के स्पेशल आर्डर के मुताबिक इन 
गांवों की मुस्लिम जनता जुर्माना देने से बरी कर दी गई। यही नही, सरकार 
ने मुसलमानों को श्रान्दोलनकारियों के विरुद्ध खड़ा करने के भी प्रयत्न किये । 


पुरी 

पूरी के संस्कृत कालेज ओर देलांग थाने के विद्यार्थियों ने आ्रानदोलन में 
प्रमुख भांग लिया । पुरी कालेज के २५० विद्याथियों में से सिर्फ ६ विद्यार्थी 
कालेज में उपस्थित हुए; इन ६ ने भी बाद में हडताल में भाग लिया। इस 
प्रकौर कई सप्ताह तक कालेज बिलकुल बन्द रहा | पूरी के एडवर्ड हाईस्कल 
श्रादि दूसरे विद्यालयों में भी काफी अ्रसें तक हृडताले चलती रही । १७ श्रगस्त 
को विद्यार्थियों ने शक विशाल सभा की जिसमे अंग्रेजी सरकार की कड़ी 
भ्रालोचना की गई। ।6 

पुरी की जनता श्रन्य जिलों की अपेक्षा कुछ शान्‍्त रही | सरकारी 
इमारतों पर इक्क्रे-दुक्के ही हमले हुए । १६ सितम्बर को ५०० व्यक्ततियों की 
एक सभा हुईं। यह निश्चय किया गया कि नीमपाडा के सरकारी कर्मचारियों 
को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाय । लोग थाने पर पहुंचे और उन्होंने 
बलपूर्वक उस पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। उन्होंने पुलिस-कमचारियों 
पर ईंट प्रोर पत्थर फेंके जिससे कुछ व्यक्ति घायल हुए । पुलिस ने इसपर 
११ राउंड गोलियां चलाई, जिससे जनता का एक व्यवित मार) गया और ११ 
घायल हुए । 

गंजम 

इस जिले की जनता अन्त तक णान्‍्त रही। उसने श्रपना विरोध 
शान्तिपूर्ण एवं संगठित तरीकों से जाहिर किया । पारला की भेड़ी के महाराजा- 
कालेज के छात्रों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। पुलिस ने ६ 
विद्याथियों को गिरफ्तार किया । १४ अगस्त को इस इलाके के वार-बोर्ड के 


मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया । १५ तारीख ,को छत्रपुर हाईस्कूल के ५०० विद्या- 
थियों ने हड़ताल की । हे 


उड़ीसा प्रान्त २६६ 


हक पु 


मठोली में करीब एक हजार व्यक्तियों की भीड़ ने शराब की भट्टी 
पर हमला किया । इसके बाद उपने स्टेट आफिस पर धावा किया | मैजिस्ट्रेट 
ते लोगो को काफी चेतावनी दी, किन्तु उन्होंने उनकी एक भी न सुनी । वे 
वहां से थाने की ओर कपटे । उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी किया तो 
थाना खांली कर दीजिये नही तो हम इसे नष्ट कर देंगे। श्रधिकारियों ने लोगों 
की बोत मानने से इन्कार कर दिया । इससे लोग उत्तेजित हो गये श्रोर वे 
अ्रधिकारियो पर टूट पड़े । कई पुलिस कांस्टेबलों को चोटे श्राई। मजिस्ट्रेट 
के आर्डर से गोली चलाई गई। १८ राउंड गोली चली, ४ व्यवित मारे गये 
झौर ३ जख्मी हुए । 


सम्भलपुर 
गजम जिले की भांति यहां की जनता ने भी श्रपना रोष शान्तिपूर्ण 
तरीके से प्रदर्शित किया । श्रतएव कोई घातक घटना नही घटी । कई व्यक्ति 
गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने काग्रेस दफ्तर पर छापा मारा श्लौर उस पर 


माहर चपडी लगा दो। वह दफ्तर की साइक्लोस्टाइल मशीन भी उठा 
लेगई । 


९२३१ 
मध्यप्रान्त का कोशल 


बंगाल तथा बम्बई प्रान्त फे बीच के एक बुहनू तरिभुजाकार भू-भाग 
को मध्यप्रान्त श्रौर चरार कहते हे । इसका फुल क्षेत्रफत १,३१,५५७ वर्ग मील 
प्रौर जन संस्या १६,८२२,५८४ हूँ। कांग्रेस ने भाषा के श्राधार पर सूबे को 
तीन भागों में विभाजित फर दिया हूँ | इनमें एक महाकौणल, दूसरा मराठी 
मध्यप्रान्त और तीसरा विदर्भ कहलाता है । 

और स्थानों की तरह इस प्रान्त में भी नेताधों फी गिरफ्तारियों पर 
जुलूसों तथा श्रंग्रेज-विरोधी प्रदर्शनों से प्रानदोलन धुरू हुआ । पुलिस के 
प्रत्याचारों के बावजूद लोग श्रहिसात्मक रहे । बहुत फम स्थानों पर हिसात्मक 
कार्य हुए । लोगो ने गुरिला ढंग की लड़ाई लड़ी शोर गुप्त रूप से काम 
किया । इस सूबे के लोगों नें सन्‌ १९४२ के श्रानदोनन में चाहे कुछ भी किया हो, 
आप्टी श्रौर चिमूर के रहने वालों के कार्य कभी भी नही भुलाए जा सकते । 
नागपुर के १८ वर्षीय बालम धंकर को, जो सबसे पहुछे फाँसी पर चढ़ा, हमारा 
इतिहास सदा पूजेगा । 


श्राष्टी श्रौर चिमूर पभ्रादि स्थानों में जो प्रत्याचार हुए, उनकी खुद 
सरकार के न्यायालयों को निन्‍दा करनी पड़ी। सव डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने 
पपने फैसले में लिखा कि पुलिस नें वे कार्य किये है जो उसे न करने चाहिए थे 
श्रौर जिन्हें करने का उसे कोई भ्रधिकार न था। हाईकोर्ट के जज ने घिमूर 
केस में कहा कि चिमूर क्े रहने वालों ने कोई ऐसा शोघनीय कार्य नहीं किया। 
हा, जो प्रत्याचार सरकार ने वहां किये उनके लिए उसे पूर्ण रूप से कभी दण्ड 
नही मिला श्रौर न उसकी निनन्‍्दा ही हुई । जज ने कहा कि उसे दुःखपूर्वक यह्‌ 
कहना पड़ता है कि जब सरकिल इन्स्पेबटर फो मारा गया तव जनता उसके 
प्रत्याघारों से भ्रत्यन्त दुखी थी । चिमूर भौर प्राष्टी में स्त्रियों तक की प्रप- 
मानित और बेइज्जत किया गया। इसके विरोध में प्रोफेसर भसाली ने श्रनशन 
किया झोर सरकार के सामने भत्पाचारों की जाँच करवाने की माँग पेश की । 


मध्यप्रान्त का कौशल २७१ 


_वायसराय की कौंसिल के तत्कालीन सदस्य श्री श्रणे इस मामले में बीच में 
पड़े थे । 
प्रन्य सूबों के विद्याथियों की तरह यहाँ पर भी विद्यार्थियों नें,भ्रान्दोलच 
में प्रमुख भाग लिया। जुलूस निकाले, थानों झौर कचहरियों पर तिरंगे भंडे' 
फहराए, आन्दोलन के इत्तिहार बाँटे भ्रौर गाँवों में 'करो या मरो” का संदेश 
:दिया। नागपुर यूनिवर्सिटी तथा सेकसरिया कॉमर्स कालेज वर्धा के विद्याधियों 
ने आ्रानदोलन में प्रमुख भाग लिया । 
नेताओं की गिरफ्तारियों के बाद सूबे के कितने ही स्थानों म॒ कठोरता 
श्रौर भयानकता का राज्य हो गया । कार्यकर्त्ता जेलों में सड़ते रहे श्रौर उनके 
मुकदमे भी पेश न किये गए । सूबे के बहुत से भागो में श्रावागमन पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया गया । जनता की श्रोर से कही हिंसा हुई तो वह केवल श्रचा- 
तक बिना किसी पूर्ण योजना के । इसके विरुद्ध सरकार ने व्यवस्थापूर्वेक भ्रत्या- 
चार किये । ग्रादमी अन्धाधुन्ध गिरफ्तार कर लिये गए । स्त्रियों पर बलात्कार 
हुए। गाँव के गाँव जला दिये गए | भारी सामूहिक जुर्माने हुए । जो लोग 
सामूहिक जुर्माने न दे सके उन पर घोर श्रत्याचार किये गए तथा उनका सब 
कुछ छीन लियां गया । ह 
मध्यप्रान्त में खुले विद्रोह के सिलसिले में ३२२६ व्यक्ति नजरबन्द 
किये गए और ५०१० व्यवितयो को सजायें दी गईं । ३० जगह गौली-काण्ड 
हुए, जिनमें ३४५ व्यक्ति मारे गये श्रौर करीब १६० सख्त घायल हुए । 
२,१८,१०० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया । जनता ने ६२ सरकारी इमा- 
रतों पर हमले किये। 


मराठी मध्य प्रान्त 

नागपुर प्रान्त के भ्रन्तर्गेत मध्यप्रान्त के भंडारा, नागपुर, वर्षा तथा 
चांदा ये चार जिले भाते हूँ । इन चारों जिलों के लोगों को मुख्य भाषा मराठी 
हैं। श्रव हम इन जिलों में हुए आन्दोलन का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करते हैँ । 

भण्डारा जिला 

इस जिले में € भ्रगस्त से ही भाम हड़ताल प्रारम्भ हो गईं जो १४ 
भगस्त तक बलती रही । १४ तारीख को भंडा प्रभिधादव के बाद चौधरी 
तावाजी नायक तथा चार श्रत्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने 
प्रदर्शन-कर्ताशों पर गोली चलाई जिससे जनता भी उत्तेजित हो गई श्रौर उसने 
गोली का जवाब पत्थरों एवं इंटों से दिया | इस घटना में ६ व्यक्ति मारे गए 


२७२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


तथा २५, ३० घायल हुए । उत्तेजित जनता ने टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार 
काट डाले तथा सरकारी इमारतो पर घावे किये। १५ ता० को तुमसर में 
१४४ घारा लगा दी गई और श्रधिकारियों ने कांग्रेस-दफ्तर तथा कार्यकर्ताप्रों 
के मकानों की तलाशी ली। 

भंडारा में १४ भ्रगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में श्री प्रमा- 
वती के सभापतित्व में एक विशाल सभा हुई । लोग पूर्ण रूपसे प्रहिसात्मक 
एवं शान्त थे, परन्तु श्रधिकारियों ने गोली चलाई जिससे २ व्यक्ति मारे गए । 
पास में खड़ी हुई एक गाय भी मारी गई दूसरे द्विस विद्याथियों ने एक बड़ा 
जुलूस निकाला श्रौर इस प्रकार पुलिस के श्रत्याचारों के प्रति प्रपती हादिक 
घृणा प्रकट की । 

मुहारा की जनता ने भी हडताल, जूलूस एवं सभा झ्रादि करके भ्रपना 
विरोध प्रदर्शित फिया । कुछ उत्तेजित लोगो ने एक पुलिसमन को भ्पने क्रोध 
का दिकार बनाया । 

सिरोहा में ६ श्रगस्त को, एक प्राम सभा फी गई तथा दसरे दिन से सब 
स्कूल फालेज बन्द हो गये । प्रान्दोलन के विषय में लोगों को हिंदायतें देने के 
लिये कई प्रकार के बुलेटिन बांटे गए । २० ता० को पुलिस श्रधिकारियों ने 
कांग्रेस दफ्तर पर धावा किया श्रौर उस पर मोहर चपडी लगा दी। प्रसिद्ध 
कांगेस कार्यकर्ता शेर मोहम्मद भार्ट को गिरफ्तार कर लिया गया । फर्मवीर 
चौक में राष्ट्रीय कठे का अपमान किया गया तथा उसे जलाकर नष्ट कर दिया 
गया । कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गए और उन्हें प्रपमानित किया गया। 

गोदिया में श्रानदोलन का श्रीगणेश हड़ताल से हुप्ना । एक बडा जुलूस 
निकाला गया । गान्धीजी का सन्देद लोगों को पढ़कर सुनाया गया । १० अगस्त 
को सर्व श्री केशवराव इन्जल, पन्नालाल दुबे, सुखदेव भ्रप्नवाल, भ्रादि सभी 
मुख्य मुख्य काँग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर 
पर घावा किया और उसमें ताला लगा दिया ) धाम को जनता की एक सभा 
हुई जिसमें १७ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए.। इसके बाद चार दिन तक 
लगातार बडे-बडे जुलूस निकाले गए । शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर कांग्रेस 
के पोस्टर चिपकाये गए । आन्दोलन को कुचलने के लिए फोज को सहायता 
भी ली गई । इस श्रान्दोलन में यहाँ के २९३ व्यक्तियों को सजाएं हुईं तथा 
१९४ व्यक्ति नजरबन्द किए गए । १५००) रु० सामूहिक जुर्माना किया गया। 


नागपुर जिला 
तालुका--१२ श्रगस्त को कई स्थानों पर सभाएं हुई, जिनमे कांग्रेस 


मध्यप्रान्त क। कौद्यल २७३ 


का श्रादेश पढकर सुनाया गया | १४ ता० को केलोथ में रेलवे पटरी उखाड़ 
डाली गई तथा स्टेशन जलाकर भस्म कर दिया गया । पुलिस वालों ने ग्रवि- 
गांव में घूम-घ॒मकर लोगों को मारा-पीठा श्र उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रप- 
सानित किया तथा स्त्रियों को वेइज्जत कियी | 

खाया-- यहा की जनता ने पोस्ठ आफिस, थाना, रेवेन्यू दफ्तर आदि 
सरकारी मह॒कमों पर धावा बोला और उनके सब रेकार्ड अग्निदेवता की भेंट 
धढ़ा दिए । म्यूनिसिपल दफ्तर तथा रेन्जर आफिस को भी काफी क्षति पहुं- 
चाई । रेल की पटरियां उखाड़कर फेंक दी गईं तथा तार काठ डाले गए । 
पुल तोड़-फोड़ दिये गए । यूरोपियनों के बंगले तहस-नहस कर दिये गए । परि- 
णामस्वरूप फौजियों ने दुकानें लूट ली । बच्चों एवं स्त्रियों तक को भाँति-माँि 
का अ्सहनीय यातनायें दी गईं तथा लोगो से १० हजार रुपये सामूहिक जुर्माने 
के रूप में बड़ी निर्देयता से वसूल किये गए । 

शाबेनर---रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशाप तथा किरोसिन आयल डिपो 
का तमाम -फर्नीचर लूट लिया गया एवं डाक बंगलों को जलाकर नष्ठ कर 
दिया गया। दो व्यक्ति बुरा तरह से घांयल हुए एक-दो स्थानों पर लोगों का 
बेंतों से पीटा गया । 

अ्मरेड़ ताललुका--६ ओर १० अगस्त को पुलिस-अ्रधिकारियों ने कांग्रेस* 
आफिस तथा हिन्दुस्तान रेड श्रार्मी के दफ्तर की तलाशियां ली तथा शहर के कई 
प्रसिद्ध व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये । जनता ने भी उत्तेजित होकर पंचगाव का 
डाक बंगला और काँजी हाउस जला डाला | बेला थाना में सरकारी मुलाजिमों 
का बहिष्कार किया गया तथा पोस्ट आफिस और थाने के सब रेकाडे भस्म 
कर दिए । फौजियों से बन्दूके छीन ली । रेवेन्य दफ्तर फूंक दिया । समूचे अ्रम- 
रेड ताल्‍लुके के में ११ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए तथा एक हजार रुपया 
सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया । 

रासलेद ताल्‍ललुका--इस इलाके में जनता का जोश अधिक रहा । रेलवे 
ह्टेशन जला दिया गया, इंजन नष्ट-अष्ट कर दिया गया, पुलिस वालों को खहदर 
पहनने के लिए बाध्य किया गया तथा कचहरी पर बड़ी शान से राष्ट्रीय मंडा 
फहरायां गया । फौजदारी के तमाम रेकार्ड जला दिये गए | तहसील पर घावा 
किया गया । खजानों लूट लियो गया और १० लाख ७० हजार रुपये लोगों 
के हाथ लगे । १६ अगस्त को श्रान्दोलन को कुचलने के लिए काफी संख्या में 
फौज वहा पहुची श्लोर उसने गाव को चारों ओर से घेर लिया | आम जनता 
को बेंतों का शिकार बनाया गया। स्त्रियाँ बेइज्जत्ती के डर से घर से बाहर 


२७४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


ने निकल सकी । १७४ व्यक्ति गिरफ्तार किए तथा ३० हजार रुपया सामूहिक 


जुर्माना वसूल किया गया । जेल की सस्तियों के कारण एक व्यक्ति वन्दी भवस्था 
में ही मर गया । 


धरसा, गरेगाँव, चिचड़ा मनुघा एवं महांतुला के पटवारी एवं रेवेन्यू श्राफिस 
तथा ग्रामपंचायत के सब रेकार्ड नप्ट कर दिये गए। इन स्थानों के प्रमुख- 
प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए | मउद्दा में जनता नें पुलिस थानें पग 
हमला किया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया हिन्दुस्तान रेड श्रार्मी के नेताओं 
ने एक पुलिस कांस्टेबल को पकड़ लिया तथा कई श्रन्य कांस्टेबलों को गोली 
का शिकार बनाया । यही नही, उन्होने ८० कारतूस, कुछ पुलिस-वर्दियां तथा 
बहुत-सा हथकड़ियां भी पुलिस थाने से छीनकर अपने श्रधिकार में कर लां । 

गुसगांव ताल्‍लुका--१३ ग्रगस्त को स्थानीय कांग्रेस कमेटी के उप 
सभापति एवं मंत्री गिरफ्तार कर लिये गए । जनता के ३००० व्यक्तियों ने 
अपने नेताग्रों को छुड़ाने के लिए पुलिस-थाने पर हमला बोल दिया । दारोगा 
डर के मारे थाना छोड़कर भाग निकला, किन्तु थाने के दो कांस्टेबल बुरी 
तरह घायल हुए | लोगों का विचार किसी सरकारी कर्मचारी को हानि पहें- 
चानें का न था। श्रतएव उन्होंने दोनों कांस्टेबलों का बड़ी तत्परता से इलाज 
करवाया श्रौर ठीक होने पर उन्हें पुनः थाने में मेज दिया । शहर के पोस्ट 
आफिस और कांजी हाउस भी जनता के फ्रोध के शिक्रार बनें और जलाकर 
नणष्ठ कर दिये गए । हिंगना म जनता को प्रान्दोलन सम्बन्धी हिदायतें देने के 
उद्देश्य से स्थान-स्थान पर पोस्टर चिपकाए गए । 

बडौदा में पटवारी दफ्तर के कागजात जला दिये गए तथा पुल तोड़ 
डाला गया । लोगों ने मिलिटरी की लारियों पर हमला करके उन्हें लूट लिया। 
खरसौली में दारोगा को बुरी तरह पीटा गया तथा उसे श्रपनी सरकारी वर्दी 
उतार फेंकने के लिए बाध्य किया गया । तालल॒का में जनता पर गोली चलाई, 
जिससे एक व्यक्ति मारा गयां । समूचे ताल्लुके में १६० व्यक्तियों को 
सजाएं हुईं तथा १३ व्यक्ति नजूरबन्द किये गए । सामूहिक जुर्माने के रूप में 
लोगों से ५००० रुपया वसूल किया गया । 

नागपुर शहर--सन्‌ १६४२ के आ्रान्दोलन में नागपुर हर ने अ्रपना 
एक इतिहास बनाया हैँ । यहां के लोगों ने अभूतपूर्व उत्साह का परिचय दिया। 
९ और १० श्रगस्त को वड़ी-बड़ी सभाए हुईं जिनमें श्राजादी की लड़ाई को जी- 
' जान से श्रागे बढ़ाने की प्रतिज्ञा की गई । स्वयं मध्य प्रान्त के गवर्नर के ही 
ग़ुक्हों में नागपुर पर ७२ घण्टे तक जनता का राज्य रहा । 


मध्येप्रान्त का कौशल २७१५ 
ड 


११ 'श्रगस्त को हिन्दू मद्दासमा के तत्त्वावधान में क्‍ल्वेटेश थियेटर में 
एक विशाल सभा हुई जिसमें सकलो, कालेजो एवं मिलो मे हड़ताल चालू रखने 
का निर्णय किया गया। १२ अगस्त को विद्याथियों का एक विद्ञाल जुलूस 
निकला जो शहर की प्रसिद्ध-प्सिद्ध सड़को पर से होता हुआझ्आा श्रदालत पहुंचा 
और लोगों को काम बन्द करने के लिए बाध्य किया । अदालत पर झडा लहर 
राया गया। पुलिस ने प्रदर्शन-कर्त्ताश्रों फर गोलियां चलाई तथा अ्श्नु-गेस का 
प्रयोग किया । दो व्यक्तियों के सख्त चोटे श्राई । मामूली घायल होने वालों 
की संख्या तो अनगिनत थी । 


नागपुर का जनरल पोस्ट आफिस जला दिया गया। गवनेमेंट के राशन 
के गोदाम तथा कपड़े के स्टाक लूट लिये गए । प्रायः सभी सरकारी इमारतों 
पर धावा बोला गया । खुजाने लूट लिये गए । बिजली के बल्व तोड़ दिये गए। 
टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । शराब की भट्ठिया तथा फायर 
ब्रिगेड जलाकर नष्ट कर दिये गए । शहर के सभी पुलिस-स्टेशन या तो जला 
दिये गए या उत्त पर भ्रधिकार कर लिया गया । 


१४ भ्रगस्त को शहर भर में करफ्यू भ्रार्डर लगा दिया गया । फोजियों 
के जत्थे शहर मे चक्कर लगोने लगे और जो भी व्यक्ति, दोषी हो या निर्दोष, 
दिखाई पडता था गोली से उड़ा दिया जाता था। जो कौतूहलवश अपने मकानों 
की खिड़कियों से झांकते थे वे भी फौजियों द्वारा गोली के शिकार बना दिये 
जाते थे । वास्तव में फौजियों ने नागपुर की निर्दोष जनता के खून से जी भर- 
कर फाग खेला । लोगों के घरों मे जबरन घुस जाते थे, उनका सामान लूट लेते 
थे तथा उनकी बहन-बेटियों को बेइज्जत करते थे । बड़े-बड़े घरों के लोगों से 
जबरदस्ती गन्दी नालियों को साफ करवाया गया । नवाबपुरा सकिल के श्रीशंकर 
कुनबी को बिना किसी कुसूर के फांसी पर लटका दिया गया। इस इलाके में 
कुल ३२ श्रादमी गोली के शिकार हुए, तीन सौ से ज्यादा, घायल हुए तथा 
क़रीब एक हजार गिरफ्तार किये गए, जिनमे से बहुत से मुँह मांगी घूस मिलने 
पर छोड़ दिये गए । 5 

लोगों ने भंडा सत्याग्रह प्रारम्भ किया। वे राष्ट्रीय कडा लेकर शहर 
में प्रदर्शन करने लगे | पुलिस वाले उन पर लाठी चलाते थे तथा प्रधान-प्रधान 
व्यक्तियों को जेल में दूस देते थे । किन्तु फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं 
हुश्रा श्ौर यह सत्याग्रह कई दिनों तक चलता रहा । 

नागपुर शहर में श्रनगिनत बार गोलियाँ चली भौर श्रतुमान किया 


२७६ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


जाता है कि कुल ३०० व्यक्ति मारे गये होंगे। १५३ व्यक्ति नजरवन्द भौर 
१९४ दण्डित किये गए । 
वर्धा जिला 

वर्धा भारत की गर सरकारी राजघानी हूँ, वयोंकि इसी के पास 
सेवाग्राम मे भारत के कर्णघार महात्मा गाधी रहते हैँ । महात्मा गांधी की 
गिरफ्तारी की खबर पाते ही वर्धा के लोग अघीर हो उठे । पर वे पूर्णरूप 
से शान्‍्त रहे ओर उन्होंने कोई तोड़-फोड नहीं की । जब श्री दीनदयाल चूड़ी- 
वाले बम्बई से लौटे तो लोग यह सुनने के लिए कि महात्मा जी ने भारत छोड़ो 
प्रस्ताव पर क्या-बया हिदायते दी हूँ, हजारों की संख्या में गान्थी चौक 
में इकट्ठे हो गए । श्री दीनदयाल श्रपना भाषण दे ही रहे थे कि पुलिस 
सभा-स्थल पर भा घमकी श्रौर उसने एकन्रित जनता को श्राज्ञा दी कि या तो 
वह तुरन्त जान्तिपूर्वक तिततर-चितर हो जाय वरना उस पर लाठी-चांज किया 
जायगा तथा गोलियां चलाई जायंगी। जनता ने पुलिस की इस धमकी का 
जवाब भारत छोड़ो तथा 'इन्चलाव जिन्दाबाद' के गगन-भेदी नारों से दिया | 
इतना ही नही लोगों ने एक स्वर से कहा । 'हम पूर्णहप से स्वतंत्र है, हम 
ब्रिटिश शासन को नही मानते ! पुलिस हमारे कार्यों में विध्न डालने वाली कौन 
होती है ?, पुलिस ने गोली चला दी, जिसके परिणाम-स्वरूप जगलू नामक एक 
२८ वर्षीय नवयुवक शहीद हुआ और बहुत से व्यवित घायल हुए ! लोग पुलिस 
की मार खाकर भी पूर्ण रूप से अहिसक बने रहे । वर्घा वापिस लौटने पर 
महांत्मा गांधी उस स्थान पर गये जहां जंगलू का दाह-संस्कार क्रिया गया था 
और उन्होंने बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उसकी चिता पर पूजा के फूल 
चढाए । 

श्री बिनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, किशोरीलाल मशख्वाला, 
दीनदयाल चूडीवाला श्रादि प्रधान कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । 
किन्तु विद्यार्थियों ने स्थान-स्थान पर दीवारों पर उत्साहवर्द्धक बातें लिखी 
तथा छपे हुए बुलेटिन घरों में जा-जाकर लोगों को देने लगे। परिणाम-स्वरूप 
'करो या मरो' का सन्देश हर व्यक्ति के पास पहुंच गया। भ्रषिकारियों-ने 
जनता के बढते हुए जोश को कुचलने-के लिए समूचे प्रदेश में १४४ घारा 
लगा दी तथा वर्घा शहर को फौज के भ्रधिकार में सौंप दिया। जो भी व्यकित, 
चाहे वह दोषी हो या ,निर्दोषी, अ्रपने घर से निकलता था तो बुरी तरह से 
पीटा जाता था । एक दिन की वात हैँ कि लाठियो से सुसज्जित सिपाहियों 
की एक लारी वर्धा पहुंची । पुलिस के भ्रातुक से समूच्ा शहर स्मशान-सा बना 


है 


भध्यप्रान्त को कौशल २७७ 


हुआ था । कुछ व्यक्ति जो ज़रूरी कामो से इधर-उघर जा. रहे थे पुलिस 
वालो के द्वारा पकड़ लिये गए श्र राक्षसी तरीके से पीटे गए | उनमे से कई 
वेहोश भी हो गए । 
देवली--यहा पर भी लोगो ने वेताश्रो की गिरफ्तारी के विरोध में 
जुलूस निकाला । पुलिस वालों ने उस पर लाठी-चार्ज किया । जनता उत्तेजित 
हो गई और उसने पोस्ट आफिस जला दियां तथा थाने पर घावा बोल दिया 
जिससे कुछ कांस्टंवल घायल हुए । शहर से उठी हुई क्राति की श्राग शीक्र 
ही पीनार, वारवरी, वरुवर, सरगना श्रादि स्थानों पर भी फल गई औझौर 
लोगों ने स्थानीय डाकखानो एवं थानों एवं थानों के रेकार्ड भस्म कर दिये 
तथा लेटर बकस तोड़-फोड़ डाले । वारबरी में एक रेलगाड़ी को गिराने का 
प्रयत्न किया गया, किन्तु वह सफल न होसका | देवली इलाके से सामूहिक 
जुर्मानें के रूप में ४ हजार रुपये वसुल किये गए । 
हिंगनघाद--इस इलाके के विद्याथियो ने भी जनना के साथ मिलकर 
नेताप्रों की गिरफ्तारी के विरोध में बड़े-वड़ जुलूस निकाले, सभाए की तथा 
श्रन्‍्य प्रकार के प्रदर्शन किये । यहा पर कुल १२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गंए। 
आरबी तालुका--१० श्रगस्त को एक विशाल जुलूस निकाला गया 
तथा श्राम हड़ताल रखी गई । पुलिस वालों ने कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा 
दिया । १६ मुख्य कार्यकर्त्ताश्रो को गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ व्यवितयों को 
बेंतो से पीटा 
आष्टी--१२ अगस्त को जब श्राष्टी के लोगो को नेताओं का गिरफ्तारी 
का समाचार मिला तो वे एक बड़ा जुलूस वनाकर थाने पर राष्ट्रीय भांडा 
फहराने के लिए गए | जुलूस के आगे-श्रागे महिलाएं थी। पुलिस-अधिकारियो 
ने जुलूस को थाने के सामने रोका, किन्तु जब लोग बराबर श्रागे बढते गये तो 
उन्होंने लाठी एवं गोलियों की वर्षा करनी शुरू कर दी । बहुत से. स्त्री- 
पुरुष घायल हुए । कुछ नवयुवक् स्त्रियों पर अमानुषिक ढग से मार पड़ते देखकर 
चुप न रह सके । उनका खून खौलने लगा.तथा उनके हृदय मे प्रतिहिसा की 
ज्वाला घधक उठी । वे भ्रागे बढ़े और प्राणो की बाजी लगाकर पुलिस वालो 
पर टूट पडे । इस मृठभेड़ मे पुलिस के ५ व्यवित, जिनमे एक रामनाथ मिश्र 
नामक सव इन्स्पेक्टर भी था, मारे गए । शेष पुलिस वाले भाग खड़े हुए भर 
थाने पर जनता का अधिकार हो गया । नवयुवको ने वड़ी शान से थाने पर 
, राष्ट्रीय भोडा फहराया । इस घढना में जनता के भी ६ व्यक्ति काम श्राए । 
जब उच्च अधिकारियो को इस घटना की सूचना भिली तो उन्होंने 


श्७८ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


ग्राधी रात को सहास्त्र ब्रिटिश संनिकों को श्राष्टी भेजा। उन्होने श्राते ही 
लोगो को श्रधाधुन्ध मारा-पीढां । दिन में उन्हे चिलचिलाती धूप में खड़ा किया 
तथा बहुतों को वही गोली से उड़ा दिया । बेचारों को न तो खाने के लिए 
कुछ दिया गया श्रौर नपीने के लिए ही। इस प्रकार वे एक तरफ से तो 
घुप, प्यास एवं भूख से परेशान रहे तथा दूसरी श्रोर गोलियों के शिकार हुए | 
सेनिकों को इतने पर भी सनन्‍्तोष नही हुआ्आा । उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा 
करके एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पशुप्रों को 
किसी बाड़े में बन्द किया जाता हैँ'। इस श्रवस्था मे बेचारों को एक माह तक 
रखा गया। लोगो की स्त्रियों एवं बहनों व बेटियों के साथ बलात्कार भी 
किया गया । बाहरवालों को गांव वालों की मदद करने एवं उनके साथ सहा- 
नुभूति दिखाने तक की इजाजत नही दी गईं। बन्दियों पर मुकदमा चलाया 
गया और उनमें से ६ को फांसा की सजा का हुक्म हुभ्रा। इससे सम्पूर्ण देश 
में तहलका मच गया भौर स्थान-स्थान से फासी की सजा के विरोध में श्रावाज 
उठाई गई । लोगों के श्रनवरत परिश्रम का यह फल हुआ्आा कि चार व्यक्तियों 
को फांसी के स्थान पर श्राजीवन कारावास का दंड दिया गषा। श्रन्त में दो 
व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया गया । 
वर्धा जिले में १३७ व्यक्ति नजरबन्द श्रौर ४३४ दण्डित हुए । ३ जगह 
गोली चली, जिससे ७ व्यक्ति मरे श्रौर २० घायल हुए | ४०,००० रु० 
जुर्माना कियां गया । 
चांदा जिला--नेताश्रों पर किये गए प्रहार की खबर जब यहा वालो 
को मिली तो सम्पूर्ण जिले मे एक साथ विरोध-प्रदर्शन किया जाने लगा । 
स्थान-स्थान पर समाएं हुईं तथा जुलूस निकाले गए जिनमें “अंग्रेजो, भारत 
छोड़ो' की माग की गई । लोगों मे एक अजीब जोश दिखाई पड़ता था । 
प्रदर्शन का कार्य प्रायः कचहरी, थानों एवं श्रन्य सरकारी इमारतों के सामने 
किया गया। अरमोहा, चिरोली, देवसरा, बरोरा, चिकनी, चांदा आदि स्थानों 
पर सरकारी रेकार्ड जलाने का प्रयत्न किया गया। सरकार ने श्रान्दोलन की 
गति रोकने के लिए मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, प्रदर्शन 
करने वालों को बुरी तरह से पीटा गया, गाव लूठ लिये गए तथा जला दिये 
गए । और स्त्रियों की इज्जत लूटी गई। 
घिमूर--चांदा जिले का यह कस्बा सारे देश में प्रसिद्ध हो चुका है । 
यहाँ की जन-सख्या केवल ६००० है । नेताओो की गिरफ्तारी की सूचना पाते 
ही यहा पर भी ११ श्रगस्त से शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये जाने लगे | १३ भगस्त को 


मध्यप्रान्त क' कौगल २७६ 


नागपंचमी के दिन नगर भर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ४०० -स्त्रियां 
एवं १०० बच्चों ने भाग लिया। प्रभात-फंरी का कार्यक्रम पूर्ण रूप से नियं- 
त्रित एवं अहिसक था | फिर भी भ्रधिकारियों ने नगर के सभी नोके बन्द कर 
दिये और प्रभात फेरी को रोक कर उस पर गोला चला दी । लोग सब-के-सब 
एक सच्चे श्रहिसक सेनिक की भांति अपनी जान मोह छोड़कर गोलियों की 
बौछार में वही बैठ गए । परन्तु गोली चलनी बन्द न हुई । कुछ श्रौरतें तथा 
बच्चे वही मारे गए। यह देख जनता पागल हो गई श्रौर पुलिस पर दूठ 
पड़ी । पुलिस के पांच व्यक्ति वही मर गए और शेष भाग गए । पुल श्रादि 
तोड़ दिए श्रौर पेड़ गिरा कर सड़कें बन्द कर दी। फौज के पहुंचने के पहले 
ही गाव के बहुत से श्रादभी गांव छोड़कर चले गए । 

१९ ता० को अरोरा के स्टेशन पर २०० सशस्त्र गोरे सिपाहियों तथा 
५० हिन्दुस्तानी सिपाहियो की टुकड़ियां मोटरो सहित एक स्पेशल ट्रेन से 
उतरी । चिमूर वहा से तीस मील हूँ । जिला मजिस्टेट जब चिमूर पहुँचा तब 
क्रोध से पागल हो रहा था । बेचारे गाँव वाले डरकर अपने-अ्र पने घरो मे छिप 
गए और दरवाजे बन्द कर लिए। सड़कें सूनी पड़ी थी ।'(जिला मजिस्ट्रेट ने 
सशस्त्र फौज लेकर पहले गाव के बड़े-बड़े लोगो के घरों में बलपूर्वक प्रवेश 
किया । उनको बाहर निकाला गया श्र पीटा गया । बुड़ढों श्रौद बच्चों को 
छोड़कर सच गिरफ्तार कर लिये गए। कुल १२०५ गिरफ्तारिया हुई। फिर 
गाँववालो से कहा गया कि वे अपने फौजी महमानों को खाना खिलाए। जो 
गिरफ्तार हो गए थे उनके गोदाम तोड़ लिये गए | फिर लूठ शुरू हुई। तेल 
घी, चावल, भ्राटा, बरतन आ्रादि सभी चीजों पर हाथ साफ किया गया । सिल्क 
की साड़ियां जला दी गईं । या हिन्दुस्तीनी सिपाहियो को दे दी गईं । गोरो ने 
लोगों के हारमोनियम से मनोरजन किया | बलात्कार भी हुए, परन्तु अधिक- 
तर स्त्रियों ने एक जगह एकत्र होकर अपनी रक्षा की। गर्भवती तथा ऋतुमत्ती 
स्त्रियों के साथ भी बलात्कार किये गए और उन्हें रक्त से लथपथ छोड़ दिया। 
गया । एक निर्धन की भोंपड़ी में अकेली स्त्री पर तो बलात्कार की हद ही कर 
दी गई । एक छोटी लड़की का गला घोट दिया गया । इन सब अत्याचारों 
की यदि विधि पूर्वक जाँच हो तो उनपर ठीक-ठीक प्रकाश पड़ सकता है। 

यह स्थिति दो दिन तक रही । श्राखिर एक बड़ी स्त्री डाडीबाई बागदी 
राइफलों के बीच से होती हुई जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंची श्रोर उसने गांव 
की स्त्रियों की करुण कहानी सुनाई । जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह श्राफतत 
तो गाँव वालों ने स्वय बुलाई है । फिर उसने पुलिस श्रौर फौजियो को वुलाकर 


३६८० सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


स्त्रियों पर अत्याचार करने से मना किया, फिर भी श्रवस्था श्रधिक न सुधरी । 
इसी बीच सरकार नें गांव पर तथा भास-पास के लोगों पर एक लाख झरुपया 
सामूहिक जुर्माना कर दिया। जुर्मानें की वसूली वलपूर्वक कितु श्रासानी से 
कर ली गई, क्योंकि गाव में केवल वेचारी स्त्रियां ही शेष रह गई थीं । श्रादमी 
या तो भाग गए थे या बन्दी बना लिये गए थे । 

सात हफ्तों तक चिमूर में श्रसभ्य तथा उहूड सिपाहियो का राज्य 
रहा । इस श्रसें में उसका सम्बन्ध बाहरी दुनिया से बिलकुल कट गया था। 
पहले तो घटनाशो के समाचार ही बाहर नही आने दिये गए झौर बाद में 
पुलिस और फौज के श्रातक के कारण, किसी को वहाँ जाने की हिम्मत न 
होती थी । 


ड।० मुन्जे को १७ स्त्रियों ने स्वयं श्राप बीती, बलात्कार त्था अत्या- 
चारो की, कथा सुनाई । उनमे से १३ स्त्रियों के साथ तो एक से भ्रधिक गोरे 
सिपाहियो ने बलात्कार किया तथा शेप चारो पर भी भ्रत्याचार किये गए । 
४००० मनुष्य गिरफ्तार किये गए । बहुत से दारोगा को घंस देने पर छूटे । 
करीब ७४ व्यक्तियों को सजाएं दी गई । दो जेल में तथा सात जेल से बाहर 
मर गए । ३५ को आजन्म देश निकाले, £ को तेरह साल, ७ को सात साल, 
१८ को पांच साल तथा तीन को तीन साल कैद की सजाये दी गईं। दो दिन 
के प्रन्दर १००,००० रुपया सामूहिक जुमने के रूप में वलपूर्थक वसूल किया 
गया । मोतीचन्द नानकचन्द पर १०,००० रुपया जुर्माना किया गया। उससे 
गवर्नर को तार दिया कि मेरी तो दूकान ही लूठ ली गई हैँ जिसमें १०,००० 
का सामान था। इस पर उसे उत्तर मिला कि जुर्माना तो वसूल किया ही 
जायगा। एक मनुष्य की ५०,००० रुपए तथा दूसरे की १,००० झपये की 
कुस सम्पत्ति लूठ ली गई । नूरा बोहरा पर २,००० रुपया तथा एक मुसलमान 
पर १,००० जुर्माना हुग्मा । ३ सितम्वर तक ८५,००० रुपया सामूहिक जुर्माना 
नसूल कर लिया गया । बाद में गवर्न मेंट की नीति के भ्रनुसार मुसलमानों का 
जुर्माना वापिस कर दिया गया । 

चांदा जिले में ७८५ व्यक्ति नजरबन्द श्रौर २४८ दंडित हुए । एक 
जगह गोली चली, जिससे तीन मरे और १० घायल हुए । 


| महाकोशल 


मध्यप्रान्त के ग्यारह हिन्दी भाषी जिज्लो को मिलाकर कांग्रेस ने महां- 
कौशल नाम का सूबा बना दिया है । वैसे तो कांग्रेस-नेताओ की गिरफ्तारियो 


मध्यप्रान्त का कौशल |; ५६.१ 


पर ही यहाँ पर काफी उत्तेजना फल गईं थी तथा जुलूस श्रादि मिकलने शुरू 
हो गए थे, परन्तु जबलपुर में गुलावर्सिह की मृत्यु के बांद जनता की रोषपूर्ण 
भावनाएं चरम सीमा तक पहुँच गईं। इस प्रान्त के श्रान्दोलन का वर्णन जिले- 
वार नीचे दिया जाता हैं । 

बेतुल--६ श्रगस्त को जिला कांग्रेस के दफ्तर पर ताला पड़ जानें और 
श्री बालकृष्ण पटेल तथा विहारीलाल पढेल की गिरफ्तारियों के बाद जनता 
श्रौर भी ऋुद्ध हो गई श्रौर उसने पुलिस पर पत्थर फेंके । उत्तर में पुलिस ने 
गोली चलाई, जिससे एक आदमी की मृत्यु हो गई । इसके वाद जनता ने पोस्ट 
श्राफिस तथा पटवारखाने के काग्रजात जला दिए । ऐसी ही घटनाएँ श्रम- 
रावती, वधौरा तथा गन्यौता में हुई। 

१५ अगस्त को १००० भनुष्यो ने रानीपुर थाने पर आ्राक्रमण करके 
सामान सहित विलकुल जला दिया । १६ ता० को घाराखोह रेलवे स्टेशन को 
२५०० झादमियो ने मिल कर फूँक दिया । १७ ता० को प्रायः इतने ही मनुष्य 
रेल की पटरियो को उखाड़ने घोराडेगरी पहुँचे, जहाँ पर उनसे २००० मनुष्य 
श्रौर मिल गए । डिप्टी कमिइनर भी फौजी सिपाहियों सहित वहाँ था । लोगों 
के लकड़ी की टाल में श्राग लगा देने 'पर उसने सिपाहियों को गोली चलाने की 
ग्राजश्ां दी । गोली चलने पर एक मनुष्य की मृत्यु हो गई, ६ घायल हो गए 
तथा बहुत से पकड़ लिये गए । 

२४ अगस्त को अमला मे रंवेन्यू इन्स्पेक्टर तथा पठवारखाने के काग्- 
जात जला दिये गए । नैया में भी ऐसा ही किया गया । श्री वेला को जो एक 
प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता थे, पीठा गया तथा उनके लड़के को गोली से उड़ा 
दिय़ा गया | किसी मनुष्य ने वंतूल शहर के एग्रिक्लचर कालेज में श्राग लगा 
दी । अभियुक्त का पता न चलने पर २००० रुपया सामूहिक जुर्मातां कर 
दिया गया । 

धाराखोह ओर घोरांडूंगरी के बीच इटारसी-नोगपुर रेलवे लाइन की 
पटरियाँ उखाड़ दी गईं । जगह-जगह पर तार काठ दिये गए तथा रेल उलदने 
की कोशिशें की गई । 

इस जिले में ६४७ व्यक्षित गिरफ्तार और १९७ नजरबन्द किये गए । 
४५४२ पर'मुकहमे चले, जिनमें १८ महीने से लेकर २० साल तक की सजाएं 
दी गईं । ३ जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें १२+मरे श्रौर ६ घायल हुए । ६ 
राजबन्दी जेल में शहीद हुए, २४००) रु० सामूहिक जुर्माना किया गया । 

होशंगांबाद---६ अग्रस्त को जिले भर में पूर्ण हड़ताल रही । जुलूस 


श्धर्‌ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


निकाले गए तथा सभाये की गई । ११ ता० को इटारसी के पुणलिस-स्टेशन 
को जला डालने की कोशिश की गई। (४ ता० को लोगों ने मिलकर इटा- 
रसी के स्टेशन पर लकड़ी की टाल को जला डालना चाहा | यहाँ पर उनसे 
पुलिस की मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप एक अंग्रेज सारजेन्ट, एक सरकिल 
इन्पेक्टर तथा दो सिपाही घायल हुए । बाद में पुलिस ने लोगों के घरों में 
जा-जाकर उन्हे पीटा | एक लड़के को तो इतना पीटा गया कि वह भ्रस्पतांल 


से ही मर गया । | 
होशंगाबाद--शहर में पूर्ण हडताल रही और शान्ति-पूर्ण प्रदर्शन किये 


गए । कुछ दिन बाद लोगों ने तार काटने .शुरू कर ढिये । विद्यर्थियों पर 
तीन बार लाठी-चार्ज हुआ्ला । ५००० रु० का सामूहिक जुर्माना किया गया । 

छिकाली--नरसिंहपुर सब-डिवीजन का एक गांव हैं। २४ ता० को 
कुछ राजनैतिक कैदियों को किसी श्रनजान जगह ले जाये जाने की श्रफवाह 
उड़ने पर “जनता ने एक सभा की । जनता के न हटने पर नायब 
तहसीलदार ने स्वयं जनता पर गोली चलानी झुरू कर दी । श्री मन्साराम 
नामृक एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारा गया | दूसरे दिन इस गोली-कांड 
के विरुद्ध फिर एक सभा की गई । सभा पर लाठी-चार्ज किया गया जिसमें 
दो श्रादमी बेहोश हो गए । 

शोभापुर--शहर के एक भाग के तार काटे जाने पर ५००० रु० का 
सामूहिक जुर्माना किया गया। इस जिले में १४० नजरबन्द हुए ३६५ पर 
मुकहमे चले । ४ सरकारी इमारतों पर हमले किये गए। तान जगह गोलियां 
चली । २ आदमी शहीद हुए । १५,००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया। 

संडला--जिले के कॉमग्रेस नेताश्रों की गिरफ्तारियों पर सांत दिन की 
आम हड़ताल घोषित की गई । १५ ता० की फतह दर्वाजे पर एक जन सभा से 
भाषण देते हुए एक वक्‍ता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लड़का जो 
कम्पाउंड को दीवार पर खड़ा था, कोड़ों से पीठा गयां। श्राम लाठी-चार्ज 
हुआ । जनता ने पुलिस पर पत्थर और ढेले फेकने शूरू कर दिए। इस पर 
मि० फौक्स, रिजवं इन्स्पेक्टर ने गोली चलाने की भ्राज्ञा दे दी | श्री उदयचन्द 
ने जनता को मार-पीट करने से रोकना चाहा | पुलिस ने उदयचन्द को वहां से 
हटने को कहा श्रौर उनके न हटने श्रौर सीना खोलकर खड़े हो जाने पर पुलिस 
उन्हें गोली मार दी। ६ सिपाही उन्हें प्रस्पताल ले गए जहां वह मर गए । 
सम्बन्धियों की प्रार्थनाओं को ठुकरांकर अधिकारियों ने श्री उदयचन्द के शव 
को भी उन्हें देने से मना कर दिया । 


मध्यप्रान्त का कौशल २८३ 


मंडला शहर से प्राय: तीन मील पर एक पुल तोड़ दिया गया । रेलवे 
के तार काट दिए, पटरियां उखाड़ दी गईं । बाभा में एक दूसरा पुल नष्ट कर 
दिया गया । दम्दोका में भी ऐसे ही कामो के फलस्वरूप ११ मनृष्य गिरफ्तार 
कर लिये गए । पिल्डोर्ग में डाक के बक्स नष्ट कर दिये गए। काजी हाऊस 
तोड़ दिया जया | शराब की दुकानों पर घरना दिया गया। ब्रांच पोस्ट 
आफिस श्र ग्राम-पंचायत के दफ्तर फूंक दिये गए । नायपुर में लाठी-चाज्ं में 
दो लड़के घायल हो गए । 

इस जिले में २५ नज़रबन्द श्रौर ५४ दण्डित हुए। ५ सरकारी इमा- 
रतों पर हमले हुए। ३ जगह गोली-कांड हुए । एक व्यक्ति मरा और ५ 
घायल हुए । | 

छिन्दवाड़ा--इस जिले में ८५ व्यक्ति नजरबन्द किये गए और २५ 
पर मुकदमे चले । लोधीखेरा, सौन्सार, और पान्डूराना मे जन-सभायें हुईं तथा 
जुलूस निकाले गए । सरकार ने जिला काँग्रेस कमेटी का दफ्तर जला डाला । 

बालाघाट --सारे जिले में पूर्ण हड़ताल रही । १० अग्रस्त की श्ञाम को 
गांन्धी चौक मे एक विराट सभा हुई । बहुत से कार्यकर्ता वही गिरफ्तार कर 
लिये गए। शहर के हाई स्कूल की लाइब्रेरी तथा और स्थानो के शीक्षे आ्रादि 
तोड़ डाले गए । इसके बाद वालाघाट श्ौद पीपर झ्ञटी के बीच के तार कोट 
दिये गए । कुल १२ गिरफ्तारियाँ हुईं । इस जिले में १७५ नजरबन्द श्रौर ६७ 
दण्डित हुए ! एक जगह गोली चली । एक श्रादमी शहीद हश्ना 

बारासिवनी--८ से २० श्रगस्त तक शात्तिपूर्ण प्रदर्शन किये भए । १२ 
ग्रगस्त को शहर कांग्रेस कमेटी के समापत्ति पकड़ लिये गए । इसके विरुद्ध एक 
विराट जन-सभा हुई । २० अगस्त को बारां सिवनी में गोलीकाड हुआ, जिसमे 
एक मनुष्य मर गया तथा बहुत से घायल हुए । श्री रामलाल शर्मा की दूकाच 
पर जनता में और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। फलस्वरूप श्रीमती काशीबाई 
तथा कुछ और कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । २० अगस्त को: 
काशीवाई कारघटोला ग्राम में ले जाई गईं। वहां पर वह पीटी गईं। उनकी घोती 
फाड़ दी गई | १० सिपाहियों ने उनका सतीत्व नष्ट किया। उनके गृप्त अ्रंगों को 
क्षत-विक्षत कर दिया और भ्रन्त में उनका सिर काट दिया। उनके २०७५ रु० के 
गहने पुलिस ने जब्त कर लिए। इसके उपरान्त काशीवाई के पिता को वहाँ 
बुलाकर उनको भो श्रपमानित किया गया । उनकी गान्बी टोपी के दुकड़े-टुकड़े 
कर दिये गए। उसी शाम को जैन मन्दिर के पास एक शांतिपूर्ण जुलूस पर 
बिना सूचना के गोली चलाई गई । एक मरा तथा १२ घायल हुए । २१ ता० 


श्प सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


बहुत-सी गिरफ्तारियां हुईै। मजदूरों की दिन' में तीन बार हांजरी होने लगी । 
स्त्रियां घए से निकलने पर थाने मे बन्द कर दी गई 4 कुल १२० गिरफ्तारियाँ 
हुईं। वारा सिवनी में १० सितम्बर तक पुलिस के सिपाहियों ने जनता पर घोर 
अत्याचार किये । ३००० रुपया सामूहिक जुर्माना. वसूल किया गया । 

दुर्गं--इस जिले मे २५० नजरबन्द और ४० दण्डित हुए | बेलोच, 
कुशम और रोलट मे सरकार विरोधी प्रदर्शन किये गए। १० श्रगस्त को 
नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में बाज़ार मे हड़ताल की गई । भर्टंग में 
शान्तिपूर्ण जुलूस पर पहले गोली चलाई गई श्रौर फिर लाठी-चार्ज हआ + श्री 
घासीराम मंडल चोटों से बेहोश होगए । इसी श्रवस्था में वह बन्दी बना लिये 
गए । कुछ दिन बाद श्रस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई । | 

- सागर--यह जिला काग्रेस का केन्द्र हैं । गढ़कोठा में शान्तिपूर्ण जुलूस 

पर गोली चलाई गई | एक मरा तथा १५ पर इसी सम्बन्ध में मुकदमे चले | 
घाहा ३४ के मातहत बहुत से चालान हुए | इस जिले मे २०० नजरबन्द श्रौर 
४०० दण्डित हुए । 

जबलपुर--यहाँ श्रंग्रेज विरोधी प्रदर्शन हुए। ९ श्रगस्त को स्थानीय 
पेता गिरफ्तार कर लिये गए । १० श्रगस्त से शहर के हाईस्कूल के लड़कों ने 
स्कूल जाना वन्द कर दिया । १४ श्रगस्त को विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली 
चलाई गई । फलस्वरूप श्री गुलाबर्सिह ने भारत के शहीदों मे नाम लिखवाया। 
एक पोस्ट आफिस तथा मदन महल रेलवे स्टेशन फूक दिये गए | बिजली के 
बल्व फोड़ दिये गए । प्राय: ५५० गिरफ्तारियाँ हुई | १५० नज़रबन्द रखे गये 
श्रौर ४०० को सजाये दी गई । 

महाकौशल के रायपूर और बिलासपुर जिलों से श्रान्दोलन के विषय में 
विस्तार पूर्वक सूचना नहो मिली । केवल इतना ज्ञात हुआ हूँ रायपुर में १०० 
व्यक्ति नज़ रबन्द श्र ७०० दण्डित हुए । दो सरकारी इमारतों पर हमले हुए । 
बिलासपुर जिले के नजरबन्दों की संख्या 5५ थी । 

विद प्रात अमरावती, बुलढाना, भ्रकोला और यवतमाल जे 
विभाजित हूँ । 

अमरावती--जिले के अ्रनेक स्थानों मे अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन किये 
गए। पोस्ट आफिस लूठ लिये गए और रजिस्ट्रेशन कोर्ट जला दिये गए। 
जगह-जगह तार काट दिये गए तथा थानों और शराब की दूकानों को नष्ट कर 
दिया गया । मौरसी मे तहसांलदार को जुलूस मे सम्मिलित किया गया तथा 


भध्यप्रान्त का कौदाल रद 


तहसील पर तिरंगा मंडा लगा दिया गया | वनौरा के थाने पर कुछ गाँवों के 
लोगों ने श्राक्रमण कर दिया । पुलिस ने गोली चलाई, जिससे पाँच मनुष्य 
मारे गये तथा २५ घायल हो गये । इस सम्बन्ध में तीन गाँवों पर सामूहिक 
जुमति किये गए। खानपुर मे रेजर का दफ्तर जला दिया गया। भश्रमरावती 
शहर में जनता ने पोस्ट और तार के दफ्तर तथा इम्पीरियल बेक पर श्रधिकार 
जमाना चाहा, परस्तु श्रसफल रही । १५ दिल से विद्यार्थी हड़ताल पर थे । 
उन्होंने बिजली के बल्व तोड दिए। पवाली में तोर काठ दिये गए। वहां के 
लोगों पर सामूहिक जुर्माना किया गया। परन्तु जुर्माना वसूल करने के लिए 
जब वहां रेविन्यू इन्स्पेक्टर कुछ सिपाहियों को लेकर पहुंचा तो लोगों ने 
जुर्माना देने 'से इन्कार कर दिया। 'इस पर डिप्टी कमिक्नर स्वयं पुलिस को 
लेकेर वहाँ पहुचा, ०रन्तु श्रसफल रहा । उससे राष्ट्रीय झडे को नीचे उत्तारना 
चाहा | पुलिस और जनता में मुठभेड़ हो गई । फलस्वरूप ५ मनुष्य वही मर 
गए तथा २ बाद में मरे । कुछ मनुष्य घायल भी हुए | हाईकोर्ट में कुछ मनुष्यों 
पर मुकदमे चलाये गए। जज ने पुलिस का कार्यवाहो की भर्त्सना की तथा 
जुर्माने को गैर कानूनी घोषित किया । चांदपुर बाजार में एलिचपुर की तालल्‍लुका 
पुलिस ने एक जुलूस पर श्राक्रमण किया । जूलूस के नेताश्रो पर पुलिस पर 
आक्रमण करने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया । परन्तु निरपराध घोषित 
हुए इस पर पुलिस के ऊपर हर्जाने या. दीवानी में मुकदमा चलाया गया । मुक- 
दम में जनता की जीत हुई । 
| अमरावतो जिले मे ६०० व्यक्ति नजर बन्द और ७५० दण्डित हुए । 
७ सरकारी इमारतों पर हमले हुए । ६ जगह गोली-काण्ड हुए | जिनमे १४ 
भरे श्रोर ४० घयल हुए । 

अकोला--१९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के छूट जाने पर भी यहाँ 
भारत रक्षा कानून के मातह॒त युद्ध में बाधा डालने के नाम पर मुकदमे चलते 
रहे | श्रगस्त १९४२ से पहले घार प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता जेल में ढंस दिये 
गए । गान्धीजी की गिरफ्तारी की सूचना पाकर लोगों ने हड़तालें कर दी। 
सरकार ने कांग्रेस कमेटियो को गेर कानूनी घोषित कर दिया। गांवों में तरह- 
तरह के भ्रत्याचार हुए । यहां तक कि बच्चों श्रोर बूढ़ों तक को रात के समय 
पहाड़ी रास्तों में घसीटा गया, लोगों को बुरी तरह पीटा गया, हाथ पर ताड़ 
दिये गए तथा पाखाने के रास्ते पर तेज पांउडर घर दिया गया । कही-कहीं 
पीटनें की धमकी तथा झपये का लालच देकर क्षमा मांगने को कहा गया 4 
झकोला के नेशनल स्कूल, जिसको बाद में सरकार ने भ्रपनें कब्जे में ले लिया 


२८६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह ४ 


और खामगांव की तिलकराष्ट्रीय ग्ाला के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में उल्लेख- 
नीय भाग लिया माता-पिताश्रों पर जोर दिया गया कि वे श्रपनें लड़कों को 
राजनीति से अभ्रलग रखें। श्रकोलां की सांवतराम मिल में एक महीने तक 
हड़ताल रही । 

२००० के लगभग गिरफ्तारियां हुईं । १५० नजरबन्द और ३४५० 
दण्डित किये गए । 

मार्च तक सरस्वती मन्दिर श्रोर राष्ट्रीय स्कूल पुलिस के श्रघिकार में 
रहे | खिरपुरीके अम्बादास पटेल, श्री दौलतजी, श्रीराम राय पटेल आदि बहुत 
से कांग्रेस-कां्यकर्ता वरगांव लाये गए और पीट गए । एक महीनें तक वरयगांव 
में फौजें पड़ी रहीं, जिन्‍्होंनें वहुत श्रत्याचार किए । ५० से ऊपर श्रादमी गिर- 
फ्तार किये गए जिनमें ३० स्त्रियां भी थीं । जेल में कैदियों के साथ बहुत बुरा 
बर्ताव होता था । खाना वहुत खराब मिलता था | कई कैदी जेल से छूटने के 
बाद मर गए । 

वबुलढाना--इस जिले में १०० व्यक्ति नजरबन्द बनाये गए । विरोध 
में सजायें की गईं श्रौर जुलूस निकाले गए । दो बच्चों को, जो - रेलवे लाइन के 
पास फिर रहे थे, गोली मार दी गई । एक वहीं मर गया तथा एक घायल हो 
गया । ये बच्चे खानदेश के थे । हु 

यवतमाल--इस जिले से भी लगभग १०० व्यक्ति नजरबन्द बनाये 
गए । लोगों ने बान्ति पूर्व तरीके से समाश्रों और जुलूसो के द्वारा अपना विरोध 
प्रकठ किया । 


५ १३: 
राजधानी में खून की होली 
भारत का सदर मुकाम होने के कारण नेताओं की गिरफ्तारी की खबर 
दिल्‍ली की जनता को तुरन्त मिल गई झौर ९ श्रगस्त को सुबह १० बजे तक 
समूचे शहर में हड़ताल हो गई ।॥ दोपहर में घंटाधर के पास से एक विशाल 
जुलूस रवाना हुश्रा, जो सड़कों पर घमता हुश्रा शाम को करीव ६ बजे गाँघी 
मैदान में पहुँचा झर एक सभा के रूप में परिणत होगया। करीब ५० 
-हजार नर-नारियों ने इसमें भाग लिया । दूसरे दिन १० तारीख को सुबह 
से ही लोग घंठाघर के पास इकटठे होने लगे । लोगों का विचार नई 
दिल्‍ली की ओर जाने का था । अश्रधिकारियों ने अ्जमेरी ग्रेट पर पुलिस 
श्रौर फौजी लारियाँ तैनात करके और कांटेदार तार लगा कर श्रनेक रुकावटे 
खड़ी की, फिर भी लोग नई दिल्‍ली पहुँच ही गये। वहाँ की अधिकांश दुकानें 
पहले से ही बन्द हो चुकी थी। शोष दूकानें भी लोगों के पहुँचते ही बन्द हो 
गईं । शाम को पुरानी दिल्‍ली में एक विशाल सभा की गई जिसमें करीब एक 
लाख व्यक्तियो ने भाग लिया। १६१ तारीख को पुनः प्रातः ८ बजे लोग' 
इकट्ठे हुए । किन्तु श्रब पुलिसवालों ने एकत्र लोगों पर लाठी-चार्ज प्रारम्भ 
किया । लोग लाठी खाकर भी . तितर-बितर न हुए और एक जुलूस के रूप 
में कोतवाली की भोर बढ़ने लगे । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री हकीम 
खलीलुलरहमान, जो जुलूस के नेंता थे, गिरफ्तार कर लिये गए । अपने प्रिय 
नेता की गिरफ्तारी से लोग क्षुब्ध हो उठे और शआगे की पंकित में खड़े हुए एक 
नवयुवक ने सोडावाटर की एक बोतल फेक दी, जिससे डिप्टी कमिइ्नर की श्रांख 
पर चोठ आई । फिर क्‍या था ? पुलिस एवं फौज वालों को खुलकर खेलने 
का मौका मिल गया और उन्होंने लोगों पर गोली चलावा प्रारम्भ कर दिया । 
फलस्वरूप एक व्यक्ति तुरन्त मर गया तथा भ्रनेक घायल हुए । 
इस घटना ने लोगों के ऋष को प्रज्ज्वलित कर दिया । फलत:ः उन्होने 
ट्रेलीग्राफ तथा ढेलीफोन के तार कादढना शुरू कर दिया । पुलिस वालों ने इस 


श्८द सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


सम्वन्ध में बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, विन्तु फिर भी तोड़- 
फोड़ का काम बन्द नही हुआ । लोगों का एक जत्था म्यूतिसिपल आफिस 
पहुँचा । उसने सेक्रेटरी को दफ्तर बन्द करने के लिए कहा। परन्तु उसने 
लोगों की बात को ठुकरा दिया । लोग उत्तेजित हो गए श्रौर उन्होंने प्राफिस 
में श्राग लगा दी | पुलिस घठनास्थल पर आई और गोली चलाने लगी । 
लोगों ने दो श्राग बुकाने के इजिनों श्र एक आग वुझाने की मोटर-साइकिल 
को आग लगाकर नष्ट कर दिया । ह 

फरतेहपुरी के पास गोरे सनिकों ने जनता पर गोली चलाई, जिससे दो 
व्यक्ति घटनास्थल पर सारे गए तथा बहुतों के गहरी चोटें श्राईं। फिर तो 
समृचे शहर में तोड़-फोड़ शुरू हो गई। पीली कोठी श्रौर क्वीन्स रोड पर 
उसका विशेष प्रकोप रहा पैद्रोल-पम्प जला दिये गए। शहर के सबसे बड़े 
रेलवे कलीयरिंग श्रकाउन्ट्स ऑफिस पर भी हमला किया गया और 'उसे जला- 
कर नष्ट कर दिया गया । पुलिस इन्सपेक्टर ने एक व्यक्ति पर गोली चलाई । 
लोग इन्सपेक्टर पर टूड पड़े श्रोर उसे वही खत्म कर दिया । इन्कमर्टक्स 
श्राफिस भी लोगों की क्रोधाग्नि का शिकार हुआ | - | 

पहाड़गंज के पास अंग्रेजी फौज के वेरिक पर हमला किया गया। 
फौजियों ने भागकर श्रपनी जान बचाई । (शाम को पाँच से सांत वजे के बीच 
में करीब १२ सरकारी स्थानों को जला दिया गया । पुलिस एवं फौज ने भी 
स्थान-स्थान पर लोगों पर गोली चलाई। रात को समूचे शहर में पूर्ण भंघकार 
रहा क्योंकि बिजली के तार काट दिये गए थे और बल्‍व फोड़ दिये गए थे। 
दूसरे दिन सारे शहर पर फोज और पुलिस का अधिकार हो गया | स्थान- 
स्थान पर फौजी एवं पुलिस के सिपाही तैनात कर दिये गए । फिर भी दोपहर 
में लोगों के एक जत्थे ने पहाड़गंज के पोस्ट भ्रांफिस को जला डाला । 
फौजियों ने उस इलाके में कई वार गोलियाँ चलाईं, जिससे “काफी' भ्रादमी 
मारे गए श्रौर बहुत से घायल हुए.। जनता की रिपोर्ट के श्रनूसार १३ श्रगस्त 
तक करीब १४० व्यक्ति मारे गए जब कि सरकार के कथनानूसार केवल 
४४ व्यक्ति मारे गए । घायलों का दरविन श्रस्पताल में भर्ती किया गया, किन्तु 
वहाँ के भ्रधिकारियों ने उनके साथ बड़ा व्यवहार किया। जिन घायलों को 
खून का इंजेक्शन देना श्रत्यन्त जरूरी सेमका था उनको भी उससे वंचित 
रखा गया । विद्रोही उचित चिकित्सा के पात्र नहीं संम्े गए । 

० भ्रगस्त से ३० सितम्बर तक की घटनान्रों की जो रिपोर्ट हमे मिली 
है, उसका सार हम यहाँ दे रहे हे-- 


राजधानी में खून की होली २८९ 


ए० जी० सी० आर० शॉफिस के १२५ क्ल्कों ने सरकारों नौकरी से 
स्तीका दे दिया । 

२० श्रगस्त को जनता ने सप्लाई डिपाटंमेन्ट के चेक विभाग को काफी 
अंश तक जला डाला | 

दिल्‍ली क्लाथ मिल के प्रधान कंमिस्ट श्री एम० एम० दाह ने स्तीफा 


दे दिया। उनके श्रादर्श को लेकर कुछ नीचे के कर्मचारियों ने भी श्रपनी 
नोकरी छोड़ दा । ; 


दिल्‍ली वलाथ मिल तथा बिड़ला मिल में पूर्णहप से हड़ताल रही । 
अधिकारियों को मिलें वन्द करनी पड़ी ।_ 

स्कूल श्रौर कालेजों के छात्र-छात्राग्रो ने आन्दोलन में सक्रिय' भाग 
लिया । आन्दोलन सम्बन्धी काफी बुलेटिन प्रकाशित किये गए श्रौर जनता में 
बाँटे गए। लड़कियों ने वाइसराय की कौंसिल के सदस्यों के मकान पर 
पिकेटिंग की । उन्होने श्री श्रणे की सायंकालीन पार्टी को विफल बनाया। 
अतिथियी को मकान के पीछे के दरवाज़े से श्रपने घर लौट जाता पड़ा। 
सरकारी कर्मचारियों को श्राफिस जाने से रोका गया । उनके गुलामी के चिह्न 
टोप एवं नकटाई उत्तरवा लिये गए । 

कुछ विद्याथियों ने पुलिस को श्रच्छा चकमा दिया। उन्होनें यह 
्रफवाह फैला दी कि नई दिल्‍ली में एक सभा होगी जिसमें वाइसराय को 
कौसिल 'के सदस्य अणे एवं सरकार महोदय के भाषण होंगे। श्रतः पुलिस 
ने सभा में लोगों को एकन्र होने से नही रोका । सभा मण्डप में एक विधाल 
जन-समृह इकट्ठा हो गया । जब सभाभण्डप खचाखच भर गया तो एक उत्साही 
विद्यार्थी हाथ में एक घटी लिये हुए प्लेटफार्म पर पहुँचा । उसने अपनी जेब 
में से तिरंगा भंडा निकाल कर सभामण्डप में फहराया। राष्ट्रीय नारे 
लगाये तथा भाषण देना प्रारम्भ किया । इतने में पुलिस भी वहाँ शा पहुँची 
झौर सभा विसर्जित हो गई । 

९ सितम्बर को घारा १४४ लगी हुई थी, कितु फिर भी जनता ने एक 
जुलूस निकाला जो शहर की गलियों में घूमा । शहर में पूर्ण हड़ताल रही । 
मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया और वांदती चौक की सभी 
मुस्लिम दूकानें वन्‍्द रही । ! 

१४ सितम्बर को कुछ छात्राश्नरों ने थोड़े से मजदूरों को साथ लेकर 
असेम्बली भवन में पिकेटिंग किया । सबके हाथ में राष्ट्रीय भंडे थे। पुलिस ने 
उन पर लाठी-चार्ज किया, कितु वे लाठी की मार खाकर भी डे रहे । २० 


२५९० सन्‌ बयाौलीस गा विद्रोह 


व्यवितियों को गिरफ्तार कर लियां गया। दोप को हटां दिया गया | आठ महि- 
लाएं लाठी की बौछार में वही वंठ गई झौर उन्होने पुलिसकी भाज्ञा मानने से 
इन्कार कर दिया । शाम को भअसेम्बली के खत्म होने पर लड़कियों एवं स्त्रियों 
ने वेटिंग पुलिस” के सिपाहियों को घेर लिया | इसी दिन पुरानी दिल्ली में 
११ गदहों का एक जुलूस निकाला गया । ११ गदहे वाइसराय की कौसिल के 
१६ भारतीय मेम्बरों के प्रतीक थे, जिनको अंग्रेज गृह-सदस्य मि० मंक्सवेल 
हांक रहे थे । पुलिस ने इस जलूस पर छापा मारा श्र प्रदर्शनकर्त्ताओं एवं 
११ गदहों को गिरफ्तार कर लिया । लोगों ने तोढ़-फ़ोड़ भुरू की, जिस पर 
कुछ व्यत्रित और गिरफ्तार कर लिये गए। (६ 

इस प्रांत के आन्दोलन की विशेषता यह थी कि उसमें स्त्रियों एवं पढ़ने 
वाली लड़कियों ने अगुत्रा भाग लिया । पुलिस वालों की बांखों में घूल कोंककर 
तथा प्रेस-कानून को तोड़कर लगातार प्रेसों एवं साइक्लोस्टाइल द्वारा बुलेटिन 
प्रकाशित होते रहे । 

पिकेटिंग करते हुए २०० व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए तथा श्रन्य 
तरीकों से भी सेकड़ो गिरफ्तारियां की गई। जेल में इन व्यक्तियों के साथ 
वड़ी सख्ती की गई । ३० सितम्बर को जेल के श्रन्दर राजनतिक कंदियों पर 
सख्त लाठी-चाज़ किया गया । सब राजनैतिक कैदियों को, स्वास्थ्य सामाजिक 
स्थिति आदि का कुछ खयाल न रख कर, सी” क्लास में रखा गया । लाहौर- 
जेल में स्त्रा-वन्दियों तक के साथ दुव्येबहार किया गया। उन्हें घसीटा गया 
श्रोर श्रज्ञात स्थान में बन्द कर दिया गया । 

श्रखवारों पर कठोर सेंसर लगा दिया गया। हिन्दी के दैनिक पत्र 
वीर श्र्जुन' तथा उसके प्रेस से ३ हजार रुपये की जमानत मांगी गई । दिल्‍ली 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मंत्री श्रीमती भ्रुणा प्रासफश्नली एवं श्री 
जुगलकिशोर खत्ता तथा श्री सी० के० नायर को खास आाडिनिन्स निकाल कर 
फ़रार धोषित किया गया भर उनकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली गई । 

* अवतूबर और नवम्बर महीनों में भी प्रभात फेरियो और जुलूसों का 
निकलना जारी रहा | कई विशेष दिवस मनाये-गए। हड़तालें की गईं। म्यु- 
निसिपल टाउन हाल, रिजवेबेक और विभिन्‍न कालेजों पर पिकेटिंग की गई। 
पेपर करेन्सी वितरण की गई। इस प्रकार सरकारी पाबन्दियों को तोडकर 
आन्दोलन जारी रखा गया । 

सरकार ने भी अपना दमम-चक्र जारी रखा। स्त्रियों के जुलूस पर 
ताढी-चार्ज किया गया, जिससे २ मर गई भौर बहुत-सी घायल हुई। पुलिस 


राजधानी में खून की होली २९१ 


ने श्रमेक घरों पर छापे मारे भर उनकी तलाशियां ली । लगभग २०० गरिरफ्ता- 
रियां हुईं, जिनमे स्त्रियों की संख्या भी काफी थी। प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस 
कार्यकर्ता श्री नायर-भी गिरफ्तार कर लिये गए । कइयों पर मुकदमे चले भौर 
विभिन्‍न सजाएं दी गईं । 

तोड-फोड़--देहातों में भी तार काठे गए । विजवासन और गृड़गाँव 
के बीच बी० वी० एण्ड० सी० आई० रेलवे की एक मालगाड़ी गिराई गई । 
चांदनीचौक के सब-पोस्ट ग्राफिस का कुछ हिस्सा तोइ-फोड़ डाला गया। 
दिलली-करनाल लाइन पर एन० डवब्ल्यू० रेलवे के वादली स्टेशन पर रात को 
धावा वोला गया तथा तमाम रेकाई जला दिये गए। चाँदनी चौक में रेलवे 
बुकिंग आफिस के पास एक बम फटा । दिल्ली-रोहतक लाइन पर एन० डल्ल्यू० 
रेलवे के घेवरा स्टेशन पर हमला किथा गया और तमाम रेकार्ड फूंक दिये 
गए । बिड़ला मन्दिर में भी एक विस्फोट हुझ्ना । नई दिल्‍ली में देलीग्राफ एवं 
टेलीफोन के काफी तार काट डाले गए, जिससे बहुत-से स्थानों में ठेलीग्राफ एवं 
टेलीफोन का काम बन्द रहा । 


4 $ १४ ३: 
अजमेर-मेरवाड़ा 


भारत के प्रन्य प्रान्तों की भाँति प्रजमेर-मेरवाड़ा ने भी देश के 
श्राजादी के इस युद्ध में अपना योग दिया । १ प्रगस्त को अजमेर-मेरवाड़ा के 
काग्रेस-कार्य कत्ताओं ने एफ समा की तथा कांग्रेस कार्य समित्ति द्वारा अपने 
वर्षा अधिवेशन में पास किये गए “भारत छोड़ो! प्रस्ताव को दोहराबा । अधि- 
कारी पहले ही तक थे । वे श्रांदोलन को शूरू में ही छुचल टालना चोहते थे। 

€ भ्रगस्त को वम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी होते ही उन्दीने तुरन्त 
प्रजमेर, व्यावर, केकढ़ी प्रादि स्थानों के दर्जनों खास-लास कार्यवर्नाओं को 
गिरफ्तार कर लिया | पुलिस ने ये गिरफ्तारियाँ करने में बड़ी मनमानी दी ।| 
चीफ कमिव्नर ने पुलिस को खाली वारप्ट दे दिये थे, जिनमें नाम मरकर सिर- 
पतार करना पुलिस के हाथ में छोड दिया गया था। नेताओं पर प्रह्मर करने के 
बाद पुलिस की दृष्टि कांग्रेस-कमेटियों एवं खादी-मंडारों की प्रोर गई । तमाम 
कांग्रेस-कमेटियाँ गर-कानूनी घोषित कर दी गई कौर उनके कार्यालयों पर 
पुलिस का कब्जा हो गया | अजमेर और व्यावर के खादी-भणप्ठारों, हरमाहा के 
खादी विद्यालय, झषधालय एवं पुस्तकालय, अजमेर के ग्रामोच्योग-संघ, ह्टूँडी 
के गांधी आश्रम आदि संस्थाओं पर पुलिस ने छापा मार कर प्रपना प्रधिकार 
जमा लिया ओर उनकी करीब १५ हजार की सम्पत्ति नीलाम कर दी । इस 
प्रकार पुलिस आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी, किन्तु स्कूलों एवं 
कालेजों के विद्याथियों ने हड़ताल करवाई तथा जुलूस निकाले । कुछ विद्यार्थी 
गिरफ्तार कर लिये गए । 

गाजनतिक बन्दियों के साय जेल में तरह-तरह की सस्तियां की गईं । 
सतजरबन्दों को छोटे-खराव बेरकों में रखा गया। वन्दियों को नठो भच्छा 
एवं पर्याप्त भोजन दिया गया, न पहनने-प्रोढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़े । सर्दी 
वेचरों को ठिदुर-ठिदुर कर बितानी पड़ी । उनका बाहरी जगत से एकदम 
सम्वन्ध-विच्छेद कर दिया गया | उन्हें न तो पढ़ने के लिए अखबार दिया गया 


७ 
बा 
छः 


भ्रेजमेर-मेरवाड़ा २९३ 


ने अ्रपने सम्बन्धियों से मिलने की इजाजुत दी गई भ्रौर न पत्र ही लिखने दिये 
गए । यही नही, जो व्यक्ति जेल की सख्तियों के कारण बीमार पड़ गए, उनकी 
ठीक देखभाल नही की गई झौर न उनका उचित रूप से इलाज ही करवाया 
गया ! नाजुक स्थिति में भी बन्दियों को पैरोल पर नही छोड़ा गया । 
महात्मा गांधी के उपवास की खबर बन्दियों को मिली तो वे क्षुब्ध हो 
उठे । उन्होने अपने प्रिय नेता के प्रति सद्दानुभूति प्रदर्शित करने के लिए श्रन- 
शान किया । अधिकारों लोग इसे भी सहन नही कर सके । भोजन न करने के 
श्रपराध मे उत पर मुकहमें चलाये गए श्रोर' सख्त कैद की सजाये दी गईं । 
जुलाई १६४३ में सरकार ने नजरबन्दो से अगूठे के निशान लेने का हुबम 
निकाला । इन्कार करने पर कइयों को मुकहमें चलाकर सजाए दी गई। वाद॑ 
में पुलिस वालों ने जबर्दस्तो अंगूठे के निशान लिये । जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट के 
श्रपमानजनक व्यवहार के विरोध में सुरक्षाबन्दी श्री रमेशचन्द्र व्यास ने तीन 
सप्ताह तक भूख हडताल की । सुपरिण्टन्डेण्ट के खेद प्रकट करने पर हडताल 
खत्म हुई, किन्तु स्थानीय सरकार ने भूख हड़ताल करने के श्रभियोग मे श्री 
व्यास पर मुकहमा चलाया । इसके अलावा श्री मूलचन्द श्रसावा तथा बालक्ृष्ण 
कौल को भी उपवास करने के अपराध में क्रमशः १५ दिन एवं दो मास कद 
की सजाएं दी गई । उन्होंने जेल श्रधिकारियो की मनमानी का विरोध 
किया था । 
करीब एक वर्ष बाद १९४३-मे सरकांरने अपनी नीति कुछ बदली 
श्र बन्दियों को बिना शर्त छोड़ना श्रारम्भ कर दियां। हॉ, रिहाई के बाद 
प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ-न-कुछ पावन्दी श्रवश्य लगा दी जाती थी । कुछ 
व्यक्तियों को छूटने के बाद ४५ घटो के श्रन्दर-अन्दर भ्रजमेर-मेरवाड़ा से बाहर 
चले जाने का हुक्म दिया गया । कुछ व्यक्तियों पर पांबन्दी लगाई गई कि 
वे मोटर इस्तेमाल न करे , रेडियो'न रखें, आ्रपस में न मिले तथा बिना 
पुलिस की इजाजत के श्रपने शहर से बाहर न जावे । इन पावन्दियों के कारण 
छुटठे हुए नजरबन्दों के लिए भ्रपना साधारण काम-काज करना भी कठिन हो 
गया । कुछ व्यक्तियों ने उन पाबन्दियों की अ्रवहेलना की जिससे उन पर पुनः 
मुकह में चलाये गए और उन्हे कड़ी सजाएँ दी गईं | श्री मूलचन्द. श्रसावा भर 
श्री गोकुललाल श्रसावा को श्रजमेर म्युनिसिपल-क्षेत्र से बाहर न जाने का 
प्रतिवच्ध तोड़ते के अपराध मे चार महीने की सख्त कंद तथा २००) रुपए 
जुर्मानें की सजा दी गई । 


बज 


$ १४ ; 


सिन्ध प्रान्त 
क्षेत्रफल ४८१३६ वर्गमील जनसंख्या डप्र्रए००८ 
गिरफ्तारिया २४०० से अधिक नज रबन्दे २०० 
सजांयाफ्ता १४०० है बेंत की सजा १०० 


सिन्ध एक छोटा-सा श्रान्त हैं जो सन्‌ १९३६ में बम्बई प्रान्त से अलग 
हुआ है । इसमें लगभग ७० प्रतिशत मुस्लिम और ३० प्रतिशत हिंदू, ईसाई, सिख 
तथा अछ्त रहते है । हिन्दू जनता श्रधिकतर बड़े-बड़े शहरो में वसी हुई हूं श्रौर 
मृस्लिम देहातों में । सिन्च के मुसलमान संयद, वलोची, मीर इत्यादि फिरकों में 
बंटे हुए हे भर उनमें आपस में काफी चलती रहती हैं । निस्सन्देह मुस्लिम 
लीग के बढ़ते हुए प्रभाव नें इन्हें एक भंडें के नीचे इकट्ठा होने में काफी मदद 
का हैँ । स्वभाव से यहां का मुसलमान काफी ब्रिटिश विरोधी है, पर “मुस्लिम 
लीग के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण वह खुल कर किसी विरोधी श्रान्दोलन में 
नहीं पड़ता । हुरों का उत्पात ब्रिटिश विरोधी भावना से ही उत्पन्न हुआ हूँ । 

सन्‌ १९४० व ४१ के व्यक्तिगत सत्यांग्रह मे कांग्रेस हाई कर्मांड ने 
सिन्‍्च की विशेष स्थित्ति को ध्यान में रखते हुए वहां के कांग्रेसजनो को व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह करने से मुक्त कर दिया था, पर सन्‌ १९४२ के खुले विद्रोह में 
कोई एसी पावन्दी असम्मव थी । सिन्ध के आन्दोलन में विद्यार्थियों का महत्त्व- 
पूर्ण हिस्सा रहा । ९ श्रगस्त को कांग्रेस-तेताओ की गिरफ्तारी के फलरवरूप 
कराची तथा श्रन्य दूसरे शहरो में हड़ताले रही, जिनमे विद्याथियों ने और 
विशेष कर छात्राश्रों ने बहुत सक्तिय भाग लिया । वे बहुत बड़ी संख्या में स्कूल- 
कालेजों से निकलकर विरोघ प्रदर्शनों में शामिल हुए । ब्रिटिण नौकरुबाही 
न इसका उत्तर ला्ियों के प्रहारों से दिया । पुलिस ने स्वराज भवन से कांग्रेस 
का भंडा उतार लिया और दफ्तर पर कब्जा कर लिया । शहर में कितने ही 
दिनों तक हड़ताल रही और सारे प्रमुख वाज़ार कराची माल मंडी और रुई के 
बाज़ार सहित एक हफ्ते से अधिक दिनों तक बन्द रहे । शहर में चारो ओर 


सिन्ध प्रास्त २९५ , 


रोजाना प्रभात फेरिया निकाली गई श्ौर रामबाग श्रौर ईदगाह पर 


कई सामूहिक सभाएं की गईं | पुलिस ने भयंकर लाठी-चार्ज किया, लेकिन 
फिर भी क्वाफी तादाद में लोग इकढ्ठे हुए । 


कराची--प्रारम्भ के कुछ हफ्तों तक कराची के प्रायः सारे ही स्कूल 
और कालेज बन्द रहे। १०, ११, १२ श्रगस्त को विद्याथियो तथा जनता के 
बड़े-बड़े जुलूस निकले । पुलिस ने इन जुलूसो पर लाठी-चार्ज किये जिनके कारण 
कितने ही भ्रादमी जूरुमी हुए । प्रनेंक निर्दोष व्यक्ति भी, जिनका जुलूस से 
सम्बन्ध न था, पुलिस के रोष के शिकार बने | पुलिस के सिपाहियो ने 'विश्रान्ति- 
गृहों, क्लबों, वाचनालयों इत्यादि जगहों में घुस-घुस कर निर्दोष व्यक्तियों को 
मारा-पीटा श्रौर गिरफ्तार कर लिया । इस पर विद्याथियो का रोष और भी 
बढ़ा। उन्होने उन स्कूलों पर पिकेटिंग किया जो इस समय भी खुले हुए थे। 
एन० जे० हाई स्कूल ध्ौर चर्च कालेज पर पिकेटिंग हुआझ्ला । क्वीस एलेक्जेंडिया 
कालेज में विद्याथियों को केवल इसलिए नही जोने दिया गया कि उन्होने 
भारत छोड़ो के विल्ले लगा रखे थे । 


सरकारी-दमन तथा पुलिस के प्रहारों से बचने के लिए लोगों ने नवीन 
तरीके भ्रपनाये । रात को १० बजे के बाद अपने घरोके ऊपर लांग खड़े होकर 
कांग्रेस-तारे लगाते थे । सांइकिलो पर लोगों ने जुलूस निकाले जिससे 
पुलिस वालो को उन्हें पकड़ने के लिए काफी तेज भागता पड़ता था। 
साइकिलों पर चढ़े हुए यह श्राजादी के संनिक राष्ट्रीय गीत गाते 
झ्यौर राष्ट्रीय नारे लगाते विरांध-प्रदर्शन करते थे । विदेशी कपड़ो की 
भी कई जगह होली जलाई गई । विद्यार्थी जाने वालो के हैंट और टाई 
माग लेते थे श्नौर उन्हे किसी पब्लिक चौराहे पर जा कर जलाते थे | सरकारी 
अ्रफसरो के पास सरकारी बन्द लिफाफो के जरिए कांग्रेस बुलेटिन काफी मात्रा 
में भेजे गए । कितने ही दिनो तक रिजूवे बेक पर भी पिकेंटिंग किया गया। 
कराची के प्रमुख व्यापारियों ने अपनी सभाश्रो मे सरकारी नीति की कडी 
श्रालोचना की । 


शहर की बसों श्रौर द्वामों को कई रोज़ तक रोकी गया । एक ट्राम- 
कार में तो आग लगा दी गईं । कितने हो लोगों ने बसो और द्वामो पर बिना 
किराये के सफर किया । टेलीफोन के तारो तथा डाकखानो के लेटर बकसों को 
भी कितनी वार क्षति पहुँचाई गई। रेलवे के डिब्यों को भी कितनी वार क्षति 
पहुंचाई गई । रेलवे के डिब्बों को भी क्षति पहुंची श्रौर कराची से मतीर स्टेशव 


२९६ संन्‌ बयालीस का विद्रोह 


को जाने बाली कई स्पेंगल गाड़ियां, जिनमें फौजी सिपाही थे, रोकी गई 
कराची जिले में लगभग ३ माह तक किसी-न-फिसी रूप में आ्रान्दोलन 
चलता रहा । 

हैदराबाव--प्रा रम्म में शहर में हड़ताल रही । विद्यार्थी स्कूल और 
कालेजों की छोड़ कर चले श्राये श्रौर मेडिकल कालेज के लगभग ३० विद्याधियों 
को कांग्रेस-श्रान्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप काढेज से निकाल दिया गया । 
ग्रान्दोलन का प्रारम्मिक जोश धीमा पड़ जाने केबाद हर महीने दो चार विश्वेष 
दिवस मनाये जाते थे । ९ नवम्बर को कीमी भंडे को सलामी देने का प्रयत्न 
किया गयग्ो | पुलिस ने शुरू से ही लोगो को पकड़ना शुरू कर दिया | फिर भी 
लोगों ने इघर-उघर प्रभात फेरियां निकाली । पुलिस इतनी बौीखला गई कि 
सड़कों पर जो श्रादमी उसे खादी की टोपी शोर दुर्ता पहने हुए दिखता था वह 
उसे पकड़ लेती थी। कितने ही लोगों को सजाएं दी गई, उन पर जुर्माने 
किये गए श्रोर कुछ को तो वेंत भी लगाये गए । 

हँदरावाद में दूसरी वार कालेज खुले , तब भी विद्याथियों की तादाद 
बहुत कम थी, हालाकि सरुकार ने विद्याथियों तथा उनके घर वालों को घम- 
काने के काफी प्रयत्न किये थे । 

२१-११-४२ को आजाद पार्क में लोगों ने एक बहुत्त बड़ा कांग्रेस जलसा 
करने का प्रयत्न किया | पुलिस घटनास्थल पर पहुँची श्रौर उसने लोगों को तितर- 
बितर हाने की चेतावनी दी । कई लोग पकड़ लिये गए श्रौर शेष बिखर गए। 
पर ओरतों ने जाने से बिलकुल इन्कार कर दिया और वरावर कांग्रेस के नारे 
लगाती रही | विद्यार्थियों ने यहां के मेडिकल कालेज पर पिकेटिग किया | वहां 
के प्रष्यापको तथा चपरासियों ने विद्याथियों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे 
उनमें जोभ व रोप की मात्रा फंल गई । इस प्रकार दिसम्बर तक हँदराबाद में 
किसी-स-किसी रूप में श्रानदोलन चलता ही रहा । 

शिकारपुर--इस जिले में हड़ताल श्नौर विरोध-प्रदर्शन के श्रतिरिक्त 
तोड़-फोड़ के काम काफी अधिक हुए । शिकारपुर सिविलकोरटं में श्रग्नि-काण्ड 
हुआ भर सक्‍खर जिले के गरियासीन डाकखाने में श्राग लगाई गईं। नवाब- 
शांह में मुस्तियारकार के दफ्तर मे आ्राग लगाई -गई । इस प्रकार की खबर 
लरकाना, दादू व जैकोबाबाद से भी श्राईं । ह 

दसन--पअ्रगस्त के पहले दो (सप्ताहो में हेदराबाद में लगभग ४०० 
कार्यकर्ता पकड़े गए जिसमे आ्राघे से अधिक शरते थी । सिन्ध पुलिस ने स्त्रियों 


है 


सिन्ध प्रान्त २६७ 


के साथ बड़ा ही भ्रमानुषिक व्यवहार किया । उन्हे पकड़ कर आधी रात के 
करीब बाहर दूर जंगलो में छोड़ आया जांता था । 

दादू शहर में स्कूल के विद्यार्थियों ने एक प्रभात फेरी निकाली । पुलिस 
ने प्रारम्भ मे १६ गिरफ्तारियां की । उनसे से १० की एक-एक साल की सजा 
दी गईं। वाकी ६ लडकों के बड़ी निर्देयदा से कोड़े लगाये गए। जब काफी खून 
बहने लगा और वे मूछित होकुर गिर पड़े, तव उनको छोड़ा गया। 

'नवाबशाह में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। तीन स्वयंसेवक, जो 
शराब की दूकान पर पिकेटिंग कर रहे थे,पकड़ लिये गए और उनको कोड़े 
मारने की सजा दी गई । एक हिन्दुस्तानी सिपाही जब उनको कोड़ें मार रहा 
था, तो उसी समय एक यूरोपियन फौजी श्रफसर अपने बंगले से निकला श्रौर 
उस सिपाही को हल्के कोड़ें लगान के कारण सजा दी । उसने सिपाही के हाथ 
से कोड़ा छीन कर स्वय मारना शुरू किया श्रौर बड़ी निर्देयता के साथ उन 
स्वयंसेवको को पीठा । 

सक्खर--प्रारम्भ में हड़ताल हुई। गान्धी-जयन्ती के दिन लोगों ने 
एक जुलूस निकालने का प्रयत्न किया । पुलिस ने शुरू में ही लगभग ३०० 
आदमी गिरफ्तार कर लिये, जिन्हे शाम को छोड़ दिया गयां | उनमें से कितने 
ही नौजवानो को पीटने के बाद छोडा गया | इससे लोगों का रोष काफी बढ़ 
गया श्रौर कुछ लोगों ने दुकडियों में विभाजित होकर सक्खर-रोहरी रेलवे 
लाइन की पटुरियाँ उखाड़ दी | पुलिस अधिकारियों ने इस घटना का पता 
लगाने के लिए लोगों को बड़ी निर्देयता से पीटा और एक को तो बर्फ के साथ 
बांधा । कितने ही लोगों को पुलिस ने हिरासत मे रखकर तरह-तरह की यात- 
ताए दी। पुछ्किस की इन ज्यादतियो के फलस्वरूप सक्खर में तोड़-फोड़ के कार्य हुए । 
दो सेकिन्ड क्लास के डिब्बों में श्राग लगाई गई और मालगोदाम को जलाने का 
प्रयत्त किया गया । कुछ कपास की गांठे भी जलाई गई । सकक्‍्खर म्युनिसिपल 
बोर्ड के स्कूल में भी आग लगा दी गई जिससे उसके सारे कागज जल गए । 

शिकारपुर, सक्खर और ज॑कोबाबाद में कई बार टेलीफोन के तार 
काटे गए,। सक्‍्कर स्टेशन पर अग्नि-कांड के कारण एक लाख से अधिक फौजी 
सामान की क्षति पहुंची । शिकारपुर में दो-तीन माह तक कालेज बन्द रहे । 
और श्रन्य कालेजों पर पिकेटिंग होती रही । २८ नवम्बर को दो कांग्रेस स्वयं- 
सेवक सिटी मजिस्ट्रेट की श्रदालत में घुसे और उन्हे अ्रपनी कुर्सी छोड़ने का 
ग्रादेश दिया । पूलिस के आने से पहले ही स्ववसेवक वाहर हो गए । दो विद्या- 
थियों की कालेज पर पिकेटिंग करने के फलस्वरूप एक साल की सजा हुई । 


श्दद सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


सिन्‍्त्र में आन्दोलन के अ्रधिक व्यापक और उम्र होने के उपयुक्त कारण 
मौजूद नही थे । बहुसंख्यक मुसलमानों को श्रान्दोलन से किसी प्रकार की हम- 
दर्दी न थी । सिन्य में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक कंगड़ा नहीं हुआ । यह इस 
बात का सुबृत है कि यहाँ के मुस्लिम ब्रिटिवा विरोधी अवश्य हे । 

सिन्ध में इस आ्रान्दोलन के सम्बन्ध में २४०० से श्रधिक गिरफ्तारियां 
हुई और १४०० से अधिक को सजाएं दी गई । लगभग २०० नजरबन्द किये 
गए । १०० व्यक्तियों को वेदों की श्रमानूषिक सजा दी गई । 


है गम 


3: 0080 ६ 
सीमा प्रान्त 


सीमा प्रान्त का भारतीय राजनीति में एक निराला ओर महलन्वपूर्ण 
स्थान है| ब्रिटिश साम्राज्यशाही, कांग्रेस श्लौर मुस्लिम लीग तीनो ही के लिए 
इस प्रान्त की अपनी अभ्रहसियत है और इसी कारण तीनों की इस प्रान्त में 
गहरी दिलचस्पी है । सीमाप्रान्त में ४० प्रतिशत पठान रहते हे। इसके उत्त र- 
पश्चिम श्रौर उत्तर पूरब में भी पठानो की ही बस्ती हैँ । इन इलाको का कबा- 
यली इलाको के नाम से पुकारा जाता हूँ | कबायली जातियों मे नौकरशाही की 
गहरी दिलचस्पी है । ब्रिटिश नौकरशाही उनमें काफी तोड़-फोड़ करती रही 
है। इन इलाको को ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने अपने सैनिक खेल व ट्रेनिंग का 
अखाड़ा बनाकर रखा हूँ । सीमा प्रान्त की सरकार को उनमें दखल देने का 
झ्धिकार नही है । अब तक उन पर सीमा प्रान्त के गवर्नर की सीधी देख-रेख 
थी। किन्तु केन्द्र मे श्रन्त:कालीन सरकार बन जाने की स्थिति में परिवर्तन 
हुआ है । भारत सरकार के जिस विभाग का इन इलाकों से सम्बन्ध था, वह 
पं० जवाहरलाल नेहरू केहाथ में भ्रा गया है। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य- 
शाही ने कबायली लोगो ओर भारतीय राष्ट्रीयता के बीच , जो दीवार खड़ी 
कर रखी थी, वह गूट गई हूँ | पं० जवाहरलाल नेहरू श्रौर सीमात गाँधीजी 
ने श्रभी हाल ही में इन इलाको का दौरा किया था। उनके खिलाफ भी प्रदर्शन 
हुए, किन्तु उनके पीछे वही साम्राज्यशाही का छिपा हाथ काम कर रहा था । 
है फाग्रेस की सीमा प्रात्त में गहरी दिलचस्पी हैँ, क्योकि सारे भारत- 
ब्ष में केवल यही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ पर लगभग ९४ प्रतिशत मुसलमान 
रहते हैँ और जो कांग्रेस द्वारा शुरू किये गए भारतीय आ्ाजादी के श्रानदोलन 
में पूर्ण रूप से सम्मिलित हुए हे । सन्‌ १९३० व ३२ के राष्ट्रीय भ्रान्दोलनों 
में 'सोमाप्रान्त ने एक महत्त्वपूर्ण स्थांन प्राप्त किया । सन्‌ १९३० में पेशांवर में 
गोली चली और पठानों ने बड़ी दिलेरी के सांथ सीवा खोलकर मशीनगनों कौ 
गोलियो का मुकावला किया । अर्थात्‌ पेशावर की भूमि इन देशभक्त पढठांनों 


१०० सन्‌ वयालौस का विद्रोह 


के खून से रंगी गई | स्वभाव से पठान सीधा श्रौर साफ दिल होता है। ज्यादा 
हेर-फेर की बात नही जानता | वह मित्र भी श्रच्छा होता है श्रौर शत्रु भी। 
सन्‌ १९३० से सीमा प्रान्त के पठानो ने कांग्रेस-नेतृत्व को स्वीकार किया और तब 
से बराबर वे काग्रेस नेतृत्व के श्रधीन श्राजादी की हर लड़ाई में मिल रहे 
है । नौकरणाही ने इस प्रान्त में काग्रेस की बढती हुई शवित को नष्ठ करने के 
अनेक प्रयत्न किये पर बह विफल रही । खान-चन्धुप्रों ने जीवन में एक नई 
स्फूर्ति, नया दृष्टिकोण श्रीर नई आकांक्षा पैदा कर दी है | दिलेर पठानों ने 
काग्रेस का श्रहिसा का पाठ अच्छी तरह सीख लिया है और उप्तकी श्राश्चर्य जनक 
शक्ति को स्वीकार करते हे । 
पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने भी सीमा प्रान्त के 
मामले मे गहरी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि अपने को मुसलमानों का नुमाइन्दा 
साबित करने के लिए यह भ्रावश्यक होगया कि वह सीमा प्रान्त के पठानों में 
श्रपना प्रभाव जमाये | सीमा प्रान्त पर काग्रेस का प्रभाव होना उसके लिए 
असहनीय था, क्योकि इस श्रखंड सत्य के होते हुए वह अपने दावे को मजबूती 
से पेश नही कर सकता । इस कार्य में ब्रिटिश नौकरशाही ने उसे काफी मदद 
भी दी । सन्‌ १९४१ में होने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति ब्रिठिण नौकर- 
शाही की श्रजीव नीति रही । हजारों पठानो ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग 
लिया । फिर भी सीमा प्रान्त की सरकार ने उन्हे गिरफ्तार नही किया, क्योंकि 
यहाँ की सरकार को भय था कि दमन के कारण पठान और भी अ्रधिक रुष्ट 
हो जायंगे । सन्‌ १६४२ में भी जब चारो जोर देश में खून की होली खेली 
जा रही थी, दमन का साम्राज्य था, सीमा प्रान्त की सरकार ने यकायक दमन 
नीति को नही श्रपनाया । सीमा प्रान्त में कांग्रेस के नेता प्रारम्म में नहीं पकड़े 
गए । खान अब्दुल गफ्फार खा ने भी इस मीके का लाभ उठाया और लम्बी 
लड़ाई की तैयारियाँ करते रहे | इस प्रकार उन्होंने अपने संगठन को सुव्यव- 
स्थित कर शअ्रक्तूवर मास से इस श्रान्दोलन का प्रारम्भ किया । 
सीमा प्रान्त में सबसे पहले जगह-जगह सभाएं की गई श्लौर लोगो को 
पपने को स्वतस्त्र समभने का श्रादेश दिया गया और मुकस्मल आजादी का 
एलान किया गया। अनेक जगह इस प्रकार की सभाएं हुईं, पर नौकरशाही 
ने कोई दखल नही दिया। अक्तूबर मास से खान अब्दुल गफ्फार खां ने 
श्रान्दोलन मे नया जीवन डालने के लिए उसके रूप को बदल दिया और 
शराव की दूकानों पर पिकेदिंग प्रारम्भ किया। खुदाई खिदमतगारो के जत्थे 
जाते थे श्र इन दूकानों पर पिकेटिंग करते थे | इसके बाद रफ्ता-य्फ्ता यह 


सीमा प्रान्त ३०३१ 


जत्थे सरकारी इमारतों पर भी पिकेटिंग करने लगे । फौज की वैरकों में भी 
खुदाई खिदमतगार भपना पैगाम पहुंचाने का प्रयत्त करने लगे। श्रान्दोलन 
का यह रूप नौकरशाही के लिए अ्सहनीय था और अव उसको अपनी 
पुरानी नीति छोड़नी पड़ी | खुदाई खिदमतगार हर जगह जाकर वग्नावत की 
घोषणा करते थे । पेशावर तथा वन्नू में लगभग २-३ मास तक हफ्ते में 
दो-तीन बार जत्ये जाते थे और सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय भंडा लगाने 
का प्रयत्त करते थे। उन पर नौकरशाही को मजव््‌र होकर लाठी प्रहार करना 
पड़ा । लाठी-चार्ज का यह सिलसिला एक अर्स तक जारी रहां। अन्त में ६ 
अ्क्तुवर को सरकार ने कांग्रेस नेताश्रों को गिरफ्तार कर लिया। विरोध- 
स्वरूप शहर में पूर्ण हड़ताल रही । हड़तालियों पर आतंक जमाने के लिए 
सरकार ने दूकानों को तुड़वा डाला । जनता के बढ़ते हुए जोश को कुचलने के 
लिए सीमा-प्रान्त का नौकरशाही ने लाठी-प्रहारों कां खुलकर काम लिया । 
उनकी विशेषता यह थी कि लोगों के सरो पर वार नहीं किया जाता था, 
बल्कि उनके पेट पर अधिक चोट पहुँंचाई जाती थी । अभिप्राय यह था कि 
लोगों को भ्रन्दरूती चोट पहुँचाई जाय । १९, २०, २१ अक्‍्तूवर को सीमा 
प्रान्त में जनता ने पुलिस-स्टेशनों श्रादि पर राष्ट्रीय भण्डे लगाने के अनेक 
प्रयत्त किये । पेशावर मे हजारो आदमियो ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया । 
कई सो ग्रादमी पुलिस के लाठी-प्रहारों के कारण घायल हुए । पेशावर में 
अवतृवर मास में लगभग २५ आदमी रोज पकड़े गए और श्रवतुवर, नवम्बर 
तथा दिसम्बर त्क आन्दोलन का यही रूप रहा । पेशावर के अतिरिक्त बन्‍्नू, 
कोहाट, मरदान आदि जगहों में भी श्रान्दोलन का रूप इसी प्रकार का रहा। 

सीमा-प्रान्त मे इस श्रान्दोलन के सम्बन्ध में २५५८५ व्यक्ति गिरफ्तार 
किये गए और १८८० व्यक्तियों को विभिन्न सजाये दी गई । इसके अलोवा 
७०८ व्यक्षित नजरबन्द -रखे गए । एक जगह गोली भी चली, लाठी-प्रहारों के 
फलस्वरूप पाँच सौ से एक हजार तक व्यक्ति सल्त घायल हुए । कुछ छोटे 
बच्चों को कोड़े भी लगाये गए | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहले 
की भांति सन्‌ १९४२ के चिद्रोह मे भी सीमा-प्रान्त ने शानदार हिस्सा लिया। 
यहाँ का श्रान्दोलन अ्रन्त तक अहिंसक रहा । इसका श्रेय बादशाह खान के 
नेतृत्व को है, जिनका सीमा-प्रान्त के पढ़ातों पर अभूतपूर्व प्रभाव है। 


$ १७; 
पंजाब में आ्रान्दोलन 


पजाब नदियों का प्रदेश है । भारत की पाँच प्रसिद्ध नदियाँ---जेहलम, 
चेनाव, रावी, व्यास श्रौर सतलज इस प्रान्त की भूमि को उवरा बनाती हुई 
अरब सागर में जाकर गिरती है । श्रतएव पाँच नदियों का प्रदेश होने के कारण 
इसका नाम (पंजाब पड़ा है । 

पंजाव एक प्रकार से भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा बनाता है। केवल 
जम्मू-काइमीर रियासत एवं सीमान्त प्रदेश का सकडा भाग बीच में पढ़ता हैँ । 
श्रत: सैनिक दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है । 

पंजाब विभिन्‍न धर्मों, जातियों एवं दलों का घर है । देश के सभी नये- 
पुराने, कट्टर एवं 'उदार' घर्मं, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जातियों 
तथा कांग्रेस, लीग, हिन्दू महासभा वर्गरा राजनतिक दल यहाँ की भूमि में स्व- 
तन्‍न्र रूप से फूले फले है । मुख्य धर्मो के अलावा उनके छोटे-छोटे फिरके श्रलग 
ही हे । श्रत: प्रान्त के धाभिक जीवन में सहनशीलता श्रौर मेल-मिलाप को 
भावना का श्रभाव हैं। 'आ्रादशंवादी! घामिक आन्दोलन पंजाब की, भूमि में 
काफी सफल हुए हे, जिनसे समूचे प्रान्तत और विशेषकर शहरी भागों के जीवन 
में तीच्र क्रान्ति उत्पन्त हो गई हैं । 

धामिक जीवन की भांति प्रान्त की राजनीति भी अव्यवस्थित रूप मं 
है । सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आपसी मेल और सहन-शीलता का 
नितान्त अ्रभाव रहा है । देहाती पंजाब श्रभी तक स्वस्थ हैँ भौर नागरिक 
पंजाब के वैमनस्य से बचा हुआ है । नागरिक क्षेत्र मे घ॒र्मं का साम्प्रदायिक 
स्वार्धों के लिए एवं राजनीति में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दुरुपयोग किया 
जाता है। नागरिक एवं देहाती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्राथिक 
समस्याग्रों पर शुद्ध श्रथे-शास्त्र की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता। एक 
साम्प्रदायिक गुट दूसरे साम्प्रदायिक गृट पर घर्मं श्लौर जाति की ओ्रोट में प्रभाव 
जमाने की चेष्ठा करता रहता है । इस प्रकार की साम्प्रदायिकता-पूर्ण राजनीति 


पंजाब में ग्रान्दोलन ३०३ 


पंजाब की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओ्रों को सुलभाने में भ्रव तक पूरी 
तरह असफल रही है | 

पंजाबियों ने व्यापारिक क्षेत्र में श्रच्छी सफलता प्राप्त की है। पंजाबी 
किसान भी अन्य प्रान्तों के मुकाबले खुशहाल है। यह कहा जा सकता हैं कि 
देश के अन्य भागों की तुलना में पंजाबियों की श्राथिक स्थिति श्रच्छी है । इसके 
ग्तिरिकत, पिछले महायुद्ध से ही यह फौजी-भर्ती का खास श्रड्डा रहा है भ्रौर 
इसी कारण वह अंग्रेजी सरकार की “दाहिना-भजा” कहलाता है । वास्तव में 
पंजाब की फौजी परम्परा रही भी हे । उसे अतीत में समय-समय पर विदेशी 
ग्राक्रमणों का सामना करना पडा. जिससे सैनिक-वृत्ति पंजाबियों के स्वभाव में 
दाखिल हो गई । अग्रेजो ने भारतवर्ष में हमेशा पंजाब प्रान्त को अपने सबसे 
मजबूत किले के रूप मे माना हैं। उन्‍होंने पजाबियों को अ्रधिक वेतन वाली 
नोौकरियाँ देकर उनकी देशा-प्रेम की भावना को नष्ट कर देने की कोशिश की 
हूँ । इसी कारण पंजाब देश की आजादी की लड़ाई में अधिक हिस्सा नही 
ले पाया । 

पंजाब की पिछडी हुई राजनीतिक श्रवस्था के कई कारण है प्रान्त की 
आबादी में मुसलमानों का बहुमत है, जो मुस्लिम लीग अथवा यूनियनिस्ट पार्टी 
के प्रभाव में हैं । इन दोनों पारियों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है झौर ये 
ब्रिटिश संरक्षण मे ही पली हें । पश्चिमी हिस्से के देहात, जहाँ मुसलमान 
बहुमत में हे, अधिकतर या तो फौज में भरती रहे हें अथवा उनमें मुस्लिम 
लीग द्वारा कांग्रेस विरोधी भावना कूठ-कूट कर भर दी गई है। हिन्दुओं ने, 
जिनका हिम लिय प्रदेश में बहुमत हैं और जहाँ ग्राजीविका के साधन प्राप्त नही 
है, अपने-श्रापको या तो व्यापार में लगाया है अ्रथवा वे ब्रिटिश फौज में भरती 
हो गए है । सिख भिन्‍न-भिन्‍न राजनीतिक दलो में विभकत है । देहाती जनता 
में जाट लोग श्रधिक हे जिन्होंने श्रव से पहले तक हमेशा प्रतिक्रियावादी यूनिय- 
निस्ट पार्टी का साथ दिया हैं। 

प्रान्त में कांग्रेस का संगठझन भी उचित रूप से नही हुश्रा है। कांग्रेस-नेतृत्व 
आ्रापस की फूट के कारण हमेशा कमजोर रहा हैं। उसका कार्य ज्यादातर शहरों 
तक ही सीमित रहा । यही कारण है कि काग्रेस की जड़ देहातों की श्राम जनता 
के भीतर गहरी न पैठ सकी श्र देश की पुकार पर समूचे प्रान्त का वांछित 
सहयोग न मिल सका । 

फिर भी वम्बई में हुई नेताग्रो की गिरफ्तारी का समाचार जब पजाव में 
पहुचा तो वातावरण में तीज्र क्षोभ उत्पन्न हो गया । जगह-जगह विरोध सभाएँ 


३०४ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


हुईं तथा व्यापक हड़तालें की गई | लाहोर श्रोर रावलपिंडी के समीप वाई स्थानों 
में क्षुब्ध जनता ने डाक और टेलीफोन के तारों को काठ डाला और यातायात 
को पंगु बताने की चेष्टाएँ की। उधर सरकार की श्र से भी तुरन्त दमन 
शुरू हो गया। बहुत से मुखिया श्रांदमी गिरफ्तार कर लिये गए। कांग्रेस के 
दफ्तरों पर मोहर चपड़ी लगादी गई | पंजाब के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिक॑- 
दर हयातखाँ ने लोगो को बड़े-बड़े इनामो, ऊंची नौकरियों, ओर जागीरों का 
प्रलोभन देकर उन्हे श्रान्दोलन में सक्तिय भाग लेने से रोका । इन सब कारणों 
से इस प्रान्त मे स्वतन्त्रता का यह श्रान्दोलन बहुत समय तक न चल सका 
झौर न व्यापक रूप ही घारण कर सका। वह बड़े-बड़े गहरों तक ही सीमित 
रहा, जहाँ कि हिन्दुश्रो की श्रावादी श्रधिक हूँ । 

पजाब में सन्‌ १६४२ के श्रान्दोलन में महिलाशों श्रीर छात्रात्रों न 
उल्लेखनीय हिस्सा लिया। उन्होंने यह श्रच्छी तरह साबित कर दिया कि 
श्राजादी के सिपाहियो के रूप में वे मर्दों से कही बढकर हूँ । 

क्षी जयप्रकाश नारायण के जेल से बच निकलने के बाद पंजाब के नव- 
युवकों ने गुप्तहूप से काम करना शुरू किया श्र इस प्रकार सन्‌' ४२ के 
श्रान्दोलन में श्रपना फर्ज अदा किया । किन्तु पंजाव ने अब करवट बदली हूँ । 
सारे देश ने सन्‌” ४२ में श्लोर उसके बाद देश की श्राजादी के लिए जो कुर्बानी 
की हे, उसका श्रसर पंजाब पर भी पड़ा है। कांग्रेस, अधिकाधिक लोकप्रिय हो 
रही है । प्रान्तीय श्रसेम्बली के पिछले चुनावों में कांग्रेस को जो सफलता मिली 
यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । यद्यपि पंजाब मे मुस्लिम लीग की शक्ति बढ़ी 
है, किन्तु आज कांग्रेस श्रन्य दलों के सहयोग से प्रान्त के शासन का भार 
सम्हाले हुए है । ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हे कि भाने वाले दिनो में पंजाब 
श्राजादी की ओर कूच करने में श्रन्य प्रान्तों से पीछे न रहेगा । 


श्८ 


भारतीय रियासतों“ का भाग 


ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भारत में श्रपनी क्लिलेबन्दी व सुदृढ़ रक्षा- 
पंक्तिया है । हिन्दुस्तानी रियासतें उसका एक मुख्य अंग है । वास्तव में ये 
रियासते प्रतिक्रियावादी शक्तियों की अखीरी श्राशायें है । ञ्रतः भारतीय 
राष्ट्रवाद फे लिए यह परम भ्रावदयक है कि वह इन विभिन्न किलेबन्दियों को 
तोड़े, वयोकि इनके टूटने से ही साम्राज्यशाही का ढाँचा अस्त-व्यस्त हो सकता 
है, वरना इसका अ्रकूर किसी-न-किसी रूप में बना ही रहेगा। सन्‌ १६१९ से 
सन्‌ १९४२ तक कांग्रेसी नेतृत्व ने साम्राज्यशाही के इस ढाँचे के विरुद्ध कई 
सामूहिक और व्यक्तिगत प्रहार किये और हर प्रहार में उसके किसी-न-किसी 
मुख्य अँग पर प्रबल वार कर उसकी शक्ति को क्षीण किया । पर रियासतों के 
सम्बन्ध में कांग्रेसी नेतार्भ की श्रव तक तटस्थ रहने की नीति ही रही | यद्यपि 
वे जानते थे कि रियासतों मे ब्रिटिश भारत से भी श्रधिक अन्याय होता है, 
पुराने दकियानूसी कानूनों हवारा जनता पर हुकूमत की जाती है श्रौर राज्य- 
व्यवस्था मे जनता का कोई हाथ नही है, फिर भी कांग्रेस-हाई-कमाण्ड ने यह 
उचित नही समभा कि वह रियासतों के झन्दर सामहिक श्रौन्दोलन करे । इस 
नीति के बरतने के श्रपने ही कारण थे | कांग्रेस-हाई-कमाण्ड एक समय में एक 
ही मोच पर लड़ना चाहता था। वह कई मो्चों पर एक साथ लड़कर भारतीय 
राष्ट्रवाद की शक्ति का श्रपव्यय करने के हक में न था। उसकी मान्यता थी 
कि एक बार श्रग्मेजों को सीधी राह पर के श्राया गया तो राजा श्रपने श्राप 
सीधी राह पर झा जायगे । 

पर इसका मतलब यह नही है कि काग्रेसी नेता रियासतो की जनता 
म राजनीतिक जागृति देखना नही चाहते थे । इसके विपरीत रियासती जनता 
के आन्दोलन के प्रति उनकी बराबर सहानुभूति रही । उन्होने कई बार घोषणा 
की कि प्रजातन्त्रवादी भारत भौर सोमन्तशाही रियासतें दोनों एक साथ नहीं 
रहू सकती । उन्होंने रियासत्तों में होने वाले भ्रन्यायों व श्रत्योचारों की निन्‍दा 


दे 


३०६ सन्‌ वबालीस का विद्रोह 


की श्रोर वहाँ की जनता को श्रपना संगठन करने तथा श्पने नागरिक व राज- 
नीतिक प्रधिकार खुद प्राप्त करने की सलाह दी । देशीराज्य लोक परिषद्‌ की 
स्थापना व प्रगति में कांग्रेसी नेताश्रों का बड़ा हाथ है । पं० नेहरू, डा० पट्टाभि- 
सीतारामैया जैसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताश्रों की छत्न-छाया में यह संस्था फली- 
फूली है । " 

यूरापीय तथा एशियाई महायुद्धने उन अस्थायी प्रतिबन्धों को तोड़ 
दिया । विचारों की बाढ़ के सामने कोई भौगोलिक श्रथवा शासन सम्बन्धी 
दीवारें खड़ी नही रह सकती । महायुद्ध ने समस्त भौगोलिक व साम्राज्यशांही 
सीमाश्रो को श्रस्त-व्यस्त कर दिया, और रियासतों तथा ब्रिटिश भारत की 
जनता एक ही प्रकार से सोचने लगी। युद्ध-जनित वातावरण ने लोगों पर एक 
ही-सा मनोवैज्ञानिक असर डाला । सारे भारत की जनता में एक हीं प्रकार की 
भावनाएं तथा श्राकाक्षाएं पेदा कर दी । इस प्रकार महायूद्ध ने श्रप्रत्यक्ष रूप से 
रियासतो में बसी हुई जनता के विचारों में एक श्राइचर्यजनक क्रान्ति पैदा कर 
दी और मार्म-प्र दर्शन के लिए वह किसी -श्रोर अ्रांखें पसारकर देखने लगी । 
& श्रगस्त को कांग्रेसी नेताश्रों तथा कांग्रेस-संगठन पर ब्रिटिश्ञ प्रहार को रिया- 
सतों की जनता ने अपने पर प्रहार समझा श्ौर इस प्रकार सन्‌ १९४२ के 
खुले विद्रोह की लपटे भारतीय रियासतों में पूर्ण रूप से फैल गई' । इस तूफान 
में विभिन्‍न रियासतों में लाखों की तादाद में आदमी श्राशा, उत्साह व झ्राका- 
क्षाओ्रों को लिये हुए उठे ओर सैकड़ों की तादाद में नये नेता | पैदा हो-गए । 
रियासती नेताश्रों ने बड़े घेये व शान्ति से आन्दोलन का नेतृत्व किया और भ्रपनी 
कार्य-तत्परता, संलग्नता व संगठन-शक्ति का परिचय दिया। स्वभावतः इस 
श्रान्दोलन को रियासतों में बड़ी करता से दवामा गया । भारतीय नरेश कब 
इस बात को सहत कर सकते थे कि जो प्लेग!” बिटिश भारत में फैल चुका है 
था वह उनके यहाँ भी उप्र रूप में फल जाय | भ्रतः जनता के बढ़ते हुए 
जोश को हर जगह गोलियों तथा लाठियों के प्रबल प्रहारों से कुचला गया। 
रियासतों में श्रान्दोलच का रूप ठीक वैसा ही था, जैसा ब्रिटिश भारत में । 
प्रारम्भ में हड़तालें हुईं, विरोधी प्रदर्शन हुए, सभाये हुईं भौर कहीं-कही राज- 
सत्ता को छीनने के भी प्रयत्त किये गए । ऐसे प्रयत्न उड़ीसा प्रान्त की रिया- 
सतों विशेषकर तालचर, तीलगिरी, नायागढ़ --में प्रधिक हुए । कोल्हापुर 
श्रौर इन्दौर में जेल तोड़ने के प्रयत्न भी किये गए । 

श्ान्दोलन की दृष्टि सै रियासतों को हम ४ भागों.में बांठ सकते है । 


भारतीय रियासतों का भाग ३०७ 


१. मध्य भारत की रियासते । 
२. राजपूर्ताना की रियासते । 
३. उड़ीसा की रियासते'। 


४. बड़ौदा श्रौर काठियावाड़ की रियासते । 
५. दक्षिण भारत की रियासते । 


' मध्यभारत की रियासतें 

खालियर--मध्यभा रत में यह सबसे बड़ी रियासत हूँ। नेताओं की 
की गिरफ्तारी के पदरचात्‌ २३ प्रगस्त सन्‌ १९४२ को ग्वालियर की प्रजा 
संस्था सार्वजनिक सभा की एक बैठक हुई और उसमें कांग्रेस के' भारत छोड़ो' 
प्रस्ताव का समर्थन किया गया। सभा की [प्रोर से महाराजा ग्वालियर को 
एक श्रल्टीमेटम दिया गया कि ३० श्रगस्त तक महाराज सरकार बरतानिया से 
अपना सम्बन्ध तोड़ दें और अपनी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना 
करने की घोषणा कर दें । ग्वालियर सरकार ने इस प्रस्ताव का उत्तर नेंताश्रों 
की गिरफ्तारी व नजरबन्दी से दिया । ३० तारीख से पहले सारे प्रमुख नेता 
गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गए। सभा के इस फैसले से पहले ही 
रियासत भर में कारखानों के मजदूरो व विद्यार्थियों ने हडतालें करनी शुरू 
कर दी थी। १३ भ्रगस्त को उज्जैन में जब विद्यार्थी हड़तांल करके जुलूस 
निकाल रहे थे तो वहां के वौहरे मुसलमानों ने उन पर लाठियों से हमला कर 
दिया । कई छोटे-छोटे लडके जख्मी हुए श्रौर शहर में भारी बेचेनी फल गई । 
छहर के कारोबार बन्द हो गए श्रौर बहुत बडे भंगड़ की शक्ल पैदा हो गई 
श्रौर कुछ लोगों ने बौहरों की दूकाने लूटनी शुरू कर दी। हुकूमत ने दफा 
१४४ लगा दी और इस प्रकार बिगड़ती हुई हालत को सम्भाला। बौहरों की 
इस तरह राजनीतिक तौर से मुखालफत करने की यह पहली घटना थी । जान 
पड़ता है कि उन्हें पहले से ही तैयार किया गया था । इस भगड़े के कारण 

कई दिन तक दूकाने और कई माह तक स्कूल बन्द रहे । 

१६ श्रगस्त को लद्कर में, जो राज्य की राजधानी ह, विद्यांथियों की 
हड़ताल हुईं और जुलूस निकाले गये । रियासत की पुलिस तथा घुडसवारों ने 
घड़ी बेरहमी के साथ लाठी तथा घोड़ों कप ठापों से उन पर हमला किया । 
कितने ही लड़के घायल हुए । विद्याथियों का यह श्रान्दोलन श्नौर भी उग्र रूप से 
फैलने लगा । ८ सितम्बर को उज्जैन में विद्यार्थी शान्तिपूर्वक एक सभा कर 
रहे थे कि पुलिस में अपने पूर्व श्राववासन के विरुद्ध सभा को चारों ओर से 
घेर लिया झौर लाठियों व संगीनों से बैठे हुए लोगों पर प्रहार किया । श्रौरतों 
झौर लड़कियों को घेरकर पीटा गया। कई औरतों श्लोर बच्चों को गहरी 


३०५ - सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


चोटें श्राई और कितने ही प्रादमी घायल होकर सड़कों पर गिर पड़े । जर्मियों 
की मरहम-पट़ी के लिए जब श्रांदमी उन्हें उठाने गये तोः उन पर भी पुलिस 
ने लाठी प्रहार किया शहर में १४४ दफा लगादी गई | शहर को चारों ओर से 
दो मील के दायरे में घेर लिया गया श्रौर सड़कों व गलियों में चलने वालों 
को बिना उनकी श्रवस्था का खयाल किये मोटे-मोटे लट्टों से जानवरों की तरह 
बाजारों में खले श्राम पीठा गया । सर्राफा बाजार में, जो कि शहर का खास 
बाजार है, खुले श्राम लोगों के बन्द घरों में पुलिस घुसती थी और अन्दर ५ 
जांकर उन्हें पीटती थी | कितने ही श्रादमी इन काण्डों से जख्मी हुए । 

९ अगस्त को एक स्थान पर, जहां पर एक आदमी संगीन से घायल 
हुआ था श्रौर जहां पर उसका खून गिरा था, लोगों ने फूल चढाये और 
कुछ लोगो ने भाषण देना शुरू कर किया ।-देखते-ही-देखते उस जगह को 
पुलिस ने श्रा घेरा ओर श्रन्य श्राने वालो को वहां जाने से रोक दिया। 
१ सितम्बर से ६ सितम्बर तक शहर में मुकम्मिल हड़ताल रही । श्रदालत पर 
पिकेटिंग किया गया, जिससे श्रदालत भी बन्द हो गई । दो से तीन हज़ार तक 
की संख्या में लोग श्रदालतों पर पिकेटिंग करने के लिए जाते थे। शुरू में तो 
हुकूमत ने कोई हस्तक्षेप नही किया किन्तु बाद में उसका रुख बदल गया श्रौर 
पुलिस ने भयंकर लाठी-चार्ज किया जिसके विरोध में जनता ने फिर हड़ताल 
कर दी। ८ सितम्बर से शहर में पुलिस व फौज का पुनः राज्य स्थापित हो 
गया | इस तरह रियासत में सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक तहरीक जोरों से 
चली । लगभग २५० श्रादमी गिरफ्तार करके जेलों में रखे गये । श्रन्त में 
रियासत भौर सार्वजनिक सभा के नेताझ्रों में एक समझौता हुआ, जिसके फल- 
स्वरूप मई १९४३ में सब बन्दी रिहा कर दिये गए । ग्वालियर के कुछ 
कार्यकर्ता रियांसत के बाहर भी तहरीक में हिस्सा छेते रहे और इस प्रकार 
वह दूसरे जिलों में गिरफ्तार हुए । 

भोपाल--यहां की प्रजा परिषद्‌ ने बम्बई के प्रस्ताव के समर्थन में १८ 
सितम्बर को एक प्रस्ताव पास किया । यह प्रस्ताव बाहर से छपवाकर मंगवाया 
गया था, परन्तु वह स्टेशन पर पकड़ा गया। स्थान-स्थान पर तलाशियां हुई । 
खास-खास कार्यकर्त्ताओं के घरों पर और परिषद्‌ के दफ्तर पर पुलिस का पहरा 
बिठा दिया गया श्रोर उसकी कार्ये-समिति के सदस्यों को पकड़कर जेल में'बन्द 


कर दिया गया । 
स्कूल के लडकों को पकड़कर पीटा गया। स्कूलों में १५ द्विन का 


छुट्टी कर दी गई। अहमदाबाद मुहल्ले के विद्याथियों को पारध्यां दी गईं श्रौद 


भारतीय रियासतों का भाग + 89९ 


उन्हें मैच खिलाये गए ताकि वह अन्य विद्याथियो के साथ मिलकर श्रान्दोलन 
में भाग न लें । 

७ कार्यकर्ताओं को सजाएं हुईं। शेष कार्यकर्ता फरार हो गये ॥ 
विद्यार्थियों के नेता श्री गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव को भी सजा हुईं । उन पर 
डाकखाना जलाने ओर ऐसे ही अन्य इलजाम लगाये गए थे । 

मि० इलताफ मजदाती, सम्पादक, 'जमहूर' मुकदमे के बीच हो बीमार 
पड़ गए । हालत नाजृक होने पर उत्त पर से मुकदमा उठा लिया गया, परन्तु 
वह बाहर भ्राने के थोड़े समय बाद ही मर गए । प्रजापरिषद्‌ के नेता श्रीशाकिर- 
भ्रली खाँ को २ साल कैद श्र १०० रुपया जुर्माता की सजा दी गई । 

इन्दौर--सन्‌ १९४२ के खुले विद्रोह में इन्दौर ने सबसे बढ़-चढ़ कर 
भाग लिया । इन्दौर मध्य भारत की एक महत्त्वपूर्ण रियांसत है । यहाँ' प्रन्य 
रियासतो के मुकाबले प्रजामण्डल संगठित रूप मे काम कर रहा है श्रौर उसका 
जनता पर काफी प्रभाव है। फलस्वरूप बम्बई मे कांग्रेसी नेताञ्ो की गिरफ्तारी 
के पश्चात्‌ शहर में हड़ताल हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए श्रौर थोड़े दिनों परचांत्‌ 
यह आन्दोलन कस्बो में भी फल गया । लगभग ४०० व्यक्ति गिरफ्तार करके 
जेलों मे रखे गए । रियासत में ६, ७ माह तक श्रान्दोलन चलता रहा। प्रजा- 
मंडल के नेताश्रों को मण्डलेश्वर नामक स्थान में नजरबन्द रखा गया था । 

उन्होने जेल के पहरेदारों पर काबू, पा लिया श्रौर जेल से बाहर निकल गए ।' 
उन्होंने कंस्वे में जाकर भाषण दिये । अ्रन्त॒ में वे पुन: बन्दी बना लिये गए, 
तोड़-फोड़ के कार्य भी कई जगह हुए। श्रन्त में महाराज व प्रजामंडल के 
नताश्रों में समझौता हुश्रा भश्रोर सब बिना शत्तें रिहा कर दिये गए । (० 
मध्य भारत मे ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल और धार इन चार रिया- 
सतो में संगठित तरीके से श्रान्दोलन चलाने के प्रयत्त किये गए। सब जगह 
प्रान्दोलन का रूप श्रहिसात्मक था, पर दमन के कारण जब सामूहिक रूप खत्म 
हो गया तो तोड़-फोड़ के कार्य प्रारम्भ हुए। इन्दौर में कुछ बम फटने की 
घटनाएं हुई, पर उनके कारण किसी को नृकसान नही हुआ । पोलिटिक्ल 
डिपांमेण्ट ने भी इस श्रान्दोलन को दबाने मे एक-सी नीति बरती । 


राजपूताना की रियासत 


: क्ौटा--बम्बई के प्रस्ताव के बाद नेताओ्रों की गिरफ्तारी के हालात 
मालूम होते ही कोटा में हड़ताल हो गई । विद्याथियों ने भी हड़ताल कर दी | 
प्रजामडल के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । किन्तु इन गिरफ्तारियों से, 


३१० . सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


और भी जोश फल गया । जनता. ने शहर पनाह के दरवाजे बन्द करके चारों 
प्रोर के रास्ते बन्द कर दिए, जिससे विश्येष पुलिस, फौज तथा भ्रन्‍्य लोगों का 
बाहर से श्राना रुक जाय । कोतवांली पर जनता ने झंडा फहराया और वहां 
जो पुलिस मौजूद थी, उसे बेरिकों में बन्द कर दिया | शहर पर पूरी तरह से 
जनता का कब्जा हो गया श्रीर यह हालत वराबर तोन दिन तक रही । इन 
तीन दिनों में शहर में पूरे तोर से भान्ति कायम रही । कोई गड़बड़ी नही हुई। 
वहां के दीवान ने यह कोशिश की कि मिलिटरी शहर में दरवाजा तोड़कर 
दाखिल हो जाय और गोली चलाई जाय | किन्तु फौज श्रौर महाराज इसके 
लिए सहमत नही हुए । तीन दिन तक यह कशमकश चलती रही । पोलिटिकल 
एजेन्ट भी वहां भ्रागए अन्त में तीसरे दिन भूतपूर्व दीवान ने आगे श्राकर जनता 
को यकीन दिलाया कि वह दरवाजा खोल दे, पुलिस इत्यादि को श्रदर आने दे, 
रियासत की शोर से कोई जोर-जुल्म की बात नही होगी । इस श्राश्वासन पर 
जनता ने दरवाजे खोल दिए श्रौर तीसरे दिन वाकायदा सब फौज और पुलिस 
वालों से झंडा सलामी कराकर और अधिकारियो से रसीद लेकर कोतवाली 
और शहर का चार्ज महाराज की पुलिस को सौपां गया | कुछ दिनों बाद पश्रन्य 
नेता भी रिहा कर दिये गए । गिरफ्तारी के बीच ही एक डेपुटेशन महाराज से 
मिला ओर उन्होंने जनता को यक्नीत दिलाया कि जिम्मेदार सरकार, कायम करने 
के ,लिए वह शीघ्र ही कोई कदम उठायंगे | दीवान को, जो पोलिटिकल डिवार्ट- 
मेंट का आदमी था श्रौर गोली चलाने मे नाकामयाब रहा था, महांराज ने 
नौकरी से श्रलग कर दिया | उसके जाने के अवसर पर भी जनता ने प्रदर्शन 
किया । 
मेवाडु-- मेवाड़ राजपूताना की अत्यन्त प्राचीन और प्रमुख रियासत 
हैं। इस रियासत के निवासियों ने अ्रपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए 
भूतकाल में श्रभूतपूर्व त्याग भर वलिदान किया है । श्रपनी परम्परा के अनुसार 
वह सन्‌ १६४२ के स्वातन्ब्य-संग्राम में भी पीछे नहीं रहे । भारत छोड़ो' 
प्रस्ताव पास होने के बाद जब देश की आजादी की लड़ाई छिड़ गई 
तो मेवाड़ की जनता की श्राकाक्षाप्रो का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था 
प्रजामण्डल ने इस लड़ाई में कूद पड़ने का निश्चय किया । उसकी और 
से मेवाड़ के महाराणा साहब को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया गया कि घह 
भ्पने को ब्रिटिश शत्ता से भ्रविलम्ब स्वतंत्र घोषित कर दे और जनता को हुकू- - 
मत में साझीदार बना कर उसकी शुभनिष्ठा प्राप्त करे | यह पत्र २१ अगस्त 
१६४२ को भेजा गया श्रीर उसी दिन मेवाड़ की राजधानी उदयपुर मे एक 


भारतीय-रियासतों का भांग ३११ 


विज्ञाल सार्वेजनिक सभा का श्रायोजन किया गया । सभा तो निविध्त रूप से हो 
गई, किन्तु उसके बाद राज्य भर में प्रजामण्डल के नेता तथा कार्यकर्ता गिर- 
फ्तार कर लिये गए । कुछ विद्यार्थी भी पकड़े गए । गरिरफ्तारियों के विरोध में 
उदयपुर में एक विशाल जुलूस अंग्रेजो भारत छोड़ो” के नारे लगाता हुआा 
निकला । २३ भ्रगस्त से जुलूसों, सभाश्रों जादि पर पाबत्दी लगा दी गई। 
कालेज में हड़ताल हो गई श्रौर बाजार भी बन्द हो गए चारों ओर "भारत 
छोड़ो' की आवाज गूंजने लगी । विद्यार्थियों में अपूर्व जोश था | सरकार ने भी | 
विद्याथियों को श्रन्धाधुन्व गिरफ्तार करता शुरू कर दिया । एक श्रंग्रेण फौजी 
अ्रफूपर से राष्ट्रीप झण्डे को पाँवो तले कुचल दिया श्रौर एक विद्यार्थी को सीने 
पर पिस्तौल रखकर घमकाया, किस्तु नौजवान जरा भी भयभीत न हुए भ्रान्दो- 
लन केवल उदयपुर तक ही सीमित नही रहा । वह राज्य के मुख्य-मुख्य कस्बों 
में भी फैल गया और श्रनेक व्यक्तियों ने श्रान्दोलन मे हिस्सा लिया । श्रवतूबर 
के प्रथम सप्ताह तक गिरफ्तारियाँ होती रही । कुल मिलाकर ५०० गिरफ्तारियाँ 
हुईं, जिनमे ७ महिलाये भी थीं | कालेज करीब १५ दिन बन्द रहा। प्रणामण्डल 
के नेताओ्रों को एक पहाड़ी स्थान मे नजरबन्द रखा गया । उनके पास एक 
राष्ट्रीय भण्डा था, जिसे वह नित्य प्रति सलामी देते थे। जेल और पुलिस वालों 
ने उसे छीनने की कोशिश की, किन्तु चज्रबन्दों मे सत्याग्रह कर दिया और 
राष्ट्रीय भण्डा श्राखिर तक उनके ही श्रधिकार में रहा । जो बन्दी उदयपुर जेल 
मे रखे गये, उनके साथ कठोर व्यवहार किया मया उन्हे काल कोठरियों में 
बन्द कर दिया गया । कुछ लोगो ने दुव्यंवहार के प्रति घिरोध प्रकट किया 
तो उन्हें बेतों से पीटा गया । सरकार ने धीरे-धीरे बन्दियों को छोड़ने की नीति 
प्रपनाई । अखीरी जत्वा डेढ वर्ष बाद फरवरी सन्‌ १९४४ मे छोड़ा गया । किन्तु 
इसके बाद भी प्रणामण्डल पर काफी समय तक प्रतिबन्ध लगा रहा । 

श्रन्य रियासलें---राजपुताना की श्रन्य रियासत्तों मे भी किसी-न/किसी 
रूप में श्रान्दोलन हुए । जोधपुर रियासत में तो श्रगस्त श्रान्दोलन शूरू होने के 
पहले ही पकड़-धकड़ शुरू ही गई थी । लोक परिषद्‌ ने जागीरदारी जुल्मो के 
विरुद्ध श्रान्दोलन शुरू कर दिया था । अतः मारवाड़ के प्रमुख नेता और कार्य- 
कर्ता लम्बे भ्र्सें तक जेलों में बन्द रहे | जोधपुर में कुछ बम-विस्फोट की घट- 
नाएं भी हुई | शाहपुरा' रियासत के प्रजामंडल ने भी राजाधिराज को ब्रिटिश 


३६२ संनू बयांलीस का विंद्रोह॑ 


तो नहीं की, किस्तु श्रप्नत्यक्ष रूप से रचनात्मक प्रवृत्तियों का गला घोटने की 
कोशिश की ॥ जयपुर रियासत में प्र जामण्डल श्रानदोलन से अलग रहा, किन्तु 
कुछ कार्यकर्त्ताओ्रों ने श्राजांद मोर्चा कायम किया श्रौर रियासतों में युद्ध-प्रयत्त 
के विरुद्ध प्रचार किया | कुछ व्यक्ति नजरबन्द कर लिये गए । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि राजपूताना की श्रनेक रियासतों में किसी-त-किसी रूप में श्राजादी 
की लड़ाई में योग देने की चेष्ठायें की गई श्रौर कुछ रियासतों का हिस्सा कॉफी 
उज्ज्वल रहा, । 


उड़ीसा की रियांसतें 


उड़ीसा प्रान्त मे कितनी ही छोटी-छोटी रियासते हें । सन्‌ १९३७ में 
जब उड़ीसा मे कांग्रेस मन्त्रिमण्डल स्थापित हुश्ना तो इन रियांसतों में एक 
व्यापक जागृति फैली । इन रियासतों में बसने वाले लोगों ने श्रपने कष्ट दूर 
कराने श्रीर राजनीतिक अ्रधिकार प्राप्त करने के लिए जबरदस्त श्रान्दोलन 
किया | उड़ीसा प्रान्त के कांग्रेसी कार्यकर्त्ताश्नों ने उसे प्रोत्साहन दिया श्रौर कही 
कही उसका नेतृत्व भी किया | रियासतों की सरकारों के लिए उस समय 
कठिन स्थिति पैदा हो गई थी । सन्‌ १९४२ में यद्यपि आन्दोलन सन्‌ १९३८ 
व ३६ जितना उग्न श्रीर व्यापक न था, फिर भी जो राजनीतिक जामूृति हो 
चुकी थी श्रौर जनता को श्रपने अधिकारों का भान हो गया था, उसके फल- 
स्वरूप सन्‌ १६४२ में इन रियासतों मे कई जगह जनता सामूहिक रूप से उठी 
श्रौर कितनी ही जगह राज्य-सत्ता प्राप्त करने के सफल श्रौर श्रसफल प्रयत्न 
हुए। रियासती श्रधिकारियों ने निहत्यी जनता के श्रानदोलन का दमन करने में 
श्रत्यन्त कठोर तरीके अपनाए । 


नीलगिरी--प्रजामण्डल के नेता पहले ही गिरफ्तार कर लिये गए । 
उन पर यह आरोप लगाया गया कि वह एक सामूहिक श्रान्दोलन की .तैयारी 
कर रहे थे | इन गिरफ्तारियों की यह प्रतिक्रिया हुई कि नीलगिरी की जनता , 
ने सरकारी मुलाज़िमों का सामाजिक वहिष्कार कर दिया ग्लौर श्राशिक हड़ताल 
भी की । साथ ही हफ्ते मे दो बार बाजार बन्द रखने का निश्चय किया । 
लोगों ने दरबार को विश्वांस दिलाया कि यदि उनके नेता छोड़ दिये जाय॑ तो ' 
वह सरकारी कर्मचारियों का बहिष्कार बन्द कर देगे। श्रतः ११ नेता जेल से 
छोड़े गए जिनमें से कुछ ने रियासत में ही रहकर आन्दोलन को पुनः संचा- 
लित करने के लिए जनता में कार्य करना शुरू कर दिया श्ौर कुछ रियासत 
से बाहर चले गए । 


भारतीय-रियासतों का भाग ३१२३. 


२९।४।४२ को.एक हजार शअ्रादमियो के समूह ने बरहमपुर थाने पर 
आक्रमण किया श्रौर अपने नेता श्री चिन्तामणि को मुक्त करां लिया । २१ 
सितम्बर को पुलिस ने पुनः श्री विन्तामणि को काठपल्ला ग्राम में पकड़ने की 
चेष्टा की, पर लगभग ४ हजार आदमी तीर-कमान व लाठियो से सुसज्जित 
होकर इकट्ठ हो गए श्र उन्हे गिरफ्तार न करने दिया । 

नीलगिरी दरबार ने सी गांवो पर ७५२०४ रुपया जुर्माना किया और 
पोलिटिकल एजेन्ट ने एक संगठित पुलिस फोर्स के साथ स्वयं जाकर इसे वसूल 
किया । बहरामपुर में २॥ हजार से अधिक लोगो के समूह ने, जो तीर-कमान 
व-बरछों से सुसज्जित था, इसका विरोध किया | चार पॉच पुलिस के सिपाहियों 
पर आक्रमण भी किया | इसके फलस्वरूप वहाँ गोली चली । 

तालचर--तालचर एक छोटी-सी रियासत हैँ । इसका क्षेत्रफल ४०० 
चर्गमोल, प्राबादी ८५,००० श्र आमदनी २,५०,००० रु० हैं । पर औद्योगिक 
दृष्टि से उसका अपना महत्त्व है । यहां पर तीन बड़ी-बड़ी कोयले की खाने हे 
श्रौर एक दियांसलाई बनाने की फैक्टरी तथा कई अन्य छोटी-छोटी फैक्टरियाँ 
है । यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत जाग्रत हैं। सन्‌ १९३८ के लगभग ६५ 
हजार आदमियों ने राजा के विरुद्ध हिजरत की थी और ब्रिटिश इलाके के 
अंगल सब डिवीजन मे आकर बस गए थे । इन लोगो को दबाने के अनेक 
प्रयत्न किये गएश्नौर मामला इतना बढ गया कि महात्मा गांधी तथा वायसराय 
तक को दिलचस्पी लेनी पड़ी | श्रन्त मे राजा को हार माननी पड़ी श्रीर वह 
अपने यहाँ कुछ सुधारों की घोषणा करने के लिए मजबूर हुए | इस प्रकार 
अनता कांग्रेसी भडे को लिये हुए गय॑ के साथ स्टेट में वापस श्राई । 

सन्‌ १९४२ के खुले विद्रोह की प्रचण्ड लपटे तालचर में भी पहुँची । 
प्रारम्भ में श्रान्दोलन का कोई सगठित रूप न था पर सितम्बर के पहले पख- 
वाड़े तक उसने उग्र श्लौर सामूहिक रूप घारण कर लिया । रियासत में यह 
खबर फैल गई कि प्रजांमण्डल के प्रधान और रियासत के लोकप्रिय नेता 
पवित्र बाबू कत्ल कर दिये गए । बस फिर क्या था, आग भड़क उठी, जो. 
किसी-त-किसी प्रकार सन्‌ १६४३ के मई माह तक सुलगती रही | 

लोगो ने रियासत के कानूनों को मानने से इन्कार कर दिया । उन्होंने 
अपनी एक केन्द्रीय सरकार कायम की भौर हर गांव, तहसील, परगना और 
सब डिचीज़न में उसकी शाखाये खोली गईं। यह सरकार गाँव पचायतो के 
जाधार पर खड़ी की गई थी और उसे मजदूर राज्य के ताम से पुकारा 
जाता था। गांव के मुखियो, चौकोदारों, स्कूल-मास्टरो, ज़िला-प्रफसरो 


न 


8१९४ सन्‌ बयालीस का. विद्रोह 


परगना-हाकिमों, पुलिस-अफसरों तथा लगान के महकमे के श्रफसरो ने स्वय 
प्रपनी-अपनी बन्दूकों, पोशाकों, बिललों, कागजो, रिकार्डों, यहां तक कि सरकारी 
नकदी को भी नई बनी हुई पंचायतों को सौंप दिया और इनके प्रति वफादार 
रहने की ग़पथ खाई । सबसे उल्लेखनीय वात यह हुई कि इन सरकारी कर्म- 
चारियों ने पोशाकों, बिलल्‍लों श्रौर कागजातों का श्रपने हाथों जलाया | श्रामदो- 
रफ्त के सारे रास्तों, जैसे सड़कें, पुल, घाट, फेरी बोट, टेलीफोन इत्यादि, पर 
मजदूर सरकार का कब्जा हो गया | ठेलीग्राफ तारों को काट दिया गया श्रौर 
कटक-तालचर रेलवे को कई मील तक भ्रस्त-व्यस्त कर दिया गया, ताकि बाहर 
से सैनिक शक्ति न बुलाई जा सके। तीन पुलिस-स्टेशनों ने नई सरकार के 
सामने पआ्रात्म-समपंण कर दिया और कनिया सब डिवीजन कां दडववार्टर स्वयं 
ग्रधिकारियों ने छोड़ दिया । इस प्रकार सारी रियासत के ४७ वर्ग मील के 
घेरे मे एक गज जगह भी ऐसी बाकी न रही थी जहां पर मजदूर राज्य का 
श्राधिपत्य कायम न हो गया हो । केवल तालचर नगर ही बाकी बच गया था | 
जनता के इस रूप को देखकर रियासत के कुछ वफादार कर्मचारियों 
ने ब्रिठिश पैदल सेना श्रौर हवाई बेड़े की वस्तियों में जाकर पनाह ली । गोला 
बारूद की मंगजीन, डाइनामाइट का स्टोर और काफी बन्दू्कें जनता के हाथ 
लगीं । 
नई सरकार ने अपनी फौज भी बता ली थी | उसकी शाखायें हर गांव 
में स्थापित हो गई थीं। इस तरह पूर्ण संगठन करके जनता का इरादा था 
कि तालचर शहर पर भी !प्राक्रमण किया जाय, ताकि वहां पर भी अंग्रेजी 
राज्य-सत्ता का कोई चिन्ह बाकी न बचे श्ौर तालचर दरबार से इस वात की 
प्रार्थना की जाय कि वह अंग्रेजी राज्य से भ्रपना सम्बन्ध तोड़ लें श्र किसान- 
मजदूर-राज के वंधानिक प्रमुख बनकर रहें | इसके बाद वह आप-पांस की 
श्रन्य छोटी-छोटी रियासतों औ्रौर ब्रिटिश इलाके को भी मुक्त करवाना चाहती थी । 
६ सितम्बर सन्‌ १९४२ को जनता की फौज के सैनिक हर गांव से 
झंडा लिये हुए तांलचर की श्रोर बढ़े । उनके पास पुराने जमाने के सारे 
हथियार थे । पुरानी बन्दूके, तलवारें, ढाल, भाले, तीर-कमान, कुल्हाड़े,' वरले, 
हथौड़े इत्यादि हथियार यह लोग अपने साथ लिये थे | इस सब सामान से 
सुसज्जित होकर उनका इरादा बाकायदा मोर्चा बनाकर आक्रमण करने का था। 
जब से पवित्र बाबू के कत्ल की खबर रियासत में फँली तब से अंग्रेजी 
निकल जानो” का नारा चारों ओर गूंजने लगा सारी रियास्तत की जनता मे 
धोर बेचेती व रोष फेल रहा था। दरबार झ्ौर उनके पुत्र दोनों ने पोलिटिकल 


भारतीय-रियासतो का भाग ३१५ 


डिपार्टमेंट से मदद की भीख मांगी और तालचर-स्थित अंग्रेजी हवाई बेड़े 
तथा रायल मिलिटरी की इन्पेसक्टरी की हिफाजत के खयाल से ब्रिटिश एजेन्ट 
ने मदद देने का वादा किया । सारी तालचर रियासत पर हवाई जहाज घूमने 
शुरू हो गए । पर्चे गिराये गए और अ्रश्रु-गेस भी छोड़ी गई । किन्तु जनता 
भयभीत नही हुईं । उसने अ्रपने मोर्चे को जारी रखने का दृढ़ सकल्प कर लिया । 
आ्रागे-आंगे ढोल बज रहे थे श्रौर पीछे-पीछे जन-समूह 'करो या मरो” “भारत 
छोड़ो' “हरी बोल' इत्यादि के नारे लगाता हुआ श्रागे बढ रहा था। श्रव केवल 
तीन फर्लाग का फासला ब्रिटिश हवाई अड्डे श्रौर इन्फेट्री के वीच बाकी रह 
गया था और इस तरह दोनो सेनाए एक दूसरे के समीप श्रा पहुंची थी । 

जन-सेना के नेताश्रों ने राजा से श्रंग्रेजी सेना तथा हवाई श्रडडे को 
हटाने के लिए कहा । पर राजा पहले ही से श्रपनी एक निश्चित योजना बना 
चुका था। जनता के-नेता, जो राजा से मिलने गए थे, पकड़ लिये गए और 
उन्हें श्रपमानित किया गया चारों ओर से ब्रिटिश फौज ने नाकाबन्दी कर ली 
थी। भ्रागें-पीछे सब तरफ तोपे लग चुकी थी । अब केवल “करो व मरो” का 
नारा सुनाई पड़ता था । 

अंग्रेजी पेदल सेना ने हमला शुरू कर दिया। हवाई जहाजों ने धुश्रां 
फेंककर पीछे लौटने के मार्ग बन्द कर दिये। सामने से फायरिंग शुरू थी। 
कितने ही आदमी वही पर मर गए और सौ से अ्रधिक जरुमी हुए । ७ दिस- 
म्बर को भी संहार जारी रहा। बहुत थोड़ी ऊचाई से उड़-उड़ कर हवाई 
जहाज ऊपर से अश्रु-गैस, वम व मशीनगन द्वारा गोलियां चला रहे थे और 
जमीन पर खड़ी हुईं फौज दाएं बाएं गोलियां चला रहां थी। लोग गिर-पड़- 
कर इधर-उधर भागने लगे और जब कुछ लोग बचकर आस-पास के गांवों 
में जाते थे तो सैनिको की टुकड़ियां उनका वहां पर भी पीछा करती थी। 
३०० से भ्रधिक लोग इन गांवो से पकड़े गए । 

यह सब करने के बाद सैनिकों ने देहातो में प्रवेश किया । ऊपर हवाई ' 
जहाज चलते थे ओर जमीन पर मैनिको की टुकड़ियां | वे गाँवो को लूठती थी, 
तबाह करती थी और बाद में श्राग लगा देती थी। लूट-मार का चौतरफा 
साम्राज्य था । गांव-के-गाव वीरान हो गये । खाने का सामान, जेवर, बर्तन, 
कपड़ा, गाय-बेल सभी कुछ लूट लिया गया। लोगों के जानवर बहुत 'थोड़े 
दामो में बेच-दिये गए। लगभग १० लाख रुपये से श्रधिक की सम्पत्ति इसी 
प्रकार लूटी गई । यही नही, बांद में सामूहिक जुर्माना भी किया गया, जिसे 
बड़ी निर्देबता के साथ वसूल किया गया 


३१६ सन्‌ बयालीस का. विद्रोह 


तांलचर में हुए दमन के कुछ आंकड़े इस प्रकार है :-- 


, गिरफ्तारियाँ ३४५० नज रबन्द श्हः 
सजाएं ३००, , मृत्यु-संख्या ष 
घायल १५० फांसी की सजा १ 
फरार ३० 


नायागढ़--तालचर तथा नीलगिरी रियासतों में होने वाले श्रान्दोलन 
का प्रत्यक्ष रूप से नायागढ रियासत पर भी प्रभाव पड़ा। १६ श्रगस्त को 
नायागढ के कुछ गांवों में नेताओं की गिरफ्तारी के विरीघ में दरवार के हुक्मों 
के खिलाफ लोगों ने सभाये कीं । रियासत के कर्मचारियों के बहुत कोशिश 
करने पर यह विरोध-प्रदर्शन न रुके । श्रन्त मे रियासत को ब्रिटिश पूलिस की 
मदद लेनी पड़ी । ७२ आदमियों को गिरफ्तार किया गया श्रौर १९ गांवों पर 
८ हजार रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया । 

& सितम्बर सन्‌ १९४२ की हरिपुरा गाँव के पास टेलीफोन के तार 
काटे गए । श्रान्दोलन प्रजामण्डल के कुछ कार्यकर्त्ताश्रों को गिरफ्तार करने के 
कारण और भी उम्र हो गया। १५ सितम्बर को कनाबक में ग्रामीणों का एक 
जलसा हुआश्ना जिसमें तीन सौ से अधिक गौंड इकट्ठ हुए । इसमें लोगों ने तय 
किया कि रियासत की इमारतो पर कव्जा किया जाय और पुलिस भ्रफसरों को 

० नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाय । साथ ही राजधानी पर जाकर प्रपने नेताश्रों 
को जेल से मुक्त किया जाय । रियासत के कर्मचारियों ने इस खबर के पाते ही 
-फोरन तैयारी कर ली | कुछ नेता पकड़ लिये गए और सैनिक पुलिस की टुक- 
ड़ियाँ बरखोला में इकठ्ठी कर दी गई । अरब रियासत में तोड़-फोड़ के कार्य 
शुरू होगए और कुदाली वन्दा, नन्‍्दीधर ओर निकोली स्थानों के टेलीफोन के 
तार काट दिये गए। १० शअ्रक्तूबर की रात को कोन्धा के लोग बरखोला की 
औ्रोर बढ़े और वहां के डाकबंगले श्लौर स्कूल की इमारत में आग लगा दी श्रौर 
बिहरफोला नौकी पहुंचे, जहा पहले से ६ पुलिस के सिपाही तैनात थे । लोगों 
ने पुलिस की बन्दुके छीत ली । 

उन्‍्मादित जनता का यह समूह नोगाँव थाने की ओर बढ़ा श्रौर 
जंगलात के बंगले श्रोर स्कूल में आग लगा दी। रास्ते में पड़ने वाले गांवों 
के लोग जुलूस में शरीक होते जाते थे। इस [प्रकोर जब यह जूलूस 
नोगाव पहुंचा तो इसकी सख्या तीन हजार से भी अधिक हो गईं थी । 
थानें पर संगठित व सफल हमला करने के लिए इन लोगों ने अपने को तीन - 
हिस्सों मे वि लिया । थानेदार ने जनता को श्रागे न बढ़ने की धमकी दी और 


कल 


भारतीय-रियासतों का भाग ३१७ 


जब जनता बढ़ती ही गई तो पुलिस ने गोलियां चलाई। ५ फायर किये गए 
जिससे पांच-सात श्रादमी फौरन वही मर गए । जनता ने अपने मरे हुए श्रादमियों 
का उठा लिया और उन्हें जुलूस के साथ ले गई । ठीक इसी दिन ११ अक्तूबर को 
बरखौला की शोर से एक जुलूस सरकारी डाक बंगलो, स्कूल की इमारतों जंग- 
लात मह॒कमे के दफ्तरो इत्यादि को चलाते हुए श्रौर चौकीदारों सिपाहियों तथा 
तथा जंगलात के कर्मचारियों की वदियों को लेता हुआ नौगाव थाने की श्रोर 
बढ़ा । महीपुर से यह लोग दो टुकड़ियों में बट गए झौर थाने पर पहुचकर 
इन लोगों ने भ्पने नेताओं को मुक्त करने की माँग पेश की । पुलिस थे गोलियां 
चलाकर लोगों को तितर-बितर कर दिया । 
धेनकनाल--अ्रास-पास की रियासतों की भाति घेतकनाल में भी आनन्‍्दो. 
लगन चला । २६ अगस्त को नेताशों की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल व 
प्रदर्शन हुए । २ सितम्बर को विष्णुचरन पट्टनायक के नेतृत्व में जनता के एक 
समूह ने चांदपुर थाने श्ौर स्कूल पर आक्रमण किया । पुलिस के थाने से चार 
बन्दूकें श्रौर ७५ कारतूस छीनी गई । ४ सितम्बर को जनता के दूसरे समूह ने 
परजन थाने पर आक्रमण किया । एक दूसरा दस्ता श्री दिवाकर विश्वास के 
नेतृत्व में आक्रमण में भाग लेने श्रा रहा था। पुलिस का पहले से बहुत काफी 
इन्तजाम था । श्रतः उसने जन-समूह को श्राति देखकर गोलियां वरसानी शुरू 
कर दी, जिसके कारण काफी लोग मरे । । फं 
काठियाबाड की रियासतें 
,.._- काठियावाड हर राष्ट्रीय आन्दोलन के सांथ रहा है। यह एक 
छोटा-सा प्रान्त है और बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतों में बढा हुआ्रा हैं । 
कुछ रियासतो का क्षेत्रफल दस-बीस वर्ग मील ओर आमदनी दो-चार 
' सौ रुपये से श्रधिक नहीं है। शासनाधिकार की दृष्टि से ये रियासतें श्रमेक 
श्रेणियों में विभाजित हे । महात्मा गांधी का जन्म भी काठियावाड़ की 
रियासत पोरवन्दर में हुआ. हैं। इस नाते उनकी काठियावाड़ की रियासतो 
में विशेष दिलचस्पी रही हूैँ। राजकोद में जनता ने अ्रधिकार-प्राप्ति के 
लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में जोरदार श्रान्दोलन किया और इस सम्बन्ध में 
महात्मा गांधी को अनशन भी करना पडा था। सन्‌ १९४२ का श्रान्दोलप 
भावनगर, राजकोट, पोरबन्दर, जामनगर आदि रियासतो में विशेष रूप 
से हुआ । न 


० मर 


भावनगर रियोसत में ३६१ व्यवित गिरफ्तार किये गए झौर ३०० 


शै१८ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


दण्डित किये गए । ६६ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। इनके ग्रतिरिक्‍त 
५०० श्रन्य लोग भी पकड़े गए जो बाद में छोड़ दिये गए। भावनगर युद्ध- 
सामग्री बनाने का केन्द्र था। ज्यों ही सन्‌ १९४२ का श्रान्दोलन प्रारम्भ हुश्रा, 
जनता ने यहां पर हड़ताले की और जुलूस मिकाले । विद्यार्थियों ने हड़तालों 
में प्रमुख भाग लिया । कितने ही सामूहिक प्रदर्शन हुए और कुछ विश्ञोष दिनों 
प्र जुलूस व जलसे आदि होते रहे । विद्यार्थियों का एक जुलूस प्रदर्शन करता 
हुआ रेलवे वर्कंशांप व श्रन्य मिलों में पहुंचा श्रोर उनसे काम रोकने की प्रार्थना 
की । जनता ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ सहयोग दिया । नेताश्नों को गिरफ्तार 
किया गया और उन्हें नजरवन्द कर लिया गया । इन प्रदर्शन पर कितने ही 
लाठी-चार्ज हुए । लोगों पर सामूहिक जुर्माना हुआ जो मजदूरों व मध्यमश्रेणी 
के लोगों से जबरदस्ती वसूल किया गया । 
जनता ने श्रपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजकोट में कई समभायें 
की व जुलूस निकाले । पोरबन्दर में जनता के शान्तिमय समूह ने श्रधिकारियों 
से इस बात की मांग की कि उनके यहां से माल बाहर न जाय । पर रियासत 
ने नेताश्रों को पकड़ लिया | इससे खरवार लोग (समुद्री नाविक) उत्तेजित हो 
उठे श्रौर जब उन्हें सामान बाहर लेजाने पर विवश किया गया तो उन्होंने 
शक्कर के बोरे समुद्र में फेंक दिए । राज्य कर्मचारियों ने नेताश्रों को छोड़ दिया 
शौर उनसे शान्ति स्थापित करने की प्राथना की श्रौर जब यह कार्य खत्म हो 
गया तो उन्हे फिर जेल भेज दिया । जनता का एक विद्ञाल समूह महाराज के 
पास गया श्रौर जब उसके नेताझ्नों के साथ बात हो रही थी तो राज-कमचारियों 
ने बहुत-से श्रहीर लोगों को बुला लिया श्रौर जन-समूह पर भयंकर लाठी-चाजे 
: किया गया । शहर इस प्रकार गुडों के हाथ में सोौप दिया गया, जिन्होंने खूब 
मनमानी की । 
काठियावाड़ की इन रियासतों में श्रान्दोलन का रूप यद्यपि व्यापक था, 
परन्तु वह लम्बे श्रें तक न घल सका | कितनी ही जगह लाठी-चार्ज हुए भोर 
दमन करने में विभिन्न रियासतों में प्रतिस्पर्धा रही भावनगर में जनता अपना 
डेपूटेशन महारानी के पास श्रपनी करुण कहांनी सुनाने के लिए ले गई, लेकिन 
कहानी सुनने की कौन कहे, उस पर भी लाठी-चार्ज किया गया । चार-पांच जगह 
गोलियां चलाई गई जिससे सैकड़ों श्रादमी घायल हुए । इस पर सरकारी इमा- 
रतों को क्षति पहुंचाई गई श्ौर तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी मात्रा में किये 
गए । तार काटे गए, डाक के थेले छीने गए शौर पुलों को भी तोड़ने के प्रयत्न 
किये गए । 


भारतीय-रियासतों का भाग ३१६ 


. पोरबन्दर में सवसे अधिक सामूहिक जुर्माना हुआ श्रौर उसे विधित्र 
तरीके से वसूल किया गया । महाराजा ने कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाया 
झ्यौर उन पर तगड़ा जुर्माना लगा दिया जो एक लाख २० हजार से अ्रधिक था। 
इन लोगों से पिस्तोलों की नोक पर यह जुर्माना वसूल किया गया। भावनगर 

' में १७ हजार रुपए का सामूहिक जुर्माना किया गया श्रौर श्रमरौली रियासत में 
ह४ हजार रुपया वसूल किया गया । 
बड़ौदा 

कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी -के पश्चात विरोध प्रदर्शन करने के लिए 
गड़ौदा में हड़ताल और सभायें हुईं । विद्याथियों ने जुलूस निकांले | बाद में 
ग्रानदोलन शहर के बाद गांवों में भी फैल गया । इस रियासत के कोरंदा ग्राम 
में हुई घटना का १६४२ के खुले विद्रोह के इतिहास में खास स्थान है। कांग्रेसी 

“नेताओं की गिरफ्तारी के पदचांतु इस गांव में अम्बालाल गान्बी ने नेतृत्व में 

जुलूस निकाले गए और समाएं हुईं | लोगों में प्रजामडल के नेताश्रो की गिर: 
फ्तारी तथा दो नौजवानों की मृत्यु की खबर फलते ही काफी उत्तेजना फल 
गई। अम्बालाल गान्धी अपने कुछ अ्रन्य साथियों सहित कोरदा से कुराली 
पहुंचे । उन्हें पता चला कि फौज को एक टुकड़ी रेल द्वारा कोरंदा की ओर 
बढ़ रही है । इस अभिप्राय से कि यह टुकड़ी कोरंदा न पहुंच सके जनता ने 
लगभग श॥ मील तक रेल की पटरी विलकुल उखाड़ दी। अम्बालाल गांधी 
ने इसका नेतृत्व किया था । 

स्पेशल द्रेन श्राई और फौजी सिपाहियों ने उतरकर देखा कि लाइन 
की पटरी उखाड़ दी गई हैं। उन्होने अ्रम्वालाल गान्धी को पकड़ लिया और उन्हे 
बड़ी निर्देयता से मारा । अ्रम्बालाल गान्धी के नौकर को भी गिरफ्तार कर 
लिया । गांव में सिपाहियों ने घोर प्रातंक फैलाया । एक खास तरीके से नाका- 
बन्दी करदी, ग्रत: कोई भी भ्रादमी घर से वाहर नही जा सकता था | ४५००० 
रुपया सामूहिक जुर्माना गांवों पर किया गया। यह बड़ी नचिर्दयता से वसूल 
किया गया । १०० आदमियों से अधिक गिरफ्तार किये गए शौर बिना 
किसी सबृत के कितने ही लोगों को घोर यात्तनाएं दी गईं । गिरफ्तार लोगों 
को एक सप्ताह तक बराबर एक जगह वन्द रखा गया और सिर्फ दो-तीन 
बार खाता दिया गया । 

९३ ८ 
मदर रयासत 

दक्षिणी भारत में कितनी ही बड़ी-वड़ी रियासतें मैसूर, हेदराबाद, 

कोल्हापुर, ट्रावनकोर इत्यादि हूँ । इसके श्रतिरिकतत छोटी-छोटी रिया क्तें हूँ । 


३२० सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


इनमें से श्रानदोलन का श्रधिक जोर मंसूर रियासत में रहा, क्योंकि यहाँ पर 


जनता में पहले से काफी राजनीतिक जागृति थी | मैसूर स्टेट कांग्रेस के कार्य- 
कर्त्ताश्रों का जनता के साथ गहरा सम्पर्क था । 


अगस्त-क्रान्ति की चिनगारी मैसूर राज्य में सुलगी, मैसूर स्टेट कांग्रेस 
की शाखाएं रियासत के कोने-कोने में फैली हुई थी । यहां की कांग्रेस का मज- 
दूरों पर पूरा असर है। मजदूर यूनियन के पदाधिकारी झ्राम तौर पर कांग्रेस के 
लोग ही हे । भ्रत: विरोध-प्रदर्शनों में मजदूरों ने प्रमुख भाग लिया | हिंदुस्तान 
एयर कंपट एसोसिएशन ने दो रोज तक जुलूस का नेतृत्व किया । इन प्रदर्शनों 
में स्त्रियां, बच्चे, विद्यार्थी, मजदूर, सरकारी नोकर श्रादि सभी श्रेणियों के लोग 
शामिल थे । पुलिस के लाख रोकने पर भी जुलूस निकलते ही रहे। जनता 
सड़कों पर बैठ जाती थी । इन दिनो जनता के स्वयंसेवक भीड़ का संचांलन 
करते थे । सरकार ने आखिर दमन का श्रासरा लिया । वह मजदूरो व विद्यार्थी 
नेताओं की गिरफ्तारियां करने लगी । जुलूसों श्रोर सभाओं की मनाई कर दी 
गई | किन्तु जनता बरावर जुलूस निकालती रही। दिन में सभी सगह सड़कों 
पर जनता को भीड़ लगी रहती थी । सरकार अपनी शान रखने के लिए जनता 
का खून बहाने लगी । अन्धाघुन्ध गोलियां चलाई जाने लगी। १६ ता० को 
१०० आ्रांदमी मारे गए श्रौर अधिक संख्या में वायल हुए । दूसरे दिन १०० 
व्यक्ति और गोलियों के शिकार हुए। पुलिस ने वंगलोर, दावानगर, मैसूर, 
तुमकुर भौर हसन में गोलियां चलांईं | वंगलौर में १५० व्यवित श्रौर देवनगर 
में ६ व्यक्ति मरे। बंगलौर में १६ भ्रौर १७ श्रगस्त को घंटों जमकर लड़ाई 
हुई। मरे हुए व्यक्तियों को पुलिस आनन-फानन में गायब कर देती थी । मरे 
हुए व्यवितियों के सम्बन्धियों को भी सूचित नही किया जाता था । किंतु जनता 
गोलियों से दवने वाली न थी । उसने पोस्ट बॉक्स, बिजली के खम्मे और जो भी 
सरकारी माल हाथ लगा वरबाद कर दिया । गोलियां चलती रहती थी, लेकिन 
बिजली के तार काट दिये जाते थे और बिजली के खम्मे सड़कों पर काटकर 
विछा दिये जाते थे । शहर में पोच्ठ आफिसों पर धावा बोलकर उन्हें जला 
दिया गया । घुडसवार पुलिस और श्रश्रु-गेस छोड़ने वाली रेजिमेन्ट का भीड को 
तितर-बितर करने के लिए उपयोग किया गया | टेक और सशस्त्र मोटरे भी 
काम में लाई गई। विद्यार्थी अपनी हडताल जारी रखे हुए थे। सभाएं शरीर 
जुलूस पूर्वेवत्‌ निकलते रहे । विश्वविद्यालय की झोर से यह सूचना निकाली गई 
कि जो २८ सितम्बर की परीक्षा में वबेठेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की 
ज़ायगी । सारे मैसूर राज्य में '२८ ता० को लम्बे-चौड़े जुलूस निकाले गये १ 


'भारतीय-रियासते ३२१ 


बंगलौर के हड़ताली मजदूरों ते विश्वविद्यालय में पिकेटिंग शुरू कर दिया। 
यर्य॑पि विद्याथियों को लाने के लिए भोटरों का इन्तजाम किया गया, केकित 
१० फीसदी विद्याथियों से ज्यादा परीक्षा में न बैठे । 

“भारत छोड़ो दिवस” मनाने का श्रायोजन हुआ । जुलूस को शहर के 
चौक पर रोक लिया गया, कितु जनता ९ बजे सुबह से ७ बजे ज्ञाम तक वही 
बेठी रही । दो सप्ताह के भीतर ६०० विद्यार्थी गिरफ्तार हुए । € श्रगस्त से 
लेकर आ॥राधे श्रक्तूबर तक मजदूर वीच-बीच मे हड़ताल करते रहे । मु 

१७ विभिन्‍न कारखानों के ३२८०० मजदूर दो सप्ताह हडताल पर रहे। 
भद्रवती आइरन वक्‍्से के ४४५०० मजदूरों में से ३००० मजदूरों शोर मैसूर 
पेपर मिल के ११०० मजदूरों में से ४०० मजदूर एक महीने की हड़ताल पर 
रहे । जिलो में तारों का काटना जारी रहा । मैसूर-बंगलोर रेलवे की भ्रोर 
जनता की पूरी निगांह रही । श्रीरंगपट्टम मे एक मालगाड़ी पटरी से गिरा दी 
गई, जिससे काफी नुकसान हुश्रा । बंगलोर-हुबली, बंगलोर-मैसूर और बंगलोर- 
गूटकल लाइनो की पटरिया हटा दी गई । १५ दिन तक गुटकल लॉइन पर रात 
को रेलों का श्राना-जाना बन्द रहा । उपरोक्त शअ्रन्य दो लाइनो पर एक महीने 
तक रेलगाड़ी ठप रही । देवानगर-वनाकर, होतालकर, हीसदुर्ग, श्राजूर श्रौर 
सातापुर रेलवे स्टेशन जला दिये गए। १५ दित तक मजदूर झौर विद्यार्थी 
बिना टिकट सफर करते रहे । खतरे की जजीर खीचकर ट्रेन रोक ली जाती थी। 
एक हफ्ते तक फीज की दूध और तरकारियाँ नहीं मिल सकी | इसके बाद 
इन गाड़ियों के साथ स॑निक चलने लगे। 

जनता की भीड़, जिसम अधिकांण विद्यार्थी होते थे, रेलों को रोक कर 
उनपर अधिकार कर छेती थी। रेलवे कर्मंचारियो को खादी की टोपियां दी 
जाती थ्री जिसे वे लोग पहनते थे । विद्यार्थी खुद गार्ड बन जाते थे | इन 
गाड़ियों पर भंडे फहराते थे । पांचवें दिन पुलिस इस ट्रेत पर चढ़ गई और 
विद्याथियों को वुरी तरह पीढा और उनके पास जो कुछ था, छीन लिया और 
उनको नंगा करके अगले स्टेशन पर उत्तार दिया । विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 
बनामवर स्टेशन को जला कर दिया । चार डिब्बे श्रौर बुकिंग श्राफ़िस जला 
दिये गए । तार काट दिये गए । पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसके फलस्वरूप 
चार मरे श्रोर बहुत से घायल हुए । सभाएं करने की मनाई कर दी गई, किंतु 
जनता ने इसको त माना श्रौर शहीदों को इज्जत के साथ उठाकर ले गई। 
भयाकोंदा गाव की जनता ने एक पुलिस ल्टेशन पर कब्जा कर लिया । “पुलिस 
वालों की खहदर पहचाया । गांव उतनी देर तक स्वतंत्र रहा जब तक कि बाहर 


छः 


३२२ सन्‌ बयालौीस का विद्रोह 


से मदद नहीं भ्राई। बाहर को पुलिस ने प्राकर जनता को बुरी तरह कुचला । 
* एक मील तक रेलवे की पटरी उखाड़ दी गई और रेलवे का पुल तोड़ 
दिया गया, टेलीफोन और ठेलीग्राफ के तांर काठ दिये गए ।हुलेलकर, ग्रज्जाम- 
पुर श्रौर हुसदुर्गापुर की रेलें एक सप्ताह तक वन्द रही । वंगलोरऔर हरिहर, 
चित्तल दुर्ग व जगलू के वीच के तार कई फर्लांग की दूरी तक काठ दिये गए । 
चित्तल दुर्ग, तातुलकान्से, तुरवानर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय 'भंडा महीनों तक 
फहरातोा रहा । कई गिरफ्तारियों के वाद जब भडा हटा भी तो विद्यार्थियों ने 
इकट्ट होकर अपने इलाकों और गांव के अस्पताल पर भडा फहराया । गवर्नें- 
मेंट इमारतों पर भडे फहराये गए | जुलूस शञोर सभाए की गई | सड़कों पर 
श्रौर दिवारों पर नारे लिख दिये गए । 
मंसूर सब-जेल में अ्र्ध रात्रि के समय राजनतिक बन्दियो पर लाठी- 
चार्ज किया गयो । ८०० के कराव बन्दी घायल हुए । एक विद्यार्थी उसी स्थान 
पर मर गया। मधुगिरी में ताड़ के पेट काठ दिये गए ओर ताड़ी की दूकानें 
जला दी गई । बोणदपुर एक स्वतंत्र गांव घोषित कर दिया गया | वहा पठेल 
का लड़का नेता चुना गया । सरकारी श्रधिकारी उस माव की श्रोर बढ़े, पर 
पटेल के लड़के ने उन्हें गाव में घुसने नहीं दिया । वे लौट गये और दूसरी 
रिजर्व ताकत लेकर श्राये । पठेल को लड़का पुलिस अधिकारियों के हाथ 
ने लगा। 
तिपतुर एक रेलवे स्टेशन व व्यापारिक केन्द्र हेँ। वहां की जनतां ने 
गोदांमो में श्राम लगा दी जिससे एक लाख से अधिक का नुकसान हुझा। रिजर्व 
पुलिस ने गोली चलाई, जिससे तीन व्यक्ति मरे श्रौर बहुत से लोग घायल 
हुए । १५ आदमी गिरफ्तार हुए । तुमजुर में सरकारी आज्ञाओ्रों का उल्लंघन 
कर जुलूस निकाले गए ओर सभाएं की गईं गोरीविन्दुनीर में ताड़ के पेड़ 
काटे गए श्रीर ताड़ी की दूकाने जला दी गईं । टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । 
१५ दिन बाद १५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, किन्तु पुलिस को उन्हें ले जाने 
का साधन न मिला, क्योंकि जनता ने अपनी वैलगाड़ियां देने से इन्कार कर 
दिया । चिका मगलुर तारी केन में चन्दन के गोदाम में आग लगा दी गई। 
३० गिरक्षतारियां की गई । 
मिलों में हड़तालें जारी थीं ही, कोलार की सोने की खानों में मजदूरों 
ने मंहगाई की मांग को लेकर हड़ताल कर दी । वंगलोर के चार कपड़े की मीलों 
के १३००० मजदूरो ने हड़ताल जारी रक्खी । थोड़ी-वहुत हड़तालें और जगह 
भी चलती रहीं | सव मिल कर १५००० विद्यार्थियों ओर ४००० मजदूरों नें 


- भारतीय-रियासत ३२३ 


इन हड़तालों में भाग लिया। 

हसन तथा पड़ोस के जिलों की जनता ने करवन्दी श्रान्दोलन शुरू कर 
दिया । शैन्डी भ्रथवा हफ्तेवार बाजार लगते हे, इनमें लोगों ने चुंगी तथा टोल 
देने से इन्कार कर दिया । 

इस करबन्दी श्रान्दोलन की मुख्य बातें निम्नलिखित थीः-- 

- १. दूकानदारों तथा ग्राहकों ने कर देने से इन्कार कर दिया | 

२. ठेकेदारों ने अपने ठेके बन्द कर दिये श्र गवनेंमेंट से भ्रपनी जमा- 
ततों की मांग की । 

३. जहां के ठेकेदारों ने सहयोग करने से इस्कार किया, जनता ने या 
ता उस बाजार पर पिकेटिंग किया या उन स्थानों पर इकट्ठा हो गए जहां 
ठेकेदार को कर लेने का कोई श्रघधिकार न था । 

४. पुलिस ने कही-कही जनता को जबरदस्ती दीन्‍्डी की जगहों पर 
ले जाना चाहा और गिरफ्तारियां भी की, किंतु जनता इन बन्दियों को जाने 
नही देती थी और छड़ा लेती थी । .. 

५. एक जगह पर तो जबरदस्ती बाजार लगवाने के लिए फौज भ्राई 
पर गाववालों ने फौज के रहते हुए बाजार लगाने से इन्कार कर दिया । 

यह सत्याग्रह कई जिलों में श्रनेक स्थानों पर चला श्ौर हजारों प्राद- 
मियों ने इसमें हिस्सा लिया । । 

श्रामतौर पर श्र्धरात्रि में बहुत-से घरों तथा छापेखानों की तलाशी 
ली गई । स्थानीय देनिक पत्रो के सम्पादकों पर भारत-रक्षा-कानून की धाराएं 
लगाई गईं । 

हसन जिले मे तो किराये के गुन्डे गांववालों के घरों मे घुस गये, माल 
लूट लिया, स्त्रियों तथा मर्दों को मारा-पीटा तथा श्रन्धाधुन्च तरीके से गिरफ्ता- 
रियां की गई। नि ु 

मैसूर भ्राइरन व्कर्स के ४८-त्था मैसूर पेपर मिल के २४ मजदूरों को 
निकाल दिया गया । इनमें के कुछ तो श्रभी जेल में ही थे । राज्य में कुल 
२००० गिरफ्तारियां की गईं। १६० व्यक्ति गोलियों के शिकार हुए तथा 
सेकड़ों ही घायल हुए ।१० रेडियो तथा धार टेलीफोन जब्त कर लिये गए । 
गवन्न मेंट की भोर से भी कई व्यक्ति घायल हुए । १६ श्रगस्त को एक सवार 
मोरा गया । शिमोगा जिले के इसुर नामक स्थान पर २५ सितम्बर को एक 
मामलतदार तथा एक दारोगा मार डाले गए । ११ अगस्त को बंगलोर शहर 
के डी० एस० पी० तथा पुलिस श्रौर फौज ले ३० व्यक्ति घायल हुए । 


श्र४ सन्‌ .बयालीस का विद्रोह 


बंगलोर जिले के दो गाँवों और शिमोगा जिले के दो गांवों पर पांच- 
पांच सौ भ्र्थात्‌ कुल दो हजार रुपया सामूहिकजुर्माना किया गया । 

7 “मैसूर में बन्दियों को अदालत से बाहर निकाला गया । इन बन्दियों'कों 
खाना नही दिया गया था । इस कारण इन लोगों ने मांग की कि जब तक खाना 
नही दिया जायेगा, तब तक जेल मे नही घुर्सेगे । रिजवें पुलिस को बुलवाकर 
जबरदस्ती इन्हें जेल के भीतर दाखिल किया गया। रांत के १२ बजे रिजर्व 
पुलिस जेल में भ्राई श्रौर बन्दियों को बुरी तरह पीठा गया। कोई दवा का 
प्रबन्ध नही था । दूसरे दिन २२ व्यक्ति अस्पताल में भरती किये गए । कैलूर 
हंकरप्पा नामक एक ह।ई स्कूल के विद्यार्थी के मुह से खून निकल भ्राया 
और वह दो दिन बाद मर गया । डाक्टर ने कहा कि उसको निमोनिया हो 
गया था, पर वास्तविकता यह थी कि उसकी पसली की हड्डी टूटगई थी । गैर- 
सरकारी-जेल निरीक्षकों को जेल में जाने की इजाजत न थी।... 

चिकमंगलोर में बहुत-सी तकलीफों के कारण बन्दियों ने अपनी-अपनी 
कोठरियों मे जाने से इन्कार कर दिया | रिजव पुलिस श्राई और उसने लाठीं- 
चार्ज किया। बहुत से बन्दी सख्त घायल हुए । 

प्रभुदेव नामक मजदूर नेंतां जो हिरासत में थे, निकल भागे । इनकी 
गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम का एलान किया । मैसूर की हिरासत से 
रामराव तथा हसन से बौराइया फरार हो गए॥। 

अदामा नामक ३० वर्ष की स्त्री को यशवन्तपुर रेलवे क्रार्तिंग के पास 
तोन हिन्दुस्तानी सिपाही उठा ले गये श्रौर उसके साथ घृणित व्यवहार किया । 
वह विक्टोरिया अस्पताल में तासरे दिन मर गई । दो अ्रंग्रेज अफसर एक बाग 
में एक युवती को श्रपमानित करने की गरज से घस श्राये। वरप्पा गोडा नाम की 

वुद्धा स्त्री ने इसको विरोध किया, श्रत: उसे मारा गया और वह ५ नवम्बर, ४२ 
को मर गई। ; 

हिन्दुस्तानी अफसरों के लिए रिजर्व सीटों पर यूरोपियत भ्रफसर झ्ाकर 
बैठ गए, जिसके कारण शआ्लापस में झगड़ा हो गया | एक हिन्दुस्ताभी सिपाही ने 
रिवाल्वर निकाल कर एक यूरोपियन अफसर को मार डाला श्रौर कुछ घायल 
हुए । बाकी यूरोपियन भ्रफसर भाग निकले । 

हसन जिले के वारिगुर गांव की जनता नजदीक के एक जंगल .में एक 
हजार दो सौ जानवरों को लेकर चराने गई। जंगलात विभाग की शोर से 
लगांये गए हाल के पौधों को नुकसान पहुंचाया गया । रिजव पुलिस भाई और 
उसने लोगों को तितर-बितर किया | 


भारतीय-रियांसते ३२५ 


लड़ाई के लिए फंड इकट्ठा करने को जो तमाशें हो रहे थे, उनपर ७ 
नवम्बर १९४२ को नोचे लिखें स्थानों पर बस फेंके गए:--- 

१. मैसूर रायल शो। २. मैनिलेकार निपाल। ३. मिलिटरी- 
कीन्टिन, बंगलोर कन्टोनमेंठ । 

श्री केशवन तथा श्री कुसुम नामक दो कालेज के प्रोफेसरों ने स्तीफा 
दे दिया। श्री एम० एच० शाह इक्जीक्यूटिव झआफिसर तथा हिन्दुस्तान एयर 
क्रेफ्ट कम्पनी के इंजीनियर श्री मोदी, शिमोगां जिले के १० पठलो, श्रसेम्बली 
के कई मेम्बरो, ए० आर० पी० श्र राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे के कई सदस्यों ने भी 
स्तीफे दिये । - 
श्री एच० आर० गुरुवर्दी, श्री ए० जी० रामचन्द्र राव, श्री के० सुवा- 
राव भ्रादि व्यक्तियों ने अपनी सनदें वापस कर दी श्रौर अदालत में जाना वन 
कर दिया । ध । 
अल्य रियासत हे 

भारत में ६०० से ऊपर रियासतें है । इनमें से यदि हम छोटी-छोटी रिया- 
सतों को छोड़ भी दें तो भी ४०-५० रियासते ऐसी बच जायंगी, जिनका राजनीतिक 
दृष्टि से काफी महत्त्व हैं । इतनी रियासतो में से केवल १०-४५ का ही वर्णन 
देखकर शायद पाठकों के मन में यह प्रदन पैदा होने लगा होगा कि क्या भारत 
की वाकी रियासतो ने देश की श्राजादी की इस लड़ाई में कुछ भाग नही 
लिया । इसके समाघान के लिए हमारा यह निवेदन हूँ कि जिन रियासतो का 
वर्णन ऊपर नहीं हुआ हैँ, वहाँ की जनता ने भी आन्दोलन में काफी त्याग 
एवं शौरयय का परिचय दिया है; किन्तु बहुत चेष्ठा करने पर भी हमें उन स्थानों 
की मुकम्मिल रिपोर्ट प्राप्त नही हो सकी । श्रतएवं इच्छा होते हुए भी हम 
उनका वर्णन इस पुस्तक में नहीं दे सके हैँ | सामग्री-संग्रह का प्रयत्न श्रभी 
जारी हैं। भ्राशा है, भ्रगले संस्करण में इस कमी की पूर्ति की जा सकेगी | ' 


$ १६९३ 
युद्ध ओर मुख्य राजनीतिक दल 


कांग्रेस:--युद्ध प्रारम्भ होने से पहले ही कांग्रेस ने फासिस्ट-विरोधी 
नीति अपना रखी थी । इठली द्वारा श्रवीसीनिया पर आक्रमण तथा हिटलर 
द्वारा आ्रास्ट्रिया को हथियाने आदि कांडों कांफांग्रेस ने निन्‍दा का थी श्र ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही को पहले से चेतावनी दे रखी थी कि भारत के लोग किसी 
साम्राज्यशाही यूद्ध मे साथ न देंगे । जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हिटलर और 
मुसोलिती के दर्दे-गिर्द मंडरा रहे थे मर इन फासिस्ट तानाझाहों की चापलूसी 
कर रहे थे, कांग्रेसी नेतृत्व उस समय भी उतना ही फासिस्ट विरोधी था 
जितना कि युद्ध काल में | जब यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो कांग्रेस के 
सामने तीन रास्ते थे । 


१. युद्ध में बिनो किसी अगर मगर के ब्रिटिश सरकार का साथ देना । 
ऐसा करना कांग्रेस की पूर्व घोषणाश्रों श्रोर नीति के विरुद्ध होता । 

२. यदि सम्भव हो तो फासिस्ट देशों को सैनिक सहायता प्राप्त करने 
की चेष्टा करना और इस प्रकार श्रंग्रेजों के दुश्मनों से सहायता प्राप्त करने 
की नीति बरतना | 

ऐसा करना शभ्रात्म-हत्या के समान श्रौर श्रपने सारे पुराने भ्रादर्शों को 
तिलांजलि देना होता । 

३. युद्ध के असली रूप को जानने का प्रयत्व करना और उस समय 
तक युद्ध की गतिविधि को देखते रहना जब तक कि उसका श्रसली रूप मालूम 

- च हो जाय । युद्ध का भारतीय शआराकाक्षाओ्रो की प्राप्ति के लिए उपयोग करना, 
साथ ही दुनिया भर के दबे-पिसे लोगो का साम्राज्यशाही के विरुद्ध संगठित 
मोर्चा बनाना श्लौर इस तरह सफलतापूर्वक इस युद्ध को भारतीय श्राजादी के 
युद्ध में बदलना । 

कांग्रेस ने तीसरे रास्ते को श्रपनाया । प्रारम्भ में उसने ब्रिटिश सरकार 
से उसके युद्ध-ध्येय “को मालूम किया और ठीक उत्तर न मिलने पर कुछ करने 


युद्ध और मुखुय राजनीतिक दल ३२७ 


की नीति को श्रपनाया। प्रारम्भ म गान्धीजी ने नागरिक स्वतन्त्रता श्र्थात्‌ , 
अ्रपने विचारों को स्वततन्र -रूप से प्रकट करने के हक की माग की श्रौर इस 
_ प्रकार दुनिया के सामने युद्ध के असली 'रूप को रखने का प्रयत्न, किया। 
व्यक्तिगत सत्याग्रह के रास्ते को भश्रपनाया श्रौर उसके द्वारा देश में चेतना, 
युद्ध के प्रति अपनी वास्तविक स्थिति जानने की उत्सुकता श्लौर हर नागरिक 
में श्रपने हक का प्राप्त करने की इच्छा पैदा की। कांग्रेस हाई कमाड का 
प्र।रम्भ से ही यह विश्वास रहा कि युद्ध लम्बा चलने वाला है| अतः उसके 
लिए आवश्यक था कि वह इस लम्बे काल मे एक-सी नीति बरते जिससे 
एक श्रोर देश को शक्ति भी क्षीण न हो तथा दूसरी श्रोर देश में नई स्फूर्ति, 
जीवन व उत्साह पैदा हो । व्यक्तिगत प्रत्याग्रह का प्रारम्भ में कितने ही लोगों 
ने मखौल उड़ाई, पर किसी भी बड़े व शक्तिशाली श्रान्दोलन के लिए यह 
ग्राधार-दिला थी । 

जापान की बढ़ती हुई विजय तथा अंग्रेजी शस्त्रों की हार भर श्राये 
दिन बढ़ती हुई कठिनाइयों के कारण हिन्दुस्तानी कुछ करने के लिए व्याकुल 
हो उठे | श्रौर समय श्राया जब काग्रेस नेतृत्व के सामने दो ही रास्ते थे। एक 
तो यह कि निष्क्रिय होकर देश को युद्ध की लपटों में कुलसते हुए देखना श्रौर 
अंग्रेज-विरोधी भावना के कारण भारतीयों को जापानियो के सामने अप्रत्यक्ष 
रूप से आात्म-समपंण करने देना और इस तरह फासिस्ट ताकतों की विजय 
कराना । दूसर। रास्ता यह था कि देश के अन्दर फैली हुई बेचेनी, परेशानी 
व नफरत की दाक्ति को क्रियात्मक व रचनात्मक ढंग से सगठित कर सांम्राज्य- 
शाही श्रौर फासिस्टशाहीं दोनों के विरुद्ध जुटा देना और इस प्रकार दुनिया 
के करोड़ों लोगों की तरह अपने देश के लोगो में भी श्रपनी आजादी के लिए 
मर-मिटने, बलिदान करने की व्यापक शक्षिति पैदा करना श्ौर अ्रपने देश को 
युद्ध की तबाही से बचाने के लिए ऐसी नीति बरतना, जिसके कारण एक 
ओर जापानी देश पर हमला न कर सकें और दूसरी ओर इस हमले का 
मकाबला करने के लिए हिन्दुस्तानियों में वास्तविक शक्ति पैदा हो जाय । 
इस प्रकार कांग्रेस ने दूसरे मार्ग को श्रपनाकर अग्रेजों से भारतीयों को वास्त- 
विक शक्ति सौपने श्रर्थात्‌ केंद्र में राष्ट्रीय सरकार कायम करने की माग की 
श्रौर उन्हें बताया कि बिना वास्तविक [सत्ता के उनके प्रति भारतीयो के क्रोध 
नफरत व उत्तेजना को हमदर्दी, महब्बत श्र सहानुभूति में नही बदला जा 
सकता । लड़ाई में मदद करने के लिए जनता में गहरा मेल और संगठन होना 
चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वह किस चीज के लिए लड़ रही हूँ, 


१२८ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


5 


किस आ्रादर्श के लिए सब कठिनाइयां भुगत रही है । ब्रिटिय नौकरभाही को, 
- जिसे श्रपनी सैनिक शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और जा वास्तव में साम्राज्य- 
शाही श्रादर्शों के मृताविक जापानियों के श्रधिक नजदीक थी, यह कभी भी 
स्वीकार न था कि वह स्वयं अपने हाथों भारतीय आकांक्षाश्रों की पूर्ति करे । 
इसके विपरीत उसे यह मजूर था कि भले ही दूसरी शक्ति उससे सत्ता छीन 
ले। श्रतः उसने कांग्रेस की मांग व बातों को गलत समझा भ्ौर श्रपनी निद्िचत 
योजनानूसार सैनिक-बल द्वारा किसी भी आन्दोलन का दवाने» की नीति 
को श्रपनाया । ऐसी स्थिति में संघर्ष श्रवश्यम्भावी था श्रौर वह हुआ भी । 
मुस्लिम लीग--भारतीय राजनीति में श्राज मिस्टर जिनन। श्र उनकी 
मुस्लिम लीग एक पहेली श्रीर न सुलभने वाले प्रश्न बन गए हे । उनकी नीति 
व व्यूह-रचना के विरुद्ध अनेक प्रकार की तीक्ष्ण समालोचनाएं होती हे । 
शिक्षित मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समुदाय मिस्टर जिन्‍ना की राजनीतिक 
सफलता पर, जो उन्होंने इस युद्ध-काल में प्राप्त की हैँ, बड़ा गर्व करता है 
श्रीर उन्हें एक बड़ा दूरदर्शी कुशलराजनीतिज्ञ और मुस्लिम हितकारी नेता 
मानता है । मुसलमानों का विश्वास हूँ कि मुस्लिम लीग ने जो शक्ति व सम्मान पाया 
हैँ और भारतीय राजनीति मे उसे जो महत्वपूर्ण स्थिति मिली हैँ उस सबका 
श्रेय मिस्टर जिन्‍ना की नीति-निपुणता को ही हैं । उनके विचार से मि० 
जिन्‍ना एक धुरन्धर राजनीतित्ञ हे जिन्होंने मुस्लिम जाति को विना किसी 
कुर्बानी व त्याग के एक शक्तिशाली जमात के रूप में संगठित कर दिया है 
श्रौर उन्हें एक नया नारा देकर उच्च ध्येय की ओर जूटा दिया है । इन लोगों 
के विश्वास के मुताबिक मि० जिनमा ने कांग्रेस श्रोर ब्रिटिय राजनीतिज्ञों दोनों 
ही को काफी मांत दी हैं । ठीक इसके बिरुद्ध ऐसे लोग भी हुँ जो मिस्टर 
जिन्‍ना को देशद्रोही तक कहने से नही हिचकते । उनका विश्वास हैँ कि मि० 
जिनता की नीति के कारण भारतीय झ्ाजादी का प्रदन खटाई में पड़ा है । 
मि० जिन्‍ना की नीति एवं कार्यो से मुस्लिम जाति की श्रपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य- 
शाही को कहीं भ्रधिक लाभ पहुंचा है, अतः यह लोग राष में श्राकर उन्हें 
ब्रिटिश एजेन्ठ तक कह बैठते है । इस प्रकार की दो विरोधी झ्रालोचनाओं के 
वीच हम वास्तविकता को तमी समझ सकते हे जब मि० जिन्ना की नीति, 
व्यूह-रचना तथा विचार-धारा को जानने कां प्रयत्न करें । तभी हमारे लिए 
यह आसान हो जायगा कि भारतीय राजनीति में आमतौर पर श्ौर युद्ध-काल 
में खास तौर पर मि० जिन्‍मा ने किस प्रकार की नाति को बरता है, उनका 
क्या ध्येय है और उसे प्राप्त करने के उनके कौन-से साधन हूँ | इसमे कोई दो 


हु 
पुंद्ध और मुख्य राजनीतिक दल ३२६ 


राय नही हे कि मिस्टर जिस्ता शवित-सतुलन की कला के प्रकाड पंडित भौर 
दूरदर्शी राजनीतिक नेता हे, जिनका नेतृत्व बड़ी तेजी से फला-फूला;है । मिस्टर 
जिन्‍ना भेरे निकट कोई विद्येष व्यक्ति नही है, बल्कि विशेष स्थितियों के 
परिणाम हे । जिस प्रकार यूरोप में हिटलर ओर मृसोलिनी पैदा हुए उसी 
प्रकार भारतीय रंगमंच पर मि० जिन्ना पैदा हुए हे ॥ यूरोप मे ब्रिटिश, 
फ्रांससी व रूसी संघर्ष के कारण हिठलर ने जक्ति पाई। उसने इस सघर्ष 
का फायदा उठाया और एक नई युद्ध-कला को आविष्कार किया | जर्मन 
जनता ने हिटलर को देवता के समान समझा श्रौर उसका स्वागत किया । 
हिटलर ने बिना युद्ध श्लीर बलिदान के एक विदज्ञाल जर्मन साम्राज्य बनाने की 
बात जमनो को बताई, उन्हे जाति-हेष का नारा दिया और श्रपने विरोधियों 
के प्रति नई नीति बरती । उसका कहना था कि अपने विरोधियों को यह कभी 
मत वताश्नो कि तुम क्या चाहते हो। उनके मस्तिष्क पर प्रचार व शक्ति- 
प्रदर्शन द्वारा बराबर वार करते रहो । उनके भ्रोपसी झगड़ों से पूरा फायदा 
उठाझो और जब कभी वह तुम्हारे पास समभोौते के लिए भाय॑ तो उनको 
दोषी ठहराते हुए उनसे कहो कि तुम यह भी नही जानते कि हम क्या चाहते 
हू । जब वह तुम्हारी थोड़ी-सी बात मानने को तैयार हो तो तिरस्कार से 
* उनकी सुलह-कारी नीति को दुकराते हुए श्रपनी मांग बढ़ाते जाश्नो । एक ओर 
सुलह का दरवाजा खोले रखो, पर जब वह दरवाजे के नजदीक श्रायं तो 
दरवाजा बन्द कर उनकी मानसिक शक्त को क्षीण करते रहो और जनता में 
अपनी दक्ित बढ़ाते रहो । इस प्रकार हर छोटी-मोटी जीत को एक विज्ञाल रूप 
देकर अपने अनुयायियो पर श्रपने नेतृत्व का सिक्का जमाते रहो। इसी 
नीति को बड़ी सफलता के साथ भारतीय राजनीति मे मिस्टर जिन्‍ना ने बरता 
श्रौर उनके नेतृत्व का जन्म भ्रौर विकास उसी प्रकार हुआ हैँ जिस प्रकार कि 
यूरोपीय रंगमच पर हिटलर का हुम्ना । एक दूरदर्शी नेता की तरह मि० जिन्‍मा 
ने सम लिया कि ब्रिठिश साम्राज्यशाही कभी भी राजी-खुशी भारतीयों 
को शक्ति न देगी । उमड़ता हुआ राष्ट्रीयवाद, जो कांग्रेस के नेतृत्व में संगठित 
है, आजादी पाने के लिए बेकरार हो रहा हैँ । अ्रतः इन दोनों के संघर्ष से 
फायदा उठाकर अ्रपनी शक्ति'का विकांस किया जा सकेगा । उन्होने सोचा कि 
एक शक्ति को दूसरी शक्ति की कमजोर करने के लिए नई शक्ति पर निर्भर रहना 
होगा । इस विश्वांस व विचार-धारा से श्रेरित होकर मि० जिन्ना ने भारतीय 
मुसलमानों के प्रइन को आन्वोलन का रूप दिया और जाति-द्ेष का इंजेक्शन 
लगाकर मुस्लिम जबता को नफरत, घृणा व द्वेष के भ्राधार- पर हिन्दुशो के 


के सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


विरुद्ध संगठित किया । उन्होंने मुस्लिम जनता को एक नया ध्येय व नारा दिया 
श्रौर समझाया कि इस ध्येय की प्राप्ति के रास्ते में द्विन्दू बाघक हैं शोर यही 
हिन्दू कांग्रेस मे शामिल हे। श्रतः कांग्रेस हिन्दुओं की जमात हूँ प्रोर ऐसी जमात 
मुस्लिम-श्राकांक्षात्रों की दुश्मन है । 

इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यशाही श्रौर हिन्दू कांग्रेस हमे दोनों ही से 
लड़ना है। यह तो उन्होंने कहा मुस्लिम जनता से; पर वास्तव में उनका 
स्थिति-विद्लेषण यह था कि कांग्रेस श्रौर नौकरशाही के धीच होने वाले संघर्ष 
के कारण वह शअ्रपना ध्येय बिना किसी बलिदान, त्याग तथा संघर्ष के ही प्राप्त 
कर सकेगे | अंग्रेजों से उन्होंने कहा कि “कांग्रेस केवल इसलिए सफल नही हो 
सकती कि मुसलमान उसमें शामिल नही है, श्रोर यदि मुस्लिम-श्राकांक्षाश्रों 
की पूतति न की गई श्रौर उनकी पाकिस्तान की माग को न माना गया तो वह 
भी विरोध में शामिल हो सकते हैं । इसलिए श्रंग्रेजों के फायदे में यही हूँ कि 
वह पाकिस्तान की माग को मान लें । कांग्रेस से उन्होंने कहा कि भारत को 
श्राजादी तभी मिल सकती है जब कांग्रेस और लीग मिल जाय॑ं और मिलकर 
श्रंग्रेजों पर जोर डालें श्रौर लीग काग्रेस से तभी मिल सकती हैँ जब कि कांग्रेस 
उनके पाकिस्तान के ध्येय को मान ले । इस प्रकार दोनों ही के सामने उन्होंने 
श्रपत्ती पाकिस्तान की मांग को रखा | ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस की मांग 
और शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उनकी चापलूसी करने और उनकी 
शक्ति को बढाने की नीति बरती। कांग्रेस ने श्रपने को सच्ची राष्ट्रवादी 
संस्था प्ताबित करने तथा ब्रिटिश साम्राज्यशाही की पुरानी आपस में लड़ाने 
और हुकूमत करने की नीति का प्रतिकार करने के लिए मुस्लिम लीग के 
प्रति दोस्ती श्रीर मेल-मिलाप की नीति अ्रपनाई। दुर्भाग्य से मि० जिस्मा ने 
इन नीतियों को, जिनका ब्रिटिश साम्राज्यशाही श्रौर कांग्रेस हाई कमांड ने 
प्रपने-श्रपने हित में अनुसरण किया था, दोनों की कमजोरी समझा झौर अ्रप ने 
को शक्तिशाली समझा । किन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल थी । 

किसी भी जाति के संगठन एवं शक्ति का पता इस बात से चलता हैं कि 
उसके नेता ने अपने अनुयायियों के अ्रन्दर कितनी त्याग श्रौर बलिदान की शक्ति 
पैदा की है और अपने संगठन को श्राक्रमण श्रौर बचाव दोनों ही प्रकार की 
लड़ाई के लिए सुदृढ़ बना लिया हूँ । युद्ध-काल-मे मुस्लिम लीग को जो कूढ- 
नतीतिक सफलताएं हुईं उसके कारण मुस्लिम जनता चौधिया गई और उसने 
इसे श्रपने नेता की व्यूह-रचना तथा नीति-निपुणता का परिणाम समझा | इस 
प्रकार नेता का भांवी तारतम्य बिगड़ गया । यह निश्चित है कि मुस्लिम लीग 


युद्ध और मुख्य राजनीतिक दल “४ इ३१ 


को भविष्य में काफी कड॒वे श्रनुभव होंगे और अ्रसफलताशो का सामता करना 
पड़ेगा । युद्ध-काल में मिस्टर जिन्‍ता ने दोहरी नीति वरती । मुस्लिम जनता के 
ब्रिटिश-विरोधी और युद्ध-विरोधी भावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 
पोर कांग्रेस के पीछे चलने की नीति को अपनाया और दूसरी ओर ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही से छोटें-मोठे लाभ पाने का प्रयत्त किया । एक शोर उन्होंने 
कांग्रेस की भांति तय किया कि मुस्लिम लोग युद्ध-प्रयास में मदद न देगी । 
दूसरी और आासाम, सीमाप्रान्त, बंगाल, आदि मुस्लिम प्रान्तों में व्रिटिश सौकर- 
शाही की सहायता से अपने मंत्रिमंडल कायम कराये और इस प्रकार ब्रिटिश- 
साम्राज्यजश्ञाही को युद्ध मे मदद दी। साथ ही उन्होने इस काल में कांग्रेस की 
शक्ति को क्षीण करने तथा मुसलमानों मे हिन्दुओं के प्रति विरुद्ध भाव जाग्रत 
करने की नीति अश्रपनाई। कांग्रेस ने सन्‌ १९४२ में जब खुले विद्रोह की चर्चा 
की तो ब्रिटिश नौकरशाही पर अपना प्रभाव डालने के लिए मि० जिन्ता ने ग्रह- 
युद्ध के खतरे की घमकी देकर अपनी जमात श्र जाति के लिए अंग्रेज श्रधि« 
कारियो से सुविधाजनक स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा की । उन्होंने यह संकेत 
भी किया कि केवल उनकी नीति के कारण ही कांग्रेस खुले विद्रोह में सफल 
नही हो सकेगी, इसलिए अंग्रेजों को चाहिए कि वह उनके साथ समभौता कर 
लें प्रौर भारतीय राज्य-सत्ता उनके हाथ में सौंव दें | युद्ध-काल में मिस्टर जिन्ना 
की नीति यही रही कि वे कांग्रेस श्रौर ब्रिटिश साम्राज्यशाही के बढ़ते हुए संघर्ष 
से अ्रधिक-से-अधिक लाभ उठाएं। इस नीति में वह सफल भी हुए, पर युद्ध 
के परचात्‌ समय पलटा, दुनिया की राजनीति बदली, ओर पुराने विचार व 
तरीके निकम्मे दीख पड़े। ब्रिटिश नौकरशाही स्वयं अपने परस्पर विरोधी 
कारणों से टूटने लगी और उसका झ्राथिक और सामाजिक ढांचा अस्त-व्यस्त 
होने लगा । ब्रिटेन की जनता में स्वयं साम्राज्यवाद विरोधी विचार जोर पक- 
डने लगे श्रौर एक नई नीति व नए समाज की कल्पना की जाने लगी । लेवर 
गवनंमेन्ट शक्ति में आई और मिस्टर जिन्‍ने के अंग्रेज मित्र मिस्टर एमरी श्रौर 
मिस्टर चचिल पस्त हुए । पर मिस्टर जिन्‍ना मे इन सब घटनाओं से कुछ न 
सीखा । उन्हें अपने पुराने साथियो और विश्वासों पर गर्व था गौर बदलती 
हुई हालत में भी वह अपने उन्ही पुराने पासों से खेलना चाहते थे । समय 
आया कि ब्रिटिश-सरकार ने श्रपने आथिक व राजनीतिक हित में भारतीय 
आकांक्षात्रों के साथ सुलह और समभौते की चीति बरतना प्रारम्भ किया श्रीर 
कांग्रेस नेतृत्व से समकौता करने के लिए हाथ बढ़ाया | मिस्टर जिन्‍ना के लिए 
यह सव असहनीय था । उन्हें कभी भी ऐसी आ्राशा न थी कि ऐसा भी द्दो 


३३२ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


सकता है । इस बदलती हुई स्थिति के लिए उन्होंने अपने मस्तिप्क में कोई 
गुंजाइश नही छोड़ रखी थी। ब्रिटिश केविनेट मिशन वहाँ श्राया ।. मिस्टर 
जिन्ना ने श्रपनी पुरानी नीति के मृताबिक पुराने ही तरीके अपनाये श्ौर पुराने 
ही पाँसे खेले । वे नही समझ सके कि श्रव ब्रिटिश साम्राज्यशाही के हित में 
यह नही है कि वह भारतीय राष्ट्रवाद से संघर्ष करे। उनकी आधार-शिला 
टूट चुकी थी । अब उस पर कायम रहना मूर्खता थी । दिल्‍ली और शिमला में 
ये राजनीतिक दाघ-पेच होते रहे और अन्त में १०० वर्ष के ब्रिटिश शासन के 
बाद मिस्टर जिन्‍ना को पता चला कि श्रग्रेज ,लोग झूठ भी बोल सकते है । 
अपनी पूर्व ट्रेलिग के अनुसार उन्होंने गुर्राने तथा घमकी देने श्रादि की नीति 
बरती, पर जमीन उनके नीचे से निकल चुकी थी । ब्रिटिश सरकार को उनकी 
शक्ति का ज्ञान था। कांग्रेस भी उनकी बांवत काफी जान चुकी थी । क्षोभ व 
क्रोध से उत्तेजित मिस्टर जिन्‍मो ने 'गृह-युद्ध' श्रीर 'सीधे संघर्ष! इत्यादि के नारे 
 बुलन्द किए । पर जर्मनी और जोौपान को हराने वाली ब्रिटिश-सामत्राज्यश्ाही 
तथा काँग्रेस पर इन घमकियों का क्‍या अश्रसर हो सकता था ? इन दोनो ने एक 
दूसरे को पहचाना ओर दोनों ने मिलकर मिस्टर जिन्‍ना को पहचाना | इन 
मिस्टर जिन्‍ना ने कई घोषणाएं की जो एक दूसरे से विलकुल उलटी थी । द्वेष 
झ्ौर घृणा की गर्जना करने वाले मिस्टर जिन्‍ना शांति, सुलह व अ्रहिसात्मक 
आन्दोलन की चर्चा करने लगे। अस्थायी सरकार में जाने के प्रस्ताव को तिर- 
स्‍्कार पूर्वक ठुकराने वाले भ्रौर हिन्दू भुस्लिम समान प्रतिनिधित्व पर एक इंच 
भी न झुकने वाले मिस्टर जितना श्राज बिना किसी शर्त के केवल वाइसराय की 
'शुभ प्रेरणा के श्राधार पर भ्रस्थायी सरकार में शरीक हो गए। यह युग, श्रव 
मिस्टर जिन्‍ना के जवोल का युग हैं जब कि उन्हे यह अनुभव करना होगा कि 
बलिदान, त्याग, खुन, श्रौर श्राँसू के दोर में 'न गजरने वाली जमात को कठोर 
वास्तविकता के सामने इसी प्रकार भूकना होता है। 
कांग्रेस समाजवादी पार्टी--सन्‌ १६३४ में कांग्रेस के अ्रन्दर इस पार्टी 
का जन्म हुआ । यह एक उग्र, प्रगतिशील वामपक्षी कांग्रेस-जनों की पार्टी है । 
उनका विश्वास हैँ कि समाज की रचना समाजवादी उसूलो के आधार प्र 
होनी चाहिए श्रौर राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की गति-विधि को उम्र बनाने के लिए 
आवश्यकता पड़ने पर गुप्त, गुरिल्ला युद्ध श्रौर सयठित हिंसा को भी श्रपनाया 
जा सकता हूँ | यह लोग एक ओ्रोर राष्ट्रीय एकता के हितारथ कांग्रेस हाई कमांड 
ओ नेतृत्व में विश्वास करते हे, पर साथ ही इनका गान्चीजी की अहिंसा की 
"नीति एवं साधनों मे पूर्णतः विदवास,नही हैँ । समय पड़ने पर जो शस्त्र उपयोगी 


युद्ध और मुख्य राजनीतिक दल ३३३ 


हां, यह उसा का प्रयोग करने म विश्वास करते है । इन १२ सालों में इस पार्टी 
की शक्ति व सम्मान में काफी वृद्धि हुई है । जब यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हुश्रा 
तो इस पार्टी का भी यही कहना था कि सामूहिक श्रान्दोलन किया जाय | वह 
गान्धीजी द्वारा शुरू किये गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से श्रधिक सन्तुष्ट न थी । 
सन्‌ १६४२ में जब कांग्रेस ने वर्धा-प्रस्ताव पास किया तो इन लोगों ने उसका 
बड़ा स्वोगत॒ किया और गांधीजी द्वारा प्रयुक्त 'अंग्रेजो भारत छोड़ो व खुला 
विद्रोह आदि शब्दों को इन लोगो ने ऋान्तिकारी रूप में जनता के सामने पेश 
किया | सन्‌ १९४२ में ज़ब ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस पर प्रह्मर किया और 
कांग्रेसी नेत। चारो और पकड़े जाने लगे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं 
ने खुले विद्रोह के सिलसिले में अपनी नवीन नीति को अपनाया और नये साधनों 
का प्रयोग किया । इन्होंने गान्धी जी के पुराने वक्‍तव्यों तथा समय-समय पर 
दिये गए भाषणों को अपने दृष्टिकोण से पेश करके जनता को यह बताने की 
चेष्ठा की कि गान्धीजी वास्तव में खुला विद्रोह' चाहते थे, श्रतः मौजूदा हालत 
में हमारे लिए श्रावश्यक है कि इस आन्दोलन की चिनगरारी को किसी-न-किसी 
रूप में जिन्‍्दा रखें। गान्धीजी ने हर आदमी को श्राजाद कर दिया है श्रौर 
वह जिस तरह भी हो वह अपने प्रतिरोध की भावना का प्रदर्शन कर सकता है । 
अतः इन्होंने इस काल मे गुप्त संगठन प्रारम्भ किया ओर “श्राजाद हिंद दस्ते” 
बनाने के प्रयत्त किए । जहाँ सम्भव था वहा जनता की मोर्चा भी स्थापित किया 
गया । गुरिल्ला लड़ाई के सिद्धान्तों पर भी अ्रमल करने के प्रयत्न फिए, इस प्रकार 
सन्‌ १९४२ के श्रान्दोलन में सबसे पहले हमने देखा कि गांधीजी की सामूहिक 
व प्रत्यक्ष श्रानदोलन की कला के विरुद्ध समाजवादी नेताश्रों ने श्रपने ही तरीकों 
का प्रयोग किया और इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक नये नेतृत्व का 
प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने श्राया | जितने समाजवादी नेता श्रपनें को पकड़-धकड 
से बचा सकते थे, उन्होंने भ्रपने को बचाया झौर गुप्त तरीकों से काम लिया ।' 
श्री जयप्रकाशनारायण जी के जेल से बाहर आजाने पर इस गुप्त श्रान्दोलन 
में नई स्फूर्ति, शक्ति व जीवन आ गया ) इस पार्टी के प्रमुख नेता श्रीजयप्र काश- 
नारायण, श्री राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, वी० एस० डांडेकर औरं 
श्री मोहनलाल गौतम हे। इसमें से श्रधिकतर श्रन्त समय तक अपने-श्रपने 
तरीकों से अपने-अपने सूबों में कार्य करते रहे । इनका प्रोग्राम तवयुवकों को 
विशेषकर आ्राकपित करता है । इस तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सन १६- 
४२ के आन्दोलन में काफी शक्ति प्राप्त की श्रौर अ्रपने को एक नए नेतत्व के 
रूप में समठित कर लिया | इस विषय में हम अ्रन्यत्र काफी प्रकाश डाल चुके हैं। 


३३४ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


कस्यूतिस्ठ पार्टी--भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रपने लिए 
एक विशेष श्रांकषंण पैदा कर लिया हैं। कुछ श्रपनी नीति के कारण भ्ौर कुछ 
एक निश्चित विचार-बारा के श्राधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी 
सुसंगठित पार्टी है जिसमें बड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मांदित तथा पढे- 
लिखें नवयूवक शामिल हे । भारत में होने वाले राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रति इस 
पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है श्नौर इस युद्ध के प्रति भी उसने 
जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी 
दंंकाएं पैदा हो चली है भ्रौर राष्ट्रीय सैनिकों श्रौर उसके बीच एक गहरी खाई 
भी पैदा हो गई है जिसे भ्रव किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नही जा सकता । कम्यु- 
निस्‍्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समक सकते जब तक कि हम 
यह न जान लें कि श्राखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है । इस मौलिक 
बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फैला हुआ हैं 
झौर स्वयं कम्यनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया 
हूँ । बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव को देखकर इन्होंने श्रपने-आपको भारतीय 
राष्ट्रीयवा का एक अनिवाये अंग बनाने का प्र यत्त किया और इसी दृष्टि से 
वह कांग्रेस मे घुसे श्रौर उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का 
नेतृत्व ग्रहण करना चाहां, पर जो नीति इन्होंने युद्धकाल मे बरती उससे पता 
चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय श्राकांक्षाओ्रों व भारत में होने 
वाली घटनाश्रों से कोई सम्बन्ध नही हैं, बल्कि उसका श्राधार सोवियत्‌ रूस की 
वेदेशिक नीति ही है| यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते 
झौर साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिशील 
विचारों का केन्द्र है श्रौर उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके श्राघार पर 
अपनी नीति का निर्माण करना हमारो परम कर्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्य- 
निस्‍्टों के प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने 
भारतीय जनता से छिपावा चाहा और अपने को भारतीय राजनीति का एक 
अंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा श्रान्दोलच की प्रगति को अपने ही 
झभ्राधार पर चलाने का प्र यत्त करना चाहा | इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ 
झावश्यक था। 

सन्‌ १६३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुआ भौर हिटलर ने दोनों मोर्चो पर 
न लड़ने के खयाल से सोवियत्‌ रूस से फैसला कर लियां, तो हमारे इन कम्यु- 
निस्ट साथियों ने सारी दुत्तिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया 
प्लौर ब्रिटिश सेरकार के विरुद्ध शीक्र ही एक सामूहिक आंदोलन करने की 


युद्ध ओर मुख्य राजनीतिक दल ३३४५ 


सलाह दी | उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमाड का केवल इसलिए विरोध 
कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोदा फैसला 
करने की बात कर रहा था। इनके मृताबिक इस नीति का अनुसरण करना 
देश के साथ विश्वासघात करना था । यही नही, फ्रांस के कम्यूनिस्ट नेता मिस्टर 
थोरे उस समय जमंन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि 
फ्रेंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में श्रपणि सरकार का साथ नही देना 
चाहिए और इस प्रकार वह जर्मनी की इस लड़ाई के जीतने में अप्रत्यक्ष रूप से 
मदद दे रहे थे । न्‍ 

यकायक सन्‌ १६४१ में जमंनरी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो 
सारी दुनिया के कम्युनिस्टों की नीति बदल गई और उनके विश्वास के मुताबिक 
इस युद्ध का रूप भी बदल गया । श्रव यह युद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी 
युद्ध नही था, वल्कि जनता की श्राकांक्षाओं के केन्द्र सोवियत्‌ रूस पर होने वाला 
यह श्राक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। श्रतः इन्होंने उस युद्ध को श्रव 
जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने 
भी अश्रपनी नीति बदली और इन्होने अब काग्रेस हाई कमांड तथा काग्रेस संगठन 
को भी इस नीति को झपनाने की सलाह दी । इन दिनों भारत म बाह्य घढ- 
नाए इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा 
झसनन्‍्तोष फेल रहा था शौर उसके प्रति विद्वेष इतना वढ गया था कि भारतीय 
जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती 
थी | कम्यूनिस्टो का जन-युद्ध का नारा जनता की आकांक्षाओ, इच्छाश्रों व 
मनोवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था और इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता 
का युद्ध बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ और झुूंक- 
लाहठ पैदा होती थी । ठीक इसी समय कम्युनिस्टो ने लोगों के गले से यह 
कड॒वी बात उतारनी चाही । स्वभावत: उसका परिणाम यही हुआ कि इनका 
सम्बन्ध जनता से दूट गया । 

सन्‌ १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास किया तो कम्यु- 
निस्टों ने इसका विरोध किया । उन्होने अपने को श्रान्दोलच से अलग रखकर 
जहाँ तक सम्भव हम्मा इसका विरोध किया । उस समय कम्युनिस्टों का विद्या- 
थियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनो वर्मो ने इनके नारों 
व तराकों की भ्रवहेलना करके शझान्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टो की 
इस नीति ने सब लोगो को यह वात बता दी कि उनकी नीति का आधार 
भारतीय प्ाकाक्षाएं तथा भारत में होने वाली घटनाएं नही है । राष्ट्रवाद का 


३३६ » सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


तारा उनके लिए केवल एक साधन हूँ, ध्येय नही श्र इस प्रकार भारतीय 
जनता उनके नेतृत्व पर कभी भी भारतीय आर्काक्षाश्रों की पूर्ति के लिए विश्वास 
नही कर सकती । | 

कम्युनिस्टों का श्रपना ही एक तक॑ है । यह उसी के द्वारा श्रपनी नीति 
निर्धारित करते है श्ौर उसे श्रकाट्य समझते है । यदि कोई इससे सहमत नहीं 
हो पाता तो यह मान बैठते हे कि उसमे उस तके को समभने की शक्ति नही 
हैं। कभी-कभी उनकी मान्यता रोष का रूप भी धारण कर लेती है । सन 
१६४२ में जब इन्होंने जनता के युद्ध का नारा लगाया तो साथ ही भारतीय 
राष्ट्रवाद के सामने एक नया नारा रखा; जो वास्तव में श्रंग्रेजों की नीति से 
श्रधिक मेल खाता था। इन्होंने हमें बताया कि भारत में राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना होनी चाहिए । राष्ट्रीय सरकार की स्थापना सब त्तक नही हो सकती 
जब तक कांग्रेस कलर मुस्लिम लीग में समझीता न हो । श्रतः कम्युनिस्टों ने 
कहा कि हम दोनों में समझौता कराने की कोशिश करेंगे । यह ठोक उसी प्रकार 
का तर्क हैँ जो ब्रिटिश नौकरशाही हमें १०० वर्षो से बता रही हूँ । इस तक 
का समर्थन करते हुए हमारे इन -कम्युनिस्ट साथियों ने इस बात को स्वीकार 
कर लिया कि श्रभी तक भारतीय समाज पुराने दकियानूसी धार्मिक श्राघार पर 
ही संगठित है, किन्तु वास्तव में उसे मानना माक्सेवाद के नियमों की भ्रव- 
हेलना करना है। कांग्रेस हाई कमांड श्रौर विशेष कर महात्मा गांधी जब हिन्दू- 
मुस्लिम एकता की बात करते थे तो कम्यूनिस्ट उनके दृष्टिकोण को दकिया- 
नूसी कहकर मखोल उड़ाते थे। सन्‌ १६४२ में हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट वही 
सब बाते कह रहे थे जिनकी श्रव तक वह कडी समालांचना करते थे । श्रव 
उनमें श्रौर नरमदल के लोगों के दृष्टिकोण में कोई फर्के न था। वह केवल 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की चर्चा करते थे झौर जब कांग्रेस उसके लिए 
लडाई का बिगुल बजाना चाहती थी तो वह उस लड़ाई से स्वयं बचना चाहते 
थे श्रीर जनता को भी उससे अलग रखना घाहते थे। बात वास्तव में यह थी 
कि चूंकि उस समय इंग्लैण् और रूस मे समझौता था, इसलिए वह रूस की 
वेदेशिक नीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का आ्रान्दो- 
लन करना रूस के युद्ध-प्रयास के लिए घातक समभते थे। भ्रतः उन्होंने जनता 
को प्रभावित करने तथा श्रच्छा तके ढूंढने के लिए जनं-युद्ध का चारा उठाया 
जनता की उमड़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना का नारा भी लगाया | पर इसके लिए इन्होंने जिस साधन 

' को बरता, उसका ध्येय को प्राप्ति से कोई लगाव न था | | 


युद्ध और मुख्य राजनीतिक दल ३३७ 


हिन्दू सहासभा--भारतीय राजनीति में हिन्दू महासभा का कोई विशेष 
स्थान नही है। उसके श्रपने ही कारण हूँ | फिर भी हिन्दू महासभा का संग- 
ठन कायम है । युद्ध-काल में इस पार्टी के नेताश्रों ने मुस्लिम लीग की तरह 
अवसरवादी नीति का ही श्रनुसरण किया। इन्होंने यद्यपि खुले रूप मे युद्ध में 
अग्रेजो का साथ देने की नीति को नही बरता, पर सरकारी नौकरियों मे 
मुसलमानों की बढ़ती हुई सख्या का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सा म्राज्य- 
से अपना नाता बनाए र खने का प्रयत्त किया । एक शोर इसने कांग्रेस को हिन्दू- 
हित-विरोधी सस्था बताकर हिन्दू-जनता से सहानुभूति हासिल करने की नीति 
बरती और इस प्रकार प्राप्त की हुई शक्ति के आधार पर ब्रिटिश सरकार पर 
जोर डालकर सरकारी शासन में हिस्सा पाने की कोशिश की । उनका श्रभि- 
प्राय था कि ब्रिटिश-सरकार के हाथ में राज्य सत्ता हैं भर काग्रेस, जिसमे मुख्यतः 
हिन्दू हैं, ब्रिटिश-सरकोर से लड़ ही रही हैँ श्रत: कांग्रेस की शक्ति का प्रतिकार 
करने के लिए ब्रिठिश-सरकार यह सिद्ध करता चाहेगी कि सारे हिन्दू कांग्रेस 
साथ नही है श्र इसे सिद्ध करने के लिए उसे किसी हिंदू संस्था की अवश्य 
भ्रावश्यकता होगी । ऐसी स्थिति में हम ब्विटिश-सरकांर से हिन्दुओ के नाम पर 
शासन से कुछ हिस्सा पा सकेगे | श्रतः इनका कहना था कि वह श्रंग्रेजों को 
युद्ध-अ्रयास में मदद देने को तैयार हे, बछर्ते कि हुकूमत उन्हे शासन मे साभी- 
दार बनाए। ब्रिटिश हुकूमत के लिए जहां एक श्रोर मुस्लिम-लीग की शवित 
को काग्रेस के विरुद्ध प्रोत्साहित करना जरूरी था, वहाँ दूसरी श्रोर बढ़ती हुईं 
मुस्लिम शक्ति का प्रतिकार करने के लिए यह भी आवद्यक था कि वह हिन्दू 
महासभा की शक्ति को बिलकुल नजुर अन्दाज न करे। युद्ध-काल में मुस्लिम- 
लीग और हिन्दू महासभा दोनो ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का 
प्रतिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मदद दी भऔर ब्रिटिश सरकार ने 

| मा दोनो हीं सस्थाओ्रो का यथासमय श्रच्छा लाभ उठाया। 


परिशिष्ट 


८ अगस्त १६४२ की अखिल भारतीय कांग्र स कमेटी 
द्वारा पास किया प्रस्ताव 


“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुलाई १९४२ 
के प्रस्ताव के विषयों पर, जो कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए थे, श्रौर वाद 
की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनावली, ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार वक्‍्ताओं 
के भापण और भारत तथा विदेशों में की गई श्रालोचनाएं सम्मिलित हू, श्रत्यंत 
सावधानी के साथ विचार किया है | श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव 
को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती हैं श्रौर उसकी राय है कि बाद की 
घटनाओ ने इसे और भी श्रौचित्य प्रदान कर दिया है और इस वात को स्पष्ट 
कर दिखाया हैँ कि भारत में ब्रिटिश शासन का तात्कालिक अंत भारत के लिए 
ओर मित्र राष्ट्रों के श्रादर्श की पूर्ति के लिए श्रत्यन्त आवश्यक हूँ । इस गासन 
का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल वनाता हैँ और 
अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वातत्य के श्रादर्श की पूर्ति में सहयोग देने की 
उसकी शक्ति में कमिक ह्वास उत्पन्न करता हैं । 

“झ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रूसी श्रौर चीनी मोर्चो पर स्थिति 
के बिगडने को निराशा के साथ देखा है श्रौर वह रूसियों और चीनियों की उस 
वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है जो उन्होंने भ्रपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने 
में प्रदशित की है । जो लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे हे भौर आक्रमण 
के शिकार हुए व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हे उन सबको नित्य बढता जाने 
वालां खतरा उस नीति की परीक्षा करने के लिए वाध्य करता हैं जिसका मित्र- 
राष्ट्रों ने श्रभी तक भ्रवलम्बन किया हैं श्लौर जिसके कारण वारम्वार भीषण 
अ्रसफलताएं हुई हैं । ऐसे उद्देश्यों और प्रणालियों पर श्रारढ वने रहने से अस- 
फलता सफलता में परिणत नही की जा सकती, क्योंकि पिछले भ्रनृभ व से प्रकट 
हो चुका हैँ कि अप्तफलता इन नीतियों में निहित है| ये नीतियां स्वतंत्रता पर 


३४० सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


इतनी श्राधारित नहीं की गई है, जितना कि श्रवीन श्रौर श्रौपनिवेशिक देशों 
पर आधिपत्य बनाए रखने श्रौर साम्राज्यवादी परम्पराओं तथा प्रणालियों को 
श्रक्षणण बनाए रखने के प्रयत्नों पर | क्षाम्नाज्य को अधिकार में रखना शासन- 
सत्ता की गवित बढाने के वजाय एक भार और शाप वन गया हैं। श्रावुनिक 
साम्राज्यवाद की सर्वोत्कप्ट क्रीडा-भूमि भारत इस प्रश्न की कसौटी वन गया 
हैं, वयोकि भारत की स्वतत्रता से ही ब्रिटेन और मित्रराप्ट्रों की परीक्षा होगी 
श्ौर एशिया तथा श्रफ्रीका की जातियों में आणा और उत्साह भर जायगा | 

“इस प्रकार इस देश में ब्रिटिण जासन के अंत होने की श्रतीव और 
तत्काल ही आ्रावव्यकता है । इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य ओर स्वतंत्रता तथा 
प्रजातत्र की सफलता निर्भर हैं | स्वतत्र मारत अपने समस्त विद्ञाल साधनों को 
स्वतंत्रता के पश्ष में प्लौर नाजीवाद, फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
लगाकर इस सफलता को सुनिश्चिठ कर देगा । इससे केवल युद्ध की स्थिति 
पर ही प्रवल प्रभाव नही पड़ेगा वरन्‌ समस्त पराधीनझ्ौर पीड़ित मानव-समाज 
भी मिन्न राष्ट्रों के पक्ष में हो जायगा और भारत जिन राष्ट्रों का मित्र होगा 
उनके हाथ में विश्व की नैतिक आर ग्रात्मिक नेतृत्व भी झा जायगा । ववनों में 
जकड। हुआ भारत ब्रिठटिज साम्राज्यवाद का मूर्तिमान स्वरूप बना रहेगा श्रौर 
उस साम्राज्यवाद का कलंक समस्त मिनत्रराष्ट्रो के सौभाग्य को दूषित करता 
रहेगा । 

“इसलिए आज के खतरे को देखते हुए भारत को स्वतंत्र कर देने श्रौर 
ब्रिटिण आधिपत्य को समाप्त कर देने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए 
किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञाप्रो और गारंदियों से वत्तमान परिस्थिति में सुधार 
नहीं हो सकता श्लौर न उसका मुकाबला किया जासकता हैँ । इनसे जन-समुदाय 
के मस्तिष्क पर वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव नही पड़ सकता जिसकी झाज झाव- 
इयकता हैँ। केवल स्वतंत्रता की दीप्ति से ही करोड़ों व्यक्षियों का वह बल श्रौर 
उत्साह प्राप्त किया जा सकता है जो तत्काल ही युद्ध के रूप को बदल देगा । 

“इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे भ्राग्रह के साथ भारत से 
ब्रिटिंग भासन को हटा लेने की मांग को दुहराती हैं। मारत की स्वतत्नता की 
घोषणा हो जाने पर एक प्रस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी और स्वतंत्र 
भारत मिन्नराष्ट्रों का मित्र बन जायगा और स्वातंत्य-संग्राम के सम्मिलित प्रयत्न 
की परीक्षाश्रों भर दुःख-सुख में हाथ बंटायेगा । श्रस्थायी सरकार देश के मुख्य 
दलों ओर वर्गों के सहयोग से ही बनाई जा सकती है। इस प्रकार यह एक मिली- 
जूली सरकार होगी जिसमें भारतीयो के समस्त महत्त्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व 


परिशिष्ट ३४१ 


होगा । उसका प्रथम कत्तेब्य अपनी समस्त सशस्त्र तथा भ्रहिसात्मक शक्तियों 
द्वारा मित्र राष्ट्रों से मिलकर भारत की रक्षा करना, आक्रमण का विरोध करना, 
और खेतों, कारखानों तथा श्रन्य स्थानों के काम करने वाले उन श्रमजीवियों 
का कल्याण और उन्नति करना होगा जो निश्चय ही समस्त शक्ति और शब्रधि- 
कार के वास्तविक पात्र हे । अ्रस्थायी सरकार एक विधान-निर्मात्‌ परिपद्‌ की 
योजना वनायेगी और यह परिषद्‌ भारत सरकार के लिए एक ऐसा विधान 
तैयार करेगी जो जनता के समस्त वर्गों को स्वीकार होगा । कांग्रेस के मत्त से 
यह विधान संघ विषयक होना चाहिए जिसके अन्तर्गत सघ में सम्मिलित होने 
वाले प्रांतों को शाथन के अविकतर अ्रधिकार प्राप्त होगे । अवशिष्ट अ्रधिकार 
भी इन प्रांतो को प्राप्त होंगे । भारत श्र मित्रराष्ट्रो के भावी सम्बन्ध इन 
समस्त स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित कर दिये जाएंगे जो अपने 
पारस्परिक लाभ तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने के सामान्य कार्य में सहयोग 
देने के लिए परस्पर वार्तालाप करेंगे। स्वतंत्रता मारत को अपनी जनता की 
सम्मिलित इच्छा ओर गक्िति के बल पर आक्रमण का कारगर ढंग से विरोध 
करने में समर्थ बना देगी । 

“भारत की स्वतंत्रता विदेशी आधिपत्य से श्रन्य॒ एशियाई राष्ट्रो की 
मृक्ति का प्रतीक और प्रारभ होगी । वर्धा, मलाया, हिन्द-चीन, डच ढीप समूह, 
ईरान, श्रौर ईराक को भी पूर्ण स्वतत्रता मिलनी चाहिए | यह स्पप्ट रूप से 
समझ लेना चाहिए कि इस समय जापानी नियत्रण में-जो देण हैँ उन्हे वाद 
को किप्ती श्रीपनिवेशिक सत्ता के अधीन नही रखा जायगा । 

' “इम सकट काल में यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रधानत. 
भारत की स्वाधीनता श्रौर रक्षा से सम्बन्ध रखना चाहिए तथापि कमेटी का 
मत है कि ससार की भावी शान्ति, सुरक्षा, और व्यवस्थित उन्नति के लिए 
स्वतत्र राष्ट्र का एक विज्वसंघ बनाने की आवश्यकता हूँ । अन्य किसी बात को 
आधार वनाकर श्रावुनिक ससार की समस्याएं नही सुलभाई जा सकती। 
इस प्रकार के विश्व-संघ से उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रो की स्वतन्त्रता 
एक राष्ट्र द्वारा दूमरे राष्ट्र पर आक्रमण और शोषण को रोकना, राष्ट्रीय 
झ्ल्पसंख्यको का सरक्षण, पिछडे हुए समस्त क्षेत्रो और लोगो की उन्नति और 
सबके सामान्य हित के लिए विदव-प्ताधनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित 
हो जायगो । इस प्रकार का विश्व-संघ स्थापित हो जाने पर समस्त देशो में 
'निःशस्त्रीकरण हो सकेगा, राष्ट्रीय सेनाओ, नौसेनाप्रों और वायु-सेनाश्रों की 
कोई आ्ावश्यकता नही रहेगी और विश्व-सघ-रक्षक सेना विरुव में शांति रखेगी 


३४२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


श्रौर आक्रमण को रोकेगी । 

“स्वतन्त्र भारत ऐसे विद्व-संघ में प्रसन्‍नता पूर्वक सम्मिलित होगा श्रौर 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलभाने में श्रन्य देशों के साथ समान श्रधिकार पर सह- 
योग देगा । 

“ऐसे संघ का द्वार उसके श्राधारभूत सिद्धांतों का पालन करने वाले समस्त 
राष्ट्रों के लिए खुला रहना चाहिए । युद्ध के कारण यह सघ आरम्भ में केवल' 
मित्र राष्ट्रों ठक ही सीमित रहेगा | यदि यह कार्य श्रभी प्रारम्भ कर दिया 
जाय तो युद्ध पर, धुरी राष्ट्रों की जनता पर श्रोर आगामी शांति पर इसका 
बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा । 

“परतु कमेटी खेदपुर्वक अनुभव करती हैं कि युद्ध की दुःखद श्रौर 
व्याकुल कर देने वाली शिक्षाए प्राप्त कर लेने के पदचात्‌ श्रौर विश्व पर संकट 
के बादलों के घिरे होने पर भी कुछ ही देशों की सरकारे विष्व-संघ बनाने की 
श्रोर कदम उठाने को तैयार हे । ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया श्रौर विदेशी पत्रों 
की भ्रमपूर्ण श्रालोचनाञ्रो से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतत्रता की स्पष्ट 
माग का भी विरोध किया जा रहा हैं, यद्यपि यह वर्तमान खतरे का सामना 
करने और अपनी रक्षा तथा इस आवश्यक घड़ी में चीन भ्रौर रूप की सहायता 
कर सकने के लिए की गई हूँ । चीन श्रौर रूस स्वतंत्रता की बड़ी मूल्यवान्‌ 
निधि हे श्रोर उसकी रक्षा होनी चाहिए, इसलिए कमेटी इस वात के लिए 
बड़ी उत्सुक है कि उसमे किसी प्रकार की वाधा न पड़े श्रौर मित्रराष्ट्रों की 
रक्षा करने की शक्ति मे कोई विघ्न न होने-पावे । परन्तु भारत और इन 
राष्ट्रों के लिए खतरा नित्य बढ़ता ही जा रहा हैं। और इस समय विदेशी 
शासन-प्रणाली के श्रागे सिर भूकाने से भारत का पतन होता जा रहा हैँ श्रौर 
स्वयं आत्म-रक्षा करने तथा आक्रमण का विरोध करने की उसकी शक्ति घटती 

जा रही है । इस दशा में न तो नित्य बढते जाने वाले खतरे का कोई प्रतिकार 
ही किया जा सकता हूँ और न मिनत्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा 
सकती हूँ । कार्य समिति ने ब्रिटेन और मिनरराष्ट्रो से जो सच्ची श्रपील की 
थी उसका अ्रभी तक कोई उत्तर नही मिला है । बहुत से विदेशी क्षेत्रो में की 
गई आलोचनाओ से प्रकट होगया है कि मारत श्रौर विश्व की आावश्यकताश्रों 
के विषय में अ्शञानता फैली हुई हैं । कभी-कभी तो श्राधिपत्य बनाये रखने की 
भावना और जातिगत ऊच-तीच का प्रतीक वह विरोध भी दिखाया गया है 
जिसे श्रपती शक्ति और अपने उद्देश्य के औौचित्य का ज्ञान रखने वाली कोई 
भी अ्रभ्ििमानी जाति सहन नही कर सकती । 


परिशिष्ट ३४३ 


“इस अन्तिम क्षण में विश्व-स्वातत्य का ध्यान रखते हुए अखिल भार- 
तोय काग्रेस कमेटी फिर ब्रिटेन और मिन्रराष्ट्रों से श्रपील करनां चाहती है। 
परन्तु वह यह भी श्रतुभव करती हैँ कि उसे श्रब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्य- 
वांदी श्लोर शासन-प्रिय सरकार के विरुद्ध श्रपती इच्छा प्रदर्शित करने से रोकने 
का काई अभ्रधिकार नही हैं जो उस पर आधिपत्य जमाती हे और जो उसे 
अपने तथा मानव-समाज के हिंत का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती 
हूँ । इसलिए कमेटी भारत के स्वतन्त्रता भ्रौर स्वाधीनता के अविच्छेंद श्रधिकार 
का समर्थंत करने के उद्देश्य से श्रहिसात्मक प्रणाली से और अधिक-से-प्रधिक 
विस्तृत परिणाम पर एक विशाल संग्राम चालू करने की स्वीकृति देने का 
निश्चय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षो के शांतिपूर्ण सग्राम में संचित का 
गई समस्त श्रहिसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके | यह संग्राम निश्चय ही 
गांधीजी के नेतृत्व में होगा श्रौर कमेटी उनसे नेतृत्व करने श्रौर प्रस्तावित 
कार्यवाहियों में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने का निवेदव करती है । 


“कमेटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाइयों का, जो उन पर 
आयगे, साहस और दृढतापुर्वक सामना करने तथा गांधीजी के नेतृत्व में एक 
बने रहकर भारतीय स्वतस्त्रता के अ्रनृशञासित सैनिकों के समान उनके निर्देशों 
का पालन करने की अपील करती हैँ । उन्हे यह अवश्य याद रखना चाहिए 
कि अहिसा इस आन्दोलन का श्रांघार है । ऐसा समय आ सकता हैँ जब निर्देश 
देना श्रथवा निर्देशों का हमारी जनता तक पहुचना सम्भव न होगा और जब 
कांग्रेस समितिया काम नही कर सकेंगी । ऐसा होने पर इस आन्दोलन 
में भाग लेने वाले प्रत्येक नर-नारी को सामीन्‍्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए 
अपने भ्राप काम करना चाहिए | स्वतत्रता की कामना और उसके लिए प्रयत्न 
करने वाले प्रत्येक भारतीय को स्वय भ्रपना पथ-प्रदर्शक बनकर उस कठिन 
भार्ग पर शअ्रग्सर होते जाना चाहिए जहां विश्वाम का कोई स्थान नही हैं और 
जो श्रत में भारत की स्वतंत्रता और मुक्ति पर जाकर समाप्त होता है । 

“ग्रंत में यह बताना हूँ कि यद्यपि श्रखनिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 
स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय में श्रपना विचार प्रकट कर दिया 
है, तथापि कमेटी समस्त सम्बद्ध लोगो के लिए यह बिलकुल स्पष्ट कर देना 

' चाहती हैँ कि विद्याल संग्राम आरम्भ करके वह कांग्रेस के लिए कोई सत्ता 
प्राप्त करने की इच्छुक नही हैं । सत्ता जब मिलेगी तो उस पर समस्त भार- 
तीयों का श्रधिकार होगा ।* 


निर्देशिका 


इससे आगे उन प्रान्तों के नक्शे दिये जा रहे है, जिनमें श्रगस्त-विद्रोह 
जोरदार रूप में रहा। हमारा इरादा तो यह था कि नक्शे पुस्तक के अंदर हर 
प्रांत का विवरण शुरू होने से पहले दिये जाते । पर कोशिश करने पर भी यह 
समय पर तैयार नहीं हा पाये। इस कारण इनको यहां देनां पड़ रहा है । 


५ 
इनका क्रम वही रखा यया हैं जो पुस्तक में प्रांतों का हैँ । नक्यशों में ््रि 


निञ्ञान वाले वह स्थान हे जहां आंदोलन तीब्रता से हुआ है । और ट्ट् 

४ 
निशान वाले वह स्थान हे जहां आंदोलन साधारण अवस्था में रहा । पंजाब 
प्रात में श्रादोलन विलकुल नही हुआ इस कारण वहां अंग्रेजी कंडा लगा दिया 
गया है । 








॥॥0 (280 


532 


रे ी ! 


।६१%| ५ 


उ डी स्व 00556 





द् 
00060 


ट ५ है /0॥ 


॥॥: 






)) 


श्र 
ट 
बना 
>' 


टी 
८८ ८ 
५5; 
522 
पट 
2 2. 42 
222 222 222 | 
7 4 अल 2८ है 2 
(प्‌ 00222 
. 4, 


2 . 
८ . 















से ३ के रु रु 
१७३ 2६ २५॥०७ ५५ 
ह हु 5 


5६830/8 


(ः 


85४५ 
वंगांल 





की 






(९५७ 
- है... 
&  ॒ौयञ] ::्. 
6४ हि: ट चल 
80४ है “7 ------कोफक धाहा 
प्छ्ू श्र हि 
408 #>ण्जकररैं---77_] न (9 
फ्े | व 
40५४८: न 00 ै ८ पक 
$. एए- “का तर 79, है 
दर ५७ ५ ्छ 
स (७) ष्फ है 
>> 0५7, हे 
है रु डे 5 कट: मदर 5 
अम्मा. ६. के ग /! व्स्् ः ८ 
छपी ४ श्त्ड््ड्ू 00: 3 400 
८2 ९) प्चय्य्स््ल्त 5:--- नायल्ली क्र 
प्र 6) 9 60078 
कि हु । ए रच जे 
न हल 4४/072 २ 
/ 3 ५६3 
४८2१ थ 
५४९३, च्न्मग 2 
हि 
॥५0|/0४ 


(00६४ 
० न्द्म्हा सागर 












की 
22५४०९५ 2 चकुरका 
८४२५०५८५९०९०८०९५०५८ ५४८५८ 
22०४ 925252%% 222020:%02% 
<4%2222 22% 
54 ५०७०२००५2५५९५ 
ु ५९५९५०८८०४ 






कैम] 


42 5 8 ॥) .. 
'ए/१५।॥७॥५४ ! 


॥887?#8(#ै 


ण्‌ 





7 226 22८ 


74 ४ ४0 


नि 










रानएताना 
२०७॥2 ]/5/५96 


